इंग्लेंड का इतिहास 
शिवचन्द्र कपूर 


935 


बिहार पब्लिशिग हाउस 
पटना 


७» लें &. ह | 
ईँगलेंड का इतिहास 
(पटना-विश्वविद्यालय के नये 'सिलेबस” के अनुसार) 
लेखक 
शिवचन्द्र कपूर 
एम० ए०, बी० ईंडी० (एडिनबरा) 

[प्रोफ़ेसर वेणीप्रसाद, एम० ८०, पी-एच० डी०, डी० एस-सी ० 
(लन्दन) लिखित प्रस्तावना-सहित | 


संशोधित संस्करण 


प्रकाशक | 
बिहार पब्लिशिंग हाउस, पटना 


मुल्य २) 


छिातांटवे कए 
ू 00898, ॥# ९ ातधशा 7९5७, 70., 
है ,7, & लत & 8 & 9 


भूमिका 


मेरा विचार है कि इतिहास का पुस्तकों में, विशेषतया उनमें जो 
स्कूल के विद्याथियों के लिए लिखी जायें, बहुत-सी बटनाओ्रों की भरमार 
करने की चेष्टा करना केवल निष्फल ही नहीं, किन्तु विद्याथियों के लिए 
स्पष्ट रूप से हानिकारक है। १४, १५ वष के बालकों के लिए, जो 
एक ऐसे देश का इतिहास पढ़ते हैं जहाँ की सभ्यता हमारे देश से 
बिलकुल ही दूसरे ढंग की हैं, केवल इतना काफ़ी है कि उनको उन 
प्रसिद्ध तथा महत्त्वपूर्ण घटनाओं का शान हो जाय जिनका उस देश 
के इतिहास पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ा है। वतंमान शिक्षा प्रणाली 
में इतिहास के विषय का रूप धीरे-धीरे बदलता जा रहा है और यह 
विचार फैलने लगा है कि केवल बहुत-सी घटनाशओ्रों के तिथिक्रम को 
कंठ कर लेना इतिहास के अध्ययन का कोई अंश नहीं है | इतिहास के 
ग्रध्ययन का वास्तविक लाभ तभी हो सकता है जब घटनाओं के 
परस्पर सम्बन्ध तथा उनके मनुष्यमात्र के जीवन पर प्रभाव की ओर 
विशेष ध्यान दिया जाय | जिन घटनाओं के देशवासियों के जीवन पर 
प्रमाव के पाठक अच्छी तरह न समर्कभे उनका जानना या न जानना 
दोनों बराबर हैं । 

इसी विचार को सामने रखकर पुर्तक के संशांधन में नई घटनाओं 
की संख्या बढ़ाने की बिलकुल चेष्टा नहीं की गई है। विशेष ध्यान इसी 
शोर रखा गया है कि घटनाओं का ऐतिहासिक महत्त्व पाठक अच्छी 
तरह समझ सके | इसलिए घटनाओं का उल्लेख विषय-क्रम के अ्रनुसार 
किया गया हे और उन सब घटनाओं को, जिनका परस्पर सम्बन्ध है, 
एक «ही स्थान पर लाने की चेष्टा की गई है | परन्तु +फर भी तिथक्रम 
का उललघन भा केवल श्रावश्यकतानुतार ही किया गया है श्रोर ।वद्यौ- 


[२ ] 


थियों के विशेष सुभीते के लिए प्रत्येक परिच्छेद के अंत में मुख्य-मुख्य 
तिथियों की सूची दे दी गई है । 
यह पुस्तक हाई स्कूलों के लिए लिखी गई छे ओर इर्सालए इसमें 
इंगलेण्ड के इतिहास का ऊेवल इतना शान देने की चेष्टा की गई है 
जितना कालिज में पहुंचने से पहले विद्यार्थियों के लिए. आवश्यक है। 
हाई स्कूल की परीक्षा के लिए शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हैं! जाने पर 
भी प्रश्नपत्र श्रभी अ्रंगरंज़ी ही में आते हैं; इसलिए प्रत्येक खड़ के 
अन्त में जो प्रश्नावलियाँ दी गई हैं, उनको अंगरेज़ी ही में देना उचित 
समझा गया, जिससे परीक्षा के लिए तेयारा करनेवाले विद्यार्थी प्रश्न- 
पन्नों का ठग समझ सके | 
ट्रेनिंग कालिज, । 
आगरा 
१५४ अभ्रल, १९३५ | 


शिंवचन्द्र कपूर 


72[)7 66960 0५ 49]69॥/(प्राध्वा ७॥॥0॥9५8 


विषय-सूचो 
ब्रिटिश टापुओं की प्राकृतिक विशेषतायें. . .१-१० 
पहला भाग 
प्राचोन तथा म/ध्यमिक इँगलेंड का इतिहास 
पहला खण्ड 


प्राचीन इंगलैंड तथा नामन ।बजय के पूब की दशा. ..११-४७ 
पहला परिच्छेद 
थ्राचान त्रिटेन तथा रोमन जात का राज्य...१३-१६ 
प्राचीन निवासी १३; ।ब्रटन जाति की सभ्यता तथा धम १३; 
जूलियस सीज़र के आक्रमण १४; रोमन राज्य की स्थापना १४; रामन 
राज्य का प्रभाव १५; रोमन राज्य का अन्त १६ | 
दूसरा परिच्छेद 
अगरेज जाति का आगमन ... १७-२० 
रामनें के पश्चात्‌ ब्रिटेन की दशा १७; एक नई जाति का द्वीप में 
प्रवेश १७; अँगरेज़ों का द्वीप में फैलना १७; अंगरेज़ो के आगमन का 
प्रभाव १८; प्राचीन अँगरेज़ी रियासतें २० | 
तीसरा परिच्छेद 
हेसाई-धम का प्रचार...२१-२६ 
अगड्ेज़ों का प्राचीन धम २१; आगस्टाइन-द्वारा ईसाई-मत का 
प्रचार २१; ईसाई-मत का फेलना २३; दह्वाइटबी की धमसभा २४; 
थियोडोर द्वारा अ्रगरेज़ी चच का संगठन २४; चर्च का उत्तम प्रभाव २५ ' 


( २ ) 
चोथा परिच्छेद 
आगरेजों क प्राचीन राजे, . २७-४१ 
(१ ) एल्फ़ ड तथा डेन जाति के आक्रमण 

“सप्तराज्य? २१; एकच्छुत्र राज्य की स्थापना २७; महान्‌ एल्फ्रंड 
श८; डेन जाति के आक्रमण र८; वेडमोर की सन्धि र८; एल्फ्र ड के 
सुधार ३० । 

(२ ) एल्फ्रंड के उत्तराधिकारी तथा डेनों की विजय 

एडबड “अंगरेज़ों का प्रथम राजा”? ३१, शान्तिप्रिय एडगर ३२; 
डंसटन, धामिक राजनोीतिश ३२; अ्रयेोग्य शासक एथेलरेड ३२. डेनों की 
विजय तथा राजा केन्यूट ३३; सेक्सन राज्य की पुनः स्थापना ३४। 


(३ ) नामन-विजय 
“साधु एडवर्ड” ३४; दर्बार में नामनो का ज़ोर ३५४; अ्रेगरेज़ी पार्टी 
का नेता गाडविन ३६; विलियम आराफ़ नारमंडी ३६; हेरोल्ड का राजा 
बनना तथा उसकी कठिनाइयाँ ३७; विलियम का श्राक्रमण तथा 
नामन- विजय ३७; नामन-विजय के कारण ३८। 
पाँचवाँ पांरच्छेद 
आँरल-सेक्सन इंगलड की सभ्यता. ४२-प्७ 
( १ ) राजनीतिज्ञ संस्थाय 
राजा अर्थात्‌ जाति का नेता ४२; विटान अथांत्‌ प्राचीन पालि०८ 
४२; स्थानीय स्वराज्य तथा न्यायक्रम ४३; सेना ४४ | 
( २ ) सामाजिक दशा 


देश की दशा ४४; सामाजिक श्रेणियाँ ४५; चच का प्रभाव ४६; 
प्राचीन साहित्य ४६ । 


( ३) 
दूसरा खण्ड 
माध्यमिक इंगलेंड तथा नामेन ओर प्लेंटेजनेट काल...४९-१२६ 
पहला परिच्छेद 


नामेन राज्य तथा फ़्युडेलिज़्म की स्थापना, . .५१-६८ 
(१) “विजयी” विलियम तथा फ़्यूडेलिज़्म 
नार्मन विजय की पूति ४१; इंगलैंड में फ़्यूडिलिज़्म का प्रारम्भ ५१; 
विलियम के फ़्यूडेलिज्म-सम्बन्धी सुधार ५४; डोाम्सडे बुक ५६; विलि- 
यम की धामिक नीति ४६; “विजयी” विलियम की मृत्यु ५७ ।" 
(२) “विजयी” विलियम के उत्तराधिकारी 
विलियम रफ़्स ४७; एन्सलेम तथा चच और राज्य के झगड़े का 
प्रारम्भ प्र; देनरी प्रथम ४८; हेनरी प्रथम का न्यायपूण राज्य ५९; 
हेनरी प्रथम तथा एन्सलेम का समभकोता ६०; राजा स्टेफ़ेन ६१; स्टेफ़ेन 
और मेटिल्डा का गहयुद्ध ६२; नामन काल का अन्त ६२ | 
(३) नामन राज्य का प्रभाव 
अगरेज़ों की स्थिति पर प्रभाव ६३ ; आंग्ल-सेक्सन संस्थाओं में 
परिवर्तन--(क) स्वेच्छाचारी राजा ६३; (ख) विटान के स्थान पर ग्रेट 
काउसिल ६३; (ग) राजकीय न्यायालयों का प्रारम्भ ६४; (घ) चच 
का राज्य से प्रथक होना ६४; नामन सभ्यता ६६ | 


दुसरा परिच्छेद्‌ 


नरी द्वितीय तथा टामस बेकेट... ६९-७५ 


हेनरी द्वितीय ६९; बड़े भूमिपतियों के वश में करना तथा सेना 
का प्रबन्ध ७०; ज्यूरी की प्रथा का प्रारम्भ ७१; बेकेट तथा चच॑ औ्र' 
राज्य का कूगड़ा ७२; राज्य पर चच की विजय ७५४ ॥ 


( ४9) 


| #का ५ 


तोसरा परिच्छेद 
“चीर” रिचड प्रथम तथा “थामिक युद्ध” ...७६-७९ 
“वीर” रचड प्रथम ७६; “घामिक, युद्ध” में भाग ७६; रचड 
की मुसाबते ७७; चामिक युद्धों का प्रमाव ७८ | 


चौथा परिच्छेद्‌ 
राजा जॉन तथा “महास्वतन्त्रता-पन्र. . .८०-८५ 
राजा जान ८०; नारमंडी तथा अ्रजू का द्वाथ से निकलना ८०; 


पोप से झगड़ा ८१; “महास्वतन्त्रता-पत्र? ८छर; राजा जान कौ 
मृत्यु ८४ । 


पाँचवाँ परिच्छेद्‌ 
हेनरी तृतीय तथा साइमन डा माटफ़ोड. . .८६-८९ 
(हाउस आफ़ कामन्स का प्रारम्भ) 


हेनरी तृतीय ८६; हेनरी तृतीय का बुरा शासन ८६; -साइमन डी 
मांटफ़ो्ड तथा “पागल पालिमेंट” ८७; राजा तथा भमिपतियों का 
युद्ध ८७; पालिमेंट में जनता के प्रतिनिधियों का प्रवेश ८८; साइमन 
का पतन ८९ । 


छुठा परिच्छेद 
एडवर्ड प्रथम तथा * आदशे पालिमेंट”, . .९०-९३ 
एडवड प्रथम ९०; “आदश पालिमेंट” ९०; “महास्वतन्त्रता-पत्र? 
फा पुनः प्रकाशित होना ९१; एडवड प्रथम के दो महत््वपूण राज- 
नियम ९२। 


( ४ ) 
सातवाँ परिच्छेद 


स्काटलेंड की विजय की निष्फल चेष्टा......९४-१०१ 
(एडबड प्रथम और ए.डवड द्वितीय) 
वेलज़ की विजय ९४; एडवर्ड प्रथम तथा स्काटलैंड के राजसिंहासन 
का प्रश्न ६५; स्काटलैंड की विजय ९६; स्काटलेंड की स्वतन्त्रता का 
युद्ध--वालेस--९७; राबट ब्रुस ९७; एडवर्ड द्वितीय तथा बेनकबन 
का युद्ध ९८; एडवर्ड द्वितीय का राज्यच्युत होना तथा वध १०० ! 
आठवाँ परिच्छेद्‌ 
प्लेंटेजनेट वंश के पिछले दो राजा,..१०२-११३ 
(एडवड तृतीय और रिचड द्वितीय) 
(१ ) फ्रांस से शतवाषिक युद्ध (प्रथम भाग) 
एडवड तृतीय १०२; फ्रांस से शतवाषिक युद्ध १०२; क्रेसी का 
युद्ध १०४: पायटियर्स का युद्ध १०६; ब्रेटिग्नी की सन्धि १०६; अ्रंग- 
रेज़ा की शक्ति का पतन १०८ | 
,( २ ) “महामारी? तथा किसानों का ववद्रोह 
“महामारी” १०८; पूंजीपतियो तथा मज़दूरों का बखेड़ा १०८; 
“किसानों का विद्रोह” १०९, “किसानों के विद्रोह” का प्रभाव ११०। 
( है ) लड्ढास्टरवंश द्वारा राज्यक्रान्त 
रिचड द्रतीय ११२; रिचड द्वितीय का राज्यच्युत होना ११२। 
नवाँ परिच्छेद्‌ 
माध्यमिक इंगलेड की सभ्यता. ..११४-१२६ 
( १ ) चच की दशा तथा जॉन विकलिफ़ 
माध्यमिक चर्च ११४; “सफ़ेद”? तथा “काले” मिन्नक ११४; 


( ६ ) 


चौदहनीं शताब्दी में चर्च के दोष ११५: विकलिफ़ तथा चच 
दोषो के बदुद्ध पहली ग्रावाज़ ११६; विकालफ़ के प्रचार की 
विफलता ११७। 
(३ ) पालिमेंट का उत्थान 

पालिमेंट का उत्थान ११८; पन्द्रहवीं शताब्दी में पालिमेंट के 

अधिकार ११९ | 
( २) सामाजक दशा 

माध्यमिक व्यातार १२०. ऊन के व्यवसाय में उन्‍नति १२१; नगरों 
के स्वतन्त्रता पत्र १२१; वास्तु-विद्या तथा रहन-सहन १२२ ; विश्व- 
विद्यालयों की स्थापना १२४: अँगरज़ी भाषा का प्रचार १ २४, माध्य- 
मिक झेंगरज़ा साहित्य १२५ | 


तीसरा खण्ट 
माध्यमिक काल का अन्त तथा लंकास्टर' 
आर याक राजवंश ...१२७-१४८ 
पहला परिच्छुंद्‌ 
लंकाम्टर राज़वश तथा फ्रांस सं शतवापिक युद्ध. ..१२९-१३६ 
(द्वितीय भाग) 
हनरा चतुथ १२९; हेनरी पचम १३०; "“शतवाषिक युद्ध” का 
पुनरारम्म १३०; एंगनकाट का युद्ध १३१; बगंडी से मेल तथा ट्रायस 
'की सन्धि १३१; हेनरा पष्ठ १३२: जोन आ्राफ आक १३३; अँगरेज़ी 
राक्ति का पनः पतन १३५ । 


( ७ ) 
दुसरा परिच्छेद 
याक राजवंश तथा गुल्ाबों के युद्ध. . .१३७-१४८ 


हेनरी षष्ठ तथा वशीय युद्धों का काल १३७; गुलाबों के युद्ध, 
रिचड ड्यूक आफ याक १३७; यार्कबंश की विजय, एडवर्ड चतुर्थ १३८; 
रिचड नेवील, श्रल श्राफ वाविक (किंग मकर) १३६; एडवर्ड पचम 
तथा संरक्षक रिच॒ड १४०; रिचर्ड तृतीय तथा बॉध्वथ का युद्ध १४२; 
गुलाबो के युद्ध का अ्रन्त तथा ट्यूडर राज्य का आरम्म १४३॥ 


द्सरा भाग 
आधुनिक! गलेंड का इतिहास 
पहला ख़ण्ड 
स्यूडर-शासन तथा “घमसुधार” का काल. . .१-७३ 
पहला परिच्छेद्‌ 
हेनरी सप्तम, . .३-१० 
हेनरी सप्तम ३; प्रारम्भिक उपद्रव ४; भू।मपतियों का दमन तथा 
फ़्यूडिलज़्म का अन्त ६; राजकेाष की उन्नत ७; हेनरी की नीति 
झौर व्यापारिक उन्नांत ८; पर-राष्ट्रनीति और अन्तर्देशाय राज- 
विवाद ९। 
दूसरा परिच्छेद 
इँंगलेड में नवीन युग. . .११-१४ 
(“आधुनिक इंगलेंड” का आरम्म) , 
माध्यमक काल का अन्त ११; नवीन युग की वशेपताये ११: 
नये देशों की खेज ओर व्यापारिक उन्नति १२; युद्ध-कला में परिवर्तन 
१२; राष्ट्रीया का बकास १२; छापे की कल १४; विद्या का पुनजंन्म 
१४; श्राक्सफोड के वद्वान्‌ १५ ! 
तोसरा परिच्छेद्‌ 
हनरी अष्टटम तथा वूल्ज़े...१६-२१ 
हेनरी अ्रष्टम १६; वल्ज़े १७; पर-राष्ट्रनीत तथा यारपीय शक्ति 
सन्तुलन १७; वुल्ज़ की पर-राष्ट्रनीत का परिणाम १९; कैथराइन का 
पारित्याग १६; वल्ज़े का पतन २० । 


( है ) 


चघोथा परिच्छेद 
यारप में “घमं-सुधार”. . .२२-२५ 
चच के दोष २२; विद्योन्नात का प्रभाव २३; माटिन लूथर २३; 
“घम-सुधार”? की लहर २३१ कैल्बन ओर नॉक्‍्स २५ | 
पाँचवाँ परिच्छेद्‌ 
हेनरी अष्टम और “घमे-सुधार”.. २६-३० 
रोम के पोप से ऋगड़ा २६; पोप से सम्बन्ध-त्याग २६; मठों का 
ध्यंस २७; धामिक विद्रोह र८; टॉमस क्रॉमवेल २८; हेनरी अ्रष्टम के 
समय मे अ्ंगरेज़ी चच की स्थिति २९ | 
छुठा परिच्छेद्‌ 
ए ७६ 35० 7 5 
एडवर्ड षष्ठ ओर धामिक सिद्धान्तों में संशोधन. . .३१-३५ 
एडबड पष्रष्ठ तथा सरक्षक समर्सेट ३१: धामिक सिद्धान्तों में ,संशोधन 
३१; सन्‌ १५४९ के विद्रोह तथा समर्सेट का पतन ३२; नॉथम्बरलेंड 
तथा 'घम-सुधार” की उन्नांत ३३; लेडी जेन ग्रे ३५ । ; 
खसातवाँ परिच्छेद 


रानी 'मेरी और कैथोलिक 4त का पुनः प्रचार. . ३६-३९ 

रानी मेरी ३६; स्पेन से विवाह तथा बांट का विद्रोह ३७; केये- 
लिक मत का पुनः प्रचार ३७; प्रोटेघ्टंटों का जीवित जलाया जाना ३८; 
कैले का पतन और मेरी की मृत्यु ३९ । 

आठवाँ परिच्छेद 
रानी एलिज़ेबेथ तथा अँगरेज़ी चचे. . .9०-४४ 

रानी एलिज़ेबेथ ४०; अ्रंगरेज़ी चच का प्रबन्ध ४१: एलिज़ेबेथ 
की धामिक नीति ४१; प्ये।रटन दल ४२; केथ्रेालिक मत के पुनरुद्धार 
की लहर ४३॥। 


( १० ) 
न्वाँ परिच्छेद 
एलिजेब्रेथ तथा म्कॉटलंड की रानी मेरी. . ४५-५१ 


हेनरी अ्रष्टम ओर स्कॉट नेंड ४५; मेरी रटुअट का श्रार्रम्मक जीवन 
४५; स्कॉटलेंड के धमं-सुधार में एलिज़ेवेथ की सहायता ४६; शनी 
मेरी स्टुअ्रृट तथा लाड डानले ४७; मेरी का राज्यच्युत होना ४७; मेरी 
का भागकर इंगलेंड पहुँचना ४८; एलिज़ेबेथ के विरुद्ध पड्यन्त्र और 
मेरी के प्राणद्ड ४९ | 

द्सवाँ परिच्छेद 
एलिज़बेथ तथा अंगरेज़ी नौ-शक्ति की नींव...५२-५२ 

एलिज़ेबेथ के समय में समुद्र-यात्रा ५२; स्पेन श्रौर इंगलेंड में युद्ध 
का प्रारम्भ ५४; आमेंडा ५६; आमेंडा की पराजय ४७; आर्मेडा को 
पराजय का परिणाम प्र८्; आयरलेंड का ट्यूडर गजाओं के अधीन 
होना ४८; एलज़ेबेथ के राज्यकाल का गौरव ६० । 


ग्यारहवाँ परिच्छेद 
वट्यूडर-काल में इंगलेड की दशा... ६३-७६ 


(१) “घमंसुधार” की लहर 
“घमसुधार” के कारण ६३; इंगलेड में “घमसुधार” के मिन्न- 
भिन्न रूप ६३; वर्तमान अरगरेज़ी चच ६५। 
(२) ट्यूडर निरकुश शासन 
दयुड्टर राजाओं का पालिमेट के वश में करना ६५; टयूडर निरं- 


कुश शासन ६६; ट्यूडर राजाओं के स्वेच्छाचारी द्वोने में सुविधा ६७; 
ज्गठर निरंकश शासन का प्रभाव ६८। 


( ११ ) 
( ३ ) व्यापारिक तथा साहित्यिक उन्नति 
समुद्र-यात्राये और व्यापार ६९; भोग-विलास की वृद्धि ७०; दरिद्र- 
संरक्षण--न4म ७०; एलिज़ेबेथ के काल का साहित्य ७१। 


4ह.-रममानकमक पड <म०मामक- ०. 


दूसरा खण्ड 
सटुअट शासन तथ। राजनीतिक आन्दोलन 
का काले . .७७-१८७ 
पहिला परिच्छेद 
जेम्स प्रथम तथः देवी अधिकार. . ७९-९१ 
( ६ ) स्टुश्नट-वंश के राज्य का प्रारम्भ 
जेम्म प्रथम ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड का राजा ७९ | 
( २ ) तीसवर्पाय युद्ध 
तीसवर्षों> युद्ध का प्रारम्भ ८१; जेम्स प्रथम की पर-राष्ट्रनीति 
प्र; स्पेन से विवाह ८२; चाल्स प्रथम का युद्ध में सम्मिलित होना 
८३. युद्ध का थैन्त ८३१; इंगलेंड की नीति की विफलता के कारण ८३ । 
( ३ ) धामिक सम्प्रदाय 
धांमक दल ८४; “पादरों नहीं तो रांजा भी नहीं? ८४; जेम्स 
और प्योररटन दल ८५४; जेम्स ओर केथोलिक दल (बारूद का षडयन्त्र) 
ट्प्‌; वाल्टर रेले के प्राणदुएड ८६ । 
( ४ ) राजा और पालिमेंट 


“देवी अधिकार” ८७; राजा और पालिमेंट में झगड़े के कारण 
८७; “अमुखचित राज-कर” ८८; राज-मन्त्री ८९; बेकन पर श्र/भमयाग 
९०: लोक-सभा फे श्रधिकार ९० | 


( १२ ) 


दूसरा परिच्छेद 
चाल्स प्रथम. . .९२-११० 
( १ ) पहली तीन पालिमेंटों से कगड़ा 
चाल्स प्रथम ९२; 'बलात्‌ ऋण” &३; फ्रांस से युद्ध ९४; “अधि- 
कार-याचना” ९५; बर्किंग्धम की हस्या ९६; ईलियट की मृत्यु ९६ । 
( २ ) ग्यारह वर्षों का निरकुश शासन 


टॉमस वेन्टवथ स्ट्रेफोड का श्रल) ९७; लांड तथा प्योरिटन दल 

पर अ्रत्याचार ९७; “जहाज़ी कर” ९८; स्कॉटलैंड म॑ घामक युद्ध ९९। 
( ३ ) “प्रलम्ब पालिमेंट”! का अधिवेशन 

अल्पकालिक और प्रलम्ब पालमेंट १००; स्ट्रेफांड तथा लॉड का 
प्राशदड १०१. राज-नियमों के संशोधन १०१; धामिक सुधारो का 
प्रश्न १०२; “महान विरोधपन्र?ः १०२; राजा ओर पालिमेट के युद्ध 
का प्रारम्भ १०३। 

४ ) राजा और पालिमेंट का संघष 

गृह-युद्ध के दोनों दल १०३; युद्ध की मुख्य-मुख्य घटनायें १०४ 
क्रॉमवेल तथा नई आदर्श सेना” का संघटन १०४; शजा का क़ेद 
होना १०६; पालिमेंट ओर सेना में झगड़ा १०७; द्वतीय णह-युद्ध 
१०७; चाल्स को प्राणद्‌ड १०८ | 


तीसरा परिच्छेद 
इंगलेंड में प्रजातन्‍्त्र तथा संरक्षित राज्य, , .१११-१२० 
( १ ) प्रजातन्त्र राज्य 


प्रजातन्‍्त्र राज्य १११; आयरलेंड और स्कॉयलेंड में कलइ १११; 
“ध्तीण पानमंट”! का ।वसजंन ११३, सर्क्षित राज्य को स्थापना ११३। 


( १३ ) 


(२ ) संरक्षित राज्य 
क्रॉमूवेल और पालिमेंट ११४; सैनिक शासन ११५; “बिनीत परा- 
मश तथा प्रार्थना” ११५ | 
( ३ ) पर-राष्ट्रनीति 
हॉलेंड से प्रथम युद्ध ११६; स्पेन से युद्ध ११७, पर-राष्ट्रनीत का 
परिणाम ११७: क्रॉमवेल के कार्यों की समालोचना शश्८ । 
( ४ ) पुनः राज्य-स्थापन 
रिचड क्रॉमवेल ११८; अ्रव्यवस्था का वर्ष ११९; पुनः राज्य- 
स्थापन ११९, प्रजातन्त्र राज्य की विफलता १२० | 
चाँथा परिच्छेद्‌ 
चाल्स द्वितीय ...१२१-१३४ 
चाल्स द्वितीय का स्वागत १२१। 
। १ ) अंतराष्ट्रीय स्थिति तथा हॉलेंड से युद्ध 
चाल्स द्वितीय की पर-राष्रनीति १२१; दलिंड से दूसरा युद्ध १२२; 
डावर की गुप्त संधि १२३; हॉलेंड से तीसरा युद्ध १२४ | 
( २) ण्ह्य स्थिति 
“प्रतिनिाध सभा” का प्रबन्ध १२४; “केवेलियर पालिमेंट” तथा 
क्लैरंडन कोड १२५; प्लेग तथा अग्नि १२७; क्लैरेंडन का पतन १२८; 
कैवेल १२९; “रीक्षा-नयम” १२९; डेनबी १३०: “वतंत्रतानियम”” 
१३१; कैयालिकों के प्डयन्त्र १३१; “बहिष्कार-प्रस्ताव” १३२; [हग 
ओर टोरी दल १३२; चाल्स द्वितीय का चरित्र १३३। 


पाँचवाँ परिच्छेद्‌ 
जेम्स द्वितीय. . .१३५-१४७ 


जेम्स द्वितीय १३६५; मनमथ का विद्रोह १३६; “प्ुनी न्यायालय” 
१३६; जेम्स का नियम-भंग करना १३६; जेम्स ओर विश्वांबद्यालय १३७; 


( १४ ) 


जेम्स और सात पादरी १३८: जेम्स के घर पुत्र-जन्म १३८: विलियम 
के नमन्त्रण १३९; “गौरव-यूण राज्यक्रान्त? १३९; “अधिकार- 
पत्र” १४१; “गौरवपूर्ण राज्यक्रान्त का राजनीतिक महत्त्व” १४१; 
“गौरवपूण राज्यक्रान्ति” और गह-युद्ध-द्वारा राज्यक्रान्त का मुका- 
बला १४२। । 


छुटा परिच्छेद 


बविलियम और मेरी; तथा रानो एन. . .१४५-१५६ 
( १ ) अ्रन्तरांष्ट्रीय स्थिति 


फ्रांस का राजा लुई चोदहवाँ १४४; (वलियम तृतीय की पर-राष्ट्र- 
नीति १४४: फ्रांस से प्रथम युद्ध १४६; “स्पेन के उत्तराधिकार का 
युद्ध? १४९; ईगलेंड और स्पेन के उत्तराधिकार का प्रश्न १५०: माले- 
बरो की विजय १५१; स्पेन में युद्ध १५२; जल-युद्ध १३४३; यूट्रेक्‍्ट को 
सन्धि १४३; यूट्रेक्ट की सन्धि का प्रभाव १४४ | 


सातधाँ परिच्छेद 


विलियम ओर मेरी; तथा रानी एन... १५७-१६६ 
गह्य स्थिति 

स्कॉटलैंड में विद्रोह १५७; आयरलेंड में विद्रोह १५८; लोक-समा 
का उत्थान श्प्र८; दलपन्‍नदी के शासन का प्रारम्भ १५४९: “घामिक 
सहनशीलता का नियम?” १६०; “ऊत्तराधिकार-निणंय?ः' १६०; विलि- 
यम तथा मेरी का चरित्र १६१; राना एन १६१; स्कॉटलंड और इंग- 
लेंड का संयुक्त राज्य १६२; हिग तथा टारी दल १६३; ठारों मंत्र 
मण्डल १६४; रानी एन के अन्तिम दिवस १६४ | 


( १५४ ) 


शआठवाँ परिच्छेद 
स्टुअटे-काल में ३ गलेड की दशा... १६७-१८४ 
(१ ) राजनीतिक उन्नति 


हा ९०५ 


राजा तथा पालिंमेंट का संघर्ष १६७; राजनीतिक आन्दोलन १६७; 
“नियमानुमे[दत शासन”? की स्थापना १६८॥। 


( २ ) धामिक दल 
प्येरिटन दल १६९; केथे लिक दल १७०; श्रेंगरेज़ी चचं-दल १७१ | 
( ३ ) उपनिवेश तथा व्यापार 
अमेरिकन उपनिवेश १७१; भारतवर्ष में व्यापारिक कोढियाँ १७३॥ 
हॉलेंड तथा फ्रांस स मुक़ाबला १७३; त्रिटिश-साम्राज्य का आरम्म १७४ । 
(४ ) सामाजिक दशा 


नगर तथा ग्राम १७४; यात्रा की कठिनाइयाँ १७४; सामाजकु 
जीवन १७६ । 
(५ ) सा(एत्य तथा विशान 
विज्ञान १७७; साहित्य १७८; समाचारपत्र १७८ 


तोसरा खण्ड 
हनेावर-शासन तथा शआाधुनिक श्रिटिश साम्राज्य की 
स्थापना, . .१८५-१४८ 
पहला परिच्छेद 
जॉजे ग्रथम और जॉज ट्वितीय का राजत्बकाल ... १८७-२०८ 
( १) हिग-शासनकाल 
जॉज प्रथम और जॉज द्वितीय १८७; हिग-शासनकाल १८९। 


( १ ) 


(२ ) जेकेबाइट विद्रोह 
सन्‌ १७१५ का जेकोबाइट विद्रोह १९०; “सप्तवाषिक नियम” 
१९१: सन्‌ १७४५ ५। जेकाबाइट विद्रोह १९१; जेकेबाइट दल की 
विफलता के कारण १९३: 
( ३ ) वाल्पोल का मन्त्रित्व 
दक्षिण सागर का बुलबुला १९४; वाल्पोल का मौन्त्रत्व १९५; 
प्रथम प्रधान मन्त्री १६५; वाल्पोल की गह्मय नीति १९६; आथिक नीति 
१९६: पर-राष्ट्रनीत १९७; वाल्पोल का पतन १९८ |! 
(४ ) जॉन वेसली तथा मेथोडिस्ट दल 
जान वेसली तथा मेथेडिस्ट दल १९८; मेथेडिस्ट दल का 
प्रभाव १९९ | 
(५ ) आस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध 
( ६ ) विलियम पिट तथा सप्तवाषिक युद्ध 
अमेरिका ओर भारतवष में श्रेंगरेज़ तथा फ्रांसीसी २०१; सप्त- 
वाषिक युद्ध २०२; विलियम पिट २०३; सप्तवाषिक युद्ध में पिट की 
नीति २०४; केनेडा पर अ्रगरेज़ों का अधिकार २०४: भारतवष में फ्रांस 
की शक्ति का अन्त २०५; पिट का त्याग-पत्र २०४; पेरिस की सन्धि 
२०६. पिट की मृत्यु २०६। 


दूसरा परिच्छी द्‌ 


जॉज तृतीय तथा अमेरिका की <वतन्ञ्वता का युद्ध ...२०९-२१५ 
जॉज तृतीय तथा स्वेच्छाचार की अभिलाषा २०९; टोरियों का 
मन्त्रिमंडल में प्रवेश २१० । 
अमेरिका की स्वतन्त्रता का युद्ध 
सप्तवाषिक युद्ध के बाद अमेरिकन उपनिवेशों की दशा २१०; 
ह्टाम्प एक्ट २११; चाय पर महसूल २११, युद्ध का प्रारम्भ २१२; युद्ध 
की मुख्य-घटनाये २१४; वाशेल्ज़ की सन्धि २१४। 


( १७ ) 
तीखरा पारच्छेद 


जाँज तृतीय तथा छोटा पिट ...२१६-२२६ 


(फ्रास की राज्यक्रान्ति "तथा आयरलैंड से संयेग) 


(१ ) छेाटा पिठ तथा फ्रांस की रॉज्यक्रान्ति का युद्ध 


छोटे पिट का मन्त्रित्व २१६; पिट तथा सुधार के प्रस्ताव २१७; 
“क्रास की राज्यक्रान्ति” २१८; इंगलेंड के राजनीतिज्ञों की सम्मतियाँ 
२१९; “फ्रांस की राज्यक्रान्ति”ः का पिट की शासन-नीति पर प्रभाव 
२२०; “फ्रांस की राज्यक्रान्ति का युद्ध? २२०; “प्रथम संघ?” की 
विफलता २२१; नेपोलियन की उन्नति २२१; नाइल का युद्ध २२१; 
फ्रांस के विरुद्ध “द्वितीय-संघ'”” २२२; एमीन्स की सन्धि २२३ । 


( २ ) छे'टा पिठ तथा आयरलेंड से संयोग 


आयरलेंड की दशा २२३; ग्रेटन तथा आयरलैंड को पालिंमेंट की 
स्वतन्त्रता २२३; यूनाइटेड आईरश मैन तथा सन्‌ १७९८ का विद्रोह 
२२४; पिट तथा आयरलेंड से संयोग २२४; केथेलिकों के उद्धार का 
प्रश्न तथा पिट का त्यागपत्र २२५; पिट का द्वितीय मन्त्रिमडल तथा 
पिट की मृत्यु २२४; पिट की नीति की समालोचना २२५। 


चौथा परिच्छेद्‌ 
जाज तृतीय तथा नेपोलियन से युद्ध * २२७-२३८ 


नेपोलियन के विरुद्ध युद्ध २२७; इंगलेंड पर आक्रमण का निष्फल 
प्रयल्त २२७: ट्राफलगर की विजय तथा नेल्सन की मृत्यु २२७; नेपोा- 
लियन की उन्नति का पूर्ण रूप २२९; इंगलेंड के ब्यापार पर विफल 
आधात २३०; “प्रायद्वीप का युद्ध” २३०; नेपोलियन का पतन २३२; 
“शत दिवस”? २३२; वाटरलू का युद्ध २३३; वीयना की कांग्रेस २३४॥ 


( ह८ ) 


नेपोलियन के पतन में इंगलेंड की सहायता २३५; युद्ध के बाद 
इंगलेंड की दशा २३६; जाॉज तृतीय की मृत्यु २३६ । 
पाँचवाँ परिच्छेद 
जॉज चतुर्थ तथा विलियम चतुर्थ. . .२३९-२४५ 
जॉर्ज चतुथ २३९; राबी केरोलीन २३९; केटा स्ट्रीट का पड़वन्य 
२३९; केनिग तथा यूनान की स्वतन्त्रता का युद्ध २४०; कैथोलिको 
का उद्धार २४१; विलियम चतुर्थ २४२; हिग-दल का पुनः शक्तिशाली 
होना २४२; गुलामों का उद्धार २४३; नागारक शासन का सुधार २४४। 
छुठा परिच्छेद्‌ 
अठारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दी में व्यावस।यिक, 
बज्ञानिक तथा सामाजिक उन्नति * २४६-२६० 
(१) अठारहवीं शताब्द | के उत्तराद्ध के आविष्कार 
“व्यावसायिक क्रान्त” २४६; कलों का आ्राविष्कार तथा कपड़े के 
व्यापार की उन्नति २४६; बॉट तथा भाष के एंजिन का आविष्कार २४७; 
पुतलीघरों का बनाना तथा लोहे और केायले की श्रावश्यकता २४८ 
सड़कों का सुधार २४८; नेहरों का बनना २४९; “व्यावसायिक क्रान्त” 
का प्रभाव तथा उसके दोष २४९ | 
(२) वैज्ञानिक उन्नति का काल (उन्नीसबवीं शताब्दी) 
स्‍्टीफ़ेन्सन तथा रेलगाड़ी का आविष्कार २५०; भाप के जहाज़ 
२५२; रोलेंडहिल तथा डाक के प्रबन्ध का सुधार २५३; बिजली का 
आविष्कार तथा टेलीग्राफ श्रौर टेलीफ़ोन २४३; क्षमाचार-पत्र २४४; 
अन्य वेशानिक झ्राविष्कार (बीसबीं शताब्दी) २५४ । 
( ३ ) उन्नीसवीं शताब्दी के सामाजिक सुधार 
सामाजिक सुधार का काल रफ्५; पुतलीधरों के सुधार के 'नयम 
२५५; “दारिद्र-सरक्तण नियम” में संशोधन २१४६ “व्याबसांयक 
सघा” की स्थापना २४७; शिक्षा-विभाग का सुधार २४८ | 


( र₹ै६ ) 


सातवाँ परिच्छेद 
पाजिमेंट के सुधार का आन्दोलन तथा बतंमान 
शासन-प्रणात्री. . .२६१-२७४ 
(१) पालिमेंट के' सुधार के नियम 

पालिमेंट के चुनाव की प्रणाली के दोष २६१; पालिमेंट के सुधार 
का पहला नियम २६१; चारटिस्ट श्रान्दोलन २६३: पालिमेंट के सुधार 
का दूसरा नियम २६४; पालिमेंट के सुधार का तीसरा नियम २६४; 
बैलट एक्ट तथा गुप्त वो. २६४; पालिमेंट एक्ट तथा लोक-सभमा की 
प्रधानता २६५; चुनाव के नियमों में सशोधन तथा स्त्रयों का लोक- 
सभा में प्रवेश २६५ । ह॒ 


(२) वतंमान शासन-प्रणाली 
“नियमानुमेदत राजा” २६६; पालिमेंट लोक-सभा तथा लाड 
सभा २६८; नयम बनाने की प्रणाली २६६; मन्त्रिमडल २७१; 
वतमान मन्त्रि मंडल की ।वशेपताय २७१ । 
आठवाँ परिच्छेद्‌ 
महार।नी-* बिक्टोरिया का राजत्वकाल' * '२७५-२९७ 
सवप्रिय महारानी वक्‍्डारिया २७५४, विक्टारिया भारतवष की 
महारानी २७५ | 
(१) सर रॉवट पील तथा कॉन्न लॉ के बिदद्ध श्राग्दोलन 
सर रॉबट पाल २७७; पील का मन्त्रित्व, आधथिक सुधार रण्८; 
पीज्ञ तथा आयरलेंड की समस्या २७७; कॉम लो का अब्त हथा पील 
का पतन २७६; पील के शजनीतिक बिचार तथा उसके कार्यो की 
ग्रालोचना २७९ | 
(२) “पूर्बीय समस्या? 
“पूवीय समस्या” का अ्रथ २८०; लाई पामह्टन तथा हँगलेंड की 


ह. ७ 


“धपूर्वीय” नीति २८१; क्रीमिया का युद्ध २८१, बालकन युद्ध २८३; 
इंगलेंड की “पूर्वीय नीति? में परिवतन र८४ | 
(३) लाड पामस्टन का मन्त्रित्व 
पामस्टन की पर-राष्ट्रतीति २८४; ग्ह्म नौति २८५; पामस्टन के 
कार्यों की आलेाचना २८६ | 


(४) मिस्त तथा सूडान 


मिस्र का टर्की के आधिपत्य से स्वतन्त्र होना २८६: मिस्र में ब्रिटेन 
तथा फ्रास का हस्तक्षेप २८७; मिस्र पर ब्रिटेन का आधिपत्य २८७; 
घूडान का विद्रोह र८८; मिस्त का वतंमान स्वतन्त्र राज्य रझू८। 
(५) डिसरायले और ग्लैडस्टन 
डिसरायले और ग्लैडस्टन २८९; ग्लैडस्टन का पहला मन्त्रित्व 
२८९; डिसरायले (लॉड बेकन्सफ़ील्ड) का मन्त्रित्व २९१; ग्लैडस्टन 
का पुनः प्रधान मन्त्री होना २९२: ग्लैडस्टन को पर-राष्ट्रनीत २९३; 
ग्लैडस्टन तथा आयरलेंड की समस्या २६५; ग्लैडस्टन की मृत्यु तथा 
लिबरल-दल का शॉक्तहीन हाना २९५: यूनियनिस्ट दल का 
शासन २६६ | 
नवाँ परिच्छेद 
ब्रिटिश साम्राज्य के स्वतन्त्र प्रदेश. . .२९८-३०६ 
उन्नीसवीं शताब्दी में उपनिवेशों की उन्नति २९८। 
(१) कैनाडा तथा न्यूफ़ाउंडलेंड 
केनाडा का दो भागों में विभक्त होना २९८; कैनाडा के स्वराज्य 
२९९; वर्तमान “कैनाडा का संयुक्त तथा स्वतन्त्र राज्य” २९९ । 
(२) श्रास्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड 
आस्ट्रेलिया के उपनिवेश की स्थापना ३००; वतमान “श्रास्ट्रेलिया 
का संयुक्त तथा स्वतन्त्र राज्य” ३०१। 


( २१ ) 


(३ ) दक्षिण-अफ्रिका 
दक्षिण-अफ्रिका के उपनिवेशों की स्थापना ३०१; प्रथम बोअर- 
युद्ध ३०२; द्वितीय बोअर-युद्ध ३०२; वतमान “दक्षिण-श्र।फ्रका का 
संयुक्त तथा स्वतन्त्र राज्य” ३०३ ।* 
(४ ) “स्वतन्त्र प्रदेशों? की शास्न-प्रणाली 
“स्वृतन्त्र प्रदेश? ३०३; ब्रिटेन का आधिपत्य ३०४: इम्पॉरयल 
कान्फ़रस ३०५७ | 
दसवाँ परिच्छेद्‌ 
आयरलैंड में स्वतन्त्रता के लिए आन्दोलन ,..३०७-३१३ 
“संयोग?” के पश्चात्‌ आयरलेंड की दशा ३०७। 
( १) ओकेानेल तथा “नरम दल?” का आन्दोलन 
ओकोनेल के सिद्धान्त ३०८; केथेलिके! के उद्धार का आन्देालन 
३०८; “स्थापित” प्रोटेस्टेट चच के विरुद्ध श्रान्दालन ३०८; “संयोग?? 
तोड़ने का आन्दोलन ३०९ | 
(२ ) पार्नेल तथा “गरम दल?” का आन्दोलन 
ग्लैडस्टन के प्रथम मन्त्रत्व-काल की अधूरी रिआयतें ३०९ 
“पानेल तथा गरम दल”? ३१०; आयरलेड के मनन्‍्त्री का वध ३१० 
ग्लंडस्टन का “'स्वराज्य का प्रस्ताव”? ३१० | 
( ३ ) “सिनफ़ियन दल?”---क्रान्तिमय आन्दोलन 
सिनफ़ियन दल तथा पूर्ण ध्वतन्त्रता का आन्दोलन ३११; सन्‌ १९१४ 
का “स्वराज्य का :रस्ताव” ३११; गवनमेंट आफ़ आयरलेंड एक्ट ३१२, 
डी वेल्षेर तथा वतमान “आयरिश फ्री स्टेट” की स्थापना ३१२ | 
ग्यारहवाँ परिच्छे द्‌ 
“शान्तिश्रिय” सम्राट एडबड सप्तम. . .३१४-३१८ 
“शान्त्प्रिय” सम्राट एडवड सप्तम ३१५; बालफ़ोर का मन्त्रित्व 
३१६; लिबरल-दल का पुन: शब्निशान्नी होना ३१७; लाड-सभा तथा 
लोक-सभा का संघर्ष ३१७ । 


( १२ )' 


खारहवाँ परिच्छेद्‌ 
सम्राट, जॉज पत्नम तथा योरपीय महायुद्ध. ..३२१९-३४८ 
लॉज पश्चम तथा /वडसर वंश ३१९। 
(१ ) यारपीय मदायुद्ध 
“त्रविध संघ? तथा जमंनी के विकट मन्सूबे ३१९: “'त्रिविध 
मित्रसघ”? की स्थापना ३२१; योरप में युद्ध का नैयारा ३१२१, युद्ध का 
प्रार्म्म ३२२;जमनों का फ्रास पर आक्रमण ३२४, खाइय! का युद्ध ३२४; 
युद्ध का पूर्वीय क्षेत्र ३२४: जल -युद्ध ३२५४, रूस को राज्यक्रांन्त ३२६: 
जर्मनों के श्रत्याचार तथा अमेरिका का रणक्षेत्र मे प्रवेश ३२६: ब्रिटेन 
में एसक्विथ का “राष्ट्रीय मान्त्र-मंडल”' ३२७; लायड जॉ्ज का मान्त्रत्व 
तथा ब्रिटेन का पूण प्रयक्ष ३२८; श्रधान सेनापति माशंल फ़ॉश ३२९: 
मेसेपोटामया में मित्रराधों की वजय ३२९; युद्ध का श्रन्त ३३०; 
जमन क़ेसर का परद-त्याग ३३०, वाशेंल्स की सन्धि ३३१: सन्धि कौ 
समालोचना ३२२; वरतंमान “राष्ट्र-तंघ”” की €थापना ३३४ | 
(२) युद्ध के पश्चात्‌ की राजनीतिक समस्याय 
लायड जॉज का पद-त्याग ३३५, कन्ज़रवेटिव-दल का शासन 
(बोनर ला और बाल्डवन) ३३६: रैमज़े मैक्‌डानल्ड तथा मज़दूर दल 
का पहला शासन ३३७; वाल्डवन का दूसरा मन्त्रित्व ३३८; वर्तमान 
प्रधान मंत्री रेमज़े मैक्‌डानल्ड ३३९ | 


चित्र-सूचो 
पहला भाग 


चित्र 


(१) ग्रेट ब्रिटेन -स्थल गोलाड़ का केन्द्र ... 

(२) ग्रेट-ब्रटंन ओर आयरलैंड का प्राकृतिक मानचित 
(३ ) अ्रेंगरेज़ों का आगमन 

(४ ) एथेलबट के दरबार में ईसाई-धम का प्रचार 

(५ ) महान्‌ एल्फूड 33५ 

(६ ) हेस्टिंग्स का युद्ध... कि 

(७ ) ओऑग्ल-सेक्सन-काल की वास्तु-विद्या .. 
(८ ) “विजयी” वलियम का राज्याभिपेक ... 
(९ ) विजयी विलियम का राज्य 
(१०) नामन काल की वास्तुविद्या मर 
(११) हेनरो द्वितीय का राज्य 
(१२) बेकेट का वध 


(१३) राजा जोन का “महास्वतन्त्रता-पत्र? पर हस्ताक्षर 
(१४) बेनकबन का युद्ध ... ४७५ 
(१५) युवराज ब्लैक प्रिन्स ... हर 
(१६) कसी का युद्ध .«- न 


(१७) ब्रेटिग्नी की सन्धि के समय अरंगरेज़ी राज्य 
(१८) रिचड द्वितीय तथा “कसानों का विद्रोह” 
(१९) चोद॑हवीं शताब्दा का पहनावा. ... 
(२०) जॉन विकलिफ़ «०० ००० 


पृ 


«१९ 
श्र 
२९ 
श्ेथ्र 


पर 
पड 
है. 


४ 
८३ 
९९ 
१०५ 
१०६ 
१०७ 
१११ 
११५ 
११७ 


[ २ | 
चित्र 
(२१ ) माध्यमिक टूर्नामेंट (खेल) 
(२२) वेस्टामन्स्टर एव ... रे 
(२३) देनरी पंचम 
(२४) ट्रायस की सन्धि के समय श्रेगगेज़ी राज्य 
(२५) जान आफ़ आक और फ्रांस के युवराज का राज्यामिपेक 
(२६) राजकुंवर, जो टावर (राजदुग) में मरवा डाले गये 
(२७) रिचड तृतीय 
दूसरा भाग 
(१ ) देनरी भप्तम 
(२) कैक्सटन की छापे की ऋल 


( ३ ) देनरी अ्रष्टम डे शी 

(४) वृल्ज़े 22% 5 हे 
(४ ) केथराइन 3३४ हा ० 
(६ ) माटिन लूथर 53 बे गन 


(७ ) सर टामस मोर ._..« 
(८ ) टामस क्रामवेल....« 


(९) एडवड ष६ 

(१०, जेन ग्रे का वध... कल कि 
(११) रानी मेरी ट्यूडर ..« कक मर 
(१२) रानी एलिज़ेबेयथ .... न 

(१३) मेरी क्वीन ऑफ़ स्काटस 28 पे 
(१४ स्कॉटलेंड की रानी मेरी का वध... ..« 23 
(१४) सर वाल्टर रेले.... 4क पा 
(१६) सर फ्रांसिस ड्रेक .... कु हे 


(१७) सर फ़िलिप सिडनी ... ४928 *३४ 


ह्ड 


१२३ 
१्२ढ 
१३० 
श्३२ 
१३४ 
१४१ 
१४२ 


श्र 
१६ 
श५्७ 
१९ 
२४ 
२७ 
२९५ 
३२ 
३४ 
३६ 
० 
है 
५० 
पर 
५३ 
पड 


चित्र 
(१८) सोलह्ववी शताब्दी की प्रसिद्ध समुद्र-यात्र: ; 
(१९) रानी एलिज़ेबेथ की सवारी 
(२०) एलिज़ेबेथ के समय को वास्तु-विद्या ... 
(२१) शेक्सपियर 
(२२) जेम्स प्रथम 
(२३) चाल्से प्रथम की पत्नो 
(२४) चाह्स प्रथम 
२५) बड़ा पादरी लॉड 
२६) जॉन हेम्पडन 
(२७) चाल्स प्रथम (क्रेद में) 
(२८) इंगलेंड का गृह युद्ध ... 
(२९) चाल्स प्रथम की देषष-समीक्षा 
(३०) ज्ञीण पालिंमेंट का विसजन 
(३१) ओलिवर क्रॉमवेल ... 


(३२) चाल्स द्वितीय... ४22 
३३) अल आफ़ क्लैेरेंडन न 
(३४) क्रिस्टोफर रेन * .... कि 


(३५) जेम्स द्वितीय 
(३६) चेदहवाँ, लूई..#... 


(३७) विलियम तृतीय... ००5 
(३८) रानी मेरी द्वितीय बे 
(३९) ड्यूक आ्राफ मालंबरो बह 
४०) यूट्रेक्ट की सन्धि के बाद ब्रिटिश उपनिवेश 
(४१) रानी एन न ०्ब्ड 
४२) सत्रहवीं शैताब्दी के वस्त्र 29 


(४२) मिल्टन (बाल्यावस्था) ४ 


प्रष्ठ 
हक 
६१ 
६६ 
७१ 
७९ 
९२ 
९३ 
श्च्र 
९९, 
१०४ 
१०६ 
१०९ 
११२ 
११४ 
४3 
१२७ 
श्र्द्ध 
१३५ 
१४६ 
१४६ 
१४७ 
१४१ 
श्प्प 
१६३ 
१७७ 
श्ष्ध् 


चित्र 
(४४) जोज प्रथम शा दे 
“४५) जॉज द्वितीय का ४ 


“४६) “यंग ऐिटिंडर राजकुमार चालीं” 

“४७) वाल्पोल.. ६ ««« 

(४८) जॉन वेस्ली ज 
“४९) सन्‌ १७५६ में उत्तरी अमेरिका ... 


४५०) विलियम पिट (लाड उथम) हम 
(५१) व॒ल्फ 2४08 
५२) सप्तवाषिक युद्ध के बाद उत्तरी अमेरिका 
(५३) जॉज तृतीय की 8 
(४४) जॉज वाशिग्टन .... के 
“५४) सन्‌ १७प८रे में अ्रमेरिका के संयुक्त राज्य 
(४५६) छोटा पिट डे 

(४५७) नेल्सन 32% 

(८) ट्राफ़लगर का युद्ध ... की 
(५९) नेपोलियन र 


(६०) डयूक आफ़ वेलिग्टन 
(६१) वाटरलू का यु" 
(६२) यारप (नेपोलियन के समय में) 


(६३) जोज चतुर्थ 2 क 
(६४) जॉज केनिग 58 

(६५) विलियम चतुर्थ... हे 
(६६) कपड़ा बुनने की नई मशीन े 
(६७) जार्ज स्टीफ़ेसन...«« श 
(६८) स्टीफ़ेंसन का राकेट . ,. कई 


(६६) आजकल का एंजिन पे 


टेड 
१८७ 
१८९ 
१९२ 
१९५ 
हक 
२०२ 


२०४ 
२०७ 
१०्ह 
११२ 
२१३ 
२१६ 
80304 
(र्प्र 
२९ 
३२ 
२2३४ 
१३७ 
२४० 
२४१ 
२४३ 
२४७ 
२४१ 
२२ 
२५२ 


[ ५ ] 


चित्र 

(७०. कॉमेंट नामक भाप का पहला जहाज़ 
(७१) आधुनिक जहाज़ 5 
(७२) अठारहवीं शताब्दी का चुनाव ४5४ 
(७३) त्रिटिश पालिमेंट क भवन जे 


(७४) महारानी विक्टारिया 
(७५) सर राबर्ट पील ४०३ 
(७६) डिसरायले (अ्रल॑ वेकन्सफ़ील्ड) .... 


(७७) ग्लेडस्टन 385 
(७८) एडबड सप्तम... 
(७९) जॉज पश्चम 3 अल 
(८०, रानी मेरः जी न 
(८१) कैसर विलियम ..., 2 
(८२) लाड एसक्विथ.... गम 
(८८२) भुमंडल में ब्रिटिश-साम्राज्य पड 
(८४ लायड जॉड...... सडक 
(८५) बानर ल' कर 75३ 
(८६) स्टेनर्ली बाल्डविन ... 258 
(८७) रैमज़े मैकूडॉनल्ड ... 3४५ 


पृष्ठ 
२५३ 
२५३ 
२६२ 
२६ ७ 
२७६ 
२७७ 
२९१ 
२९४ 
२१४ 
३१९ 
२२० 
३२२ 
श्य्द 
३३३ 
३३५९ 
२३३७ 
रेरेण 
रे४० 


72[)07 66460 0५ 49]69॥/प्राध्वा (७६॥॥0॥9५४8 


वंशावलियाँ 


पहला भाग 

पृष्ठ 

(१) ऑस्ल-सेक्सन राजाओं की वंशावली. . « ०००. ४६ 

(२ ) नामन राजाशं की वंशावली गे ००. ६१ 

(३ ) लेटेजनेट तथा एंज्बिन वंश की उर्लत्ति बंगेछ।. >हद 

(४ ) प्लेटेजनेट (एंज्विन) राजाश्ों की वंशावली .-. ७६ 

(५ ) एडवर्ड तृतीय का फ्रांस के राजसंहासन के लिए उत्तराधिकार १०४ 

(६ ) गुलाबों के युद्ध के दल गा «०-० २१३६ 
दूसरा भाग 

(१) दयडर राजाओं की वंशावली ..... छा... हैं 

(२ ) स्टुअ्रट राजाओं की वंशावली रस ,.. ८० 

(३ ) स्पेन के शजसिंहासन के उत्तराधिकारी . !डण 


(४ ) इनेवरियन राज़ाओं की वंशावली ... +४७. रैंडट 


ब्रिटिश टापुओं की प्राकृतिक विशेषताये' 


भूगोल ओर इतहास का घनिष्ठ सम्बन्ध--इतहास और 
भगोल का बड़ा घानष्ठ सम्बन्ध है। देश की प्राकृतक दशा पर ही 
देश-बासियों की रहन-सहन, राजनीति, बल-बुद्धि आाद की बहुत-सी 
बातें निर्भर होती हैं। संसार में ग्ब॒ तक जितनी बड़ी-बड़ी जातियाँ 
हो गई हैं. या इस समय वर्तमान हैं, यदि हम उनके देश के भृगोल 
का अध्ययन करे, तो हमें पता चलेगा कि वहाँ कुछ न कुछ प्राकृतिक 
विशेषताय अवश्य थीं या हैं। प्राचीन काल की प्रसिद्ध जातियाँ प्रायः 
उपजाऊ देशों में रहने के कारण ही उन्नतिशील हो सकी थीं। 
मिस्ती लोगों ने नील नदी के मैदान में, एसीरियनों ने दजला श्रौर 
फ़रात नांदयों के मैदान में, चीनियों ने यांगटिसीकांग और हांगददो 
नांदयों के मैदान में, ओर मारतवष के प्राचीन श्रार्यों ने सिन्धु 
ओर गल्ञा-यमुना के मैदान में रहने के कारण ही इतनी उन्नति की 
थी। इसलिए ब्रिगिश जाति का इतिहास पढ़ने से पहले यह जान 
लेना अत्यन्त आवश्यक हे कि उसके देश की क्या-क्या प्राकृतिक 
विशेषतायें हैं। इन्हीं विशेषताश्रों के कारण एक इतने छेटे टापू 
के रहनेवाले, जो इतना बड़ा भी नहीं हे जितना बड़ा कि पजाब का 
सूबा हे, ग्राज समस्त भुमएडल के लगभग ६ भाग के श्रपने अधीन 
किये हुए है । 


५ इंगलेंड का इतिहास , 


भ्थल गोलाद़्े का केन्द्र - स्थल गोलार्द्ध का चित्र देखने से पता 
चलता है कि ब्रिटश टापू इस गोले के बिलकुल केन्द्र पर है। यहाँ 







क। 
रे 
67 


(| 


| 
॥+ 
(। | । 
४१ का, 


ग्रेट .ब्रटेन--स्थल गोलाद का केन्द्र 


से लोग संसार के समस्त भागों में बहुत सहज में पहुँच सकते हैं। इसी 
कारण ससार के व्यापारिक मार्गों का भी यह टापू केन्द्र है; और इसी 
लिए यहाँ के निवासी समस्त भूमण्डल के साथ बहुत सुभीते से व्यापार 
कर सकते हैं | ब्रिटिश टापुओं के पूर्व में येरप का महाद्वीप है, जो 
आजकल को सम्यता का उद्गम माना जाता है | पश्चिम में अमेरिका का 
धनी महाद्वीप है; उत्तर में बाल्टिक सागर है जो उत्तर-पश्चिमी यारप के 
व्यापार का केन्द्र है, और दक्षिण में रूम सागर का प्रसिद्ध फाटक जिब्रा- 
ल्टर है, जहाँ से पूर्वीय देशों के रास्ता गया है | सेलइवीं शताब्दी से 
पहले इस द्वोपवालों के लिए उन्नति करने का अवसर न था; परन्तु नये 
देशों का शान प्राप्त होने ओर नये समुद्रो मार्गो' के खुलने से इस द्वाप 


ब्रिटिश ढापुओं की प्राकृतिक विशेषताय े 


में बसनेवाली जाति का भाग्य उदय हो गया | प्राचीन तथा माध्यमिक 
काल मं स्थल-मार्गों तथा छोटे-छोटे समुद्रों-दवारा ही व्यापार होता था | 
इस कारणु रूम सागर तथा बाल्टिक सागर के तटवाली जातियाँ ही उस 
समय योारप में सबसे अधिक मॉलदार थीं। परन्तु वतमान काल में जब 
एटलांटिक तथा पैसिफ़िक महासागर संसार के व्यापार के मुख्य मार्ग 
बने हुए हैं, यारप में ब्रिटिश टापू ओर एशिया में जापान उन्नतशील 
ह्ारहे हें । 

द्वीप-देश--ब्रिटिश जाति की उन्नति का एक मुख्य कारण यह 
भी है कि उसका देश एक द्वीप है। अन्य देशों के इतिहास में यह 
प्रायः देखा जाता है क देश की सीमा के प्रश्न पर पड़ोसी *देशों से 
अनेक बार युद्ध होते हैं। परन्तु एक द्वीप-देश में प्राकृतिक समुद्री सीमा 
होने के कारण इस शअ्रकार के बखेड़े नहीं होते | द्वीप-देश को विदेशी 
जातियों के आक्रमण का भी अधिक भय नहीं रहता। इतिहास बत- 
लाता है कि यारप में बेल्जियम, पोलेंड आदि देशों के निवासी विदेशी 
ग्राक़्मणों के कारण कभी सुख ओर शान्ति से न रह सके। परन्तु 
ब्रथिश द्वीप के निवासियों को इस बात का गव है कि आधुनिक काल 
में हमारे देशु पर वैरियों का कभी आक्रमण न हो सका। द्वीप-निवा- 
सिनी होने के कारण ब्रिटिश जाति को अपनी समुद्री शक्ति बढ़ाने का 
भी श्रच्छा अवसर मिला; और वतमान काल में ब्रिटिश साम्राज्य का 
मुख्य आधार इस जाति का बढ़ा-चढ़ा समुद्री बल ही माना जाता है। 
आगे चलकर हम बतलावेगे कि विदेशी जातियों से युद्ध होने के समय 
ब्रिटेन की समुद्री शक्ति ने ही उसकी रक्षा की | कई बार फ्रास तथा 
स्पेनवालों ने इस द्वीप पर आक्रमण करने की चेष्टा की; परन्तु इस 
प्रकार के प्रयत्न कभी सफल न हो सके | 

दृतमान काल में छेटे-छेटे समुद्री भागों पर अधिकार जमाने के 
लिए राष्ट्रों में मयड्भुर युद्ध होते हैं । जिस देश में समुद्र-तद नहा होता 
वहाँवालों को उन्नांत करने का बहुत कम अवसर मिलता द्वै । इस युग 


ब्रिटिश ठापुओं की प्राकृतिक विशेषतायें षू 


में तो व्यापार हां जातियों की उन्नत का एक-मात्र साधन है; और बिना 
ग्रपना समुद्र-तट हुए विदेश से व्यापार करने में बड़ी-बड़ी कठिनाइयों 
का सामना करना पड़ता है। परन्तु ब्रिटेन-द्वीप का केाई भाग समुद्र 
तट से सत्तर मील से अ्रधिक दूरी पर नहीं है। इसी से समझ लेना 
चाहिए कि ब्रिगयिश जाति के लिए समुद्री व्यावीर में उन्नत ररने करे 
कतने साधन प्रस्तुत हैं । 

येारपीय महाद्वीप और ब्रिठिश टापुश्रों के बीच में केवल डावर का 
छेटा-सा जलडमरूमध्य (50७0 0० 700४७) है। यदि ये टापू 
यारपीय महाद्वीप से इतने निकट न होते, तो यारप में जा कुछु जाग्रति 
हुई उसका इन पर कुछ भी प्रभाव न पड़ सकता। परन्तु प्रकृति की 
ऐसी कृपा है कि द्वीप होने का लाभ उठाते हुए भी इन टपुओंवाले 
यारप की सभ्यता के प्रकाश से वब्चत न रहे | 

सुरक्षित बन्दरगाह--मत्रट्श टापुओं की तटीय बाह्य रेखा 
(0088६ (,70) टेढी-तिरछी है और वहाँ समुद्र की शाखाएं स्थल में 
घुसती चली गई हैं। इसी कारण वहाँ बहुत-से सुरक्षित बन्दरगाह 
बन सके। भारतवर्ष की भाँत समुद्र-तट सपाठ होने से बन्दरगाह 
बनाने में बड़ी काठनता होती है | सपाठ तट के बन्दरगाहों पर तूफ़ान 
आदि का पूरे वेग से प्रभाव पड़ता है; परन्तु स्थल में घुसी हुईं समुद्र 
की शाखाओं पर इन आपत्तियां का अधिक प्रभाव नहीं पड़ता; और 
इसी कारण जिन देशों की बाह्य रेखा टेढ़ी-तिरछली होती हे, वहाँ के 
बन्दरगाहों में तूफ़ान आदि के समय भी जहाज़ सुरक्षित रह सकते हैं! 
भारतवष के प्रसिद्ध बन्दरगाह बम्बई में यही विशेषता है कि उसके 
निकट समुद्र का तठ कुछ थोड़ा-सलसा स्थल की ओर घुसा हुआ हे। 
ब्रिट्श टापुओों में ऐसे बहुत-से सुरक्षित बन्दरगाह हें, जिनसे ब्रिटिश 
जात के व्यापार में बहुत सुभीता होता है। 

आब-हवा--ब्रिटिश टापुओं को आब-हवा ठणडी है और इस 
कारण वहाँ के निवासी फुरतीले तथा उद्यमी होते हैं। गम देशों के 


ह इंगलेंड का इतिहास 


निवासी प्रायः आलसी हो जाते हैं; परन्तु ठरडे देशों में रहनेवाले इस 
दोष से बच रहते हैं| परन्तु साथ ही यह बात भी है कि वहाँ रूस या 
साइबेरिया की भाँति इतनी अधिक ठगुढक भी नहीं पड़ती कि साल में 
छुः महीने समस्त देश बफ़ से ढका रहे और उस काल में सारे कारबार 
स्थगित करने पड़ें | श्रमेरिका में मैक्सके। की खाड़ी से शुरू होकर 
ए.टलांटिक महासागर में गम पानी की एक धारा (9एा 88) 
बहती है; और पश्चिमी हवायें इस धारा के ब्रिठिश-तठ तक बहा 
लाती हैं। इसी गम धारा की कृपा से इंगलेड में सरदी कभी इतनी 
नहीं बढ़ने पाती कि असह्य हो जाय | सारे बन्दरगाह साल के बारह 
महीने खुले रहते हैं; ओर देश का कारबार साल भर तक सब ऋआतुओं 
में बिना किसी रुकावट के जारी रह सकता है | 

ब्रिटिश टापुओ्रों में मासिम सदा सुहावना रहता है। साल के हर 
महीने में आकाश में बादल रहते हैं। भारतवर्ष की तरह वहाँ वर्षा 
की कोई विशेष ऋतु नहीं हे । वहां हर महीने में कुछ दिन वर्षा होती 
दती है, जिससे बारहों महीने बराबर वहाँ के पूर्वीय भाग के खेतों को 
॥नी मिलता रहता हैं। 

खनिज और क्ृबि-पदाथे--ब्रिय्िश ठापुआ की धरती उपजाऊ 
$; परन्तु आबादी बहुत घनी होने के कारण वहाँ के लोगों का अपने 
देश की खेती से पूरा नहीं पड़ता; ओर उन्हें भारतवष, अमेरिका तथा 
आस्ट्रेलिया से अ्रन्न मेंगाना पड़ता है। इन टापुओं की प्रधान सम्पत्ति 
बनिज पदाथ है | इंगलेैंड के उत्तरी तथा पश्चिमी भाग में पत्थर के 
पयज्ते की बहुत-सी खानें हैं; और सबसे बड़ी उपयोगी बात यह है कि 
ल्‍०हीं के आस-पास लाहा भी मिलता है। वतमान युग में मशीनों 
दि के लिए इन्हीं दोनों वस्तुओं की विशेष आवश्यकता दाती है। 
हे से मशीन बनती हैं, जो पत्थर के कायले से चलाई जाती हैं। 
ब्रिटिश टापुओं में इतने कारख़ाने इसो कारण बन सके कि वहाँ लेहा 
और कोयला खुब मलता है। आजकल जिस देश में ये दोनों 


ब्रिटिश ठापुशथ्रों की प्राकृतिक विशेषतायें ७ 


बस्तुएं नहीं होतीं, वहाँ के निवासियों के कारख़ाने आदि खेलने में 
बड़ी कठिनाइयाँ होती हैं। पिछले येरपीय महायुद्ध के समय जमनी 
श्र फ्रास में एल्सेस और लारेन के लिए. बहुत भंगड़ा हुआ था; 
क्योंकि इन प्रान्तों में कोयले की खाने हैं ओर श्राजकल यही काला 
कायला, जो दो सो वर्ष पहले बेकार सम्रक्रा जाता था, बहुत ही 
उपयोगी हो रहा है | 

रुई, ऊन तथा लेहे के कारखाने--ब्रियिश टापुओं में सैकड़ों 
बड़े-बड़े पुतलीघर हैं | उत्तर-पश्चिमी भाग विशेपतया सूती कपड़े के 
क़ारज़ानों के लिए प्रसिद्ध हैं। देश में कपास नहीं होती ओर इसलिए 
भारतवर्ष, मिस तथा अमेरिका से मँगाई जाती है। लेंकाशायर 
(],७॥098]70) प्रान्त में हर साल लाखों करोड़ों रुपयों का सूती 
कपड़ा बनता है और विदेशों के भेजा जाता है। सूत कातने के लिए 
वहाँ एक प्राकृतिक सुभीता यह है कि आबहवा नम है और इसलिए 
तार श्रच्छा निकलता है। भारतवष के बम्बई तथा अहमदाबाद आदि 
नगर भी इसी सुभीते के कारण सूती कपड़ों के कारख़ानें के केन्द्र बन 
सके हैं | लेंकाशायर प्रान्त श्राजकल ब्रिटिश-टापुओं का सबसे धनी भाग 
है; और सूती कपड़ों के कारूख़ानों की कृपा से वहाँ आये दिन सैकड़ों 
करोड़पति होते हैं | हमारे देश में जे। बढ़िया सूती कपड़े आते हैं, वे 
अधिकतर लेंकाशायर के पुतलीघरों के ही बने होते हैं। इस प्रान्त 
का मुख्य नगर मेंचस्टर (१(&70॥09/07) और मुख्य बन्दरगाह 
लिवरपूल (/ए०१०००)) है। अ्रंगरेज़ी में एक कहावत है--“जो 
विचार आज लैंकाशायर प्रान्त में उत्पन्न होते हैं, उन्हें कल समस्त 
इंगलेंडवाले मानने लगते हैं |” इसका अ्रभिप्राय यही है कि वहाँ के 
धनिक निवासियों का देश के विचारों पर अधिक प्रभाव पड़ता है। 

ऊनी कपड़े के सबसे बड़े कारख़ाने लीडैस ([,०6१७) में हं। 
ब्रिटिश द्वीप सदा से उनके लिए प्रसिद्ध हे। प्राचीनकाल में देश कौ 
स््रियाँ ही चरखों पर ऊन कात लेती थीं और उसी से कपड़ा बनता था । 


हट । इंगलेंड का इतिहास 


प्राचीन तथा माध्यमिक काल में, जब इस देश में पुतलीघर आदि कुछ 
नहीं थे, यहाँ का बहुत-सा ऊन फ्रान्स के फ़्लेंडस ([7]870०78) प्रान्त 
को भेज दिया जाता था, जे उस काल में भी उनी कपड़ों के लिए 
प्रसिद्ध था। पर आजकल देश में ही कनी कपड़े के कारख़ाने इतने बढ़ 
गये हैं कि ब्रिटेन की भेड़ें क्रे ऊन से पूरा नहीं पड़ता, और आस्ट्रेलिया 
तथा दक्षिण-अफ्रीका से कच्चा ऊन मेंगाना पड़ता है, जिसके सुन्दर 
ऊनी वच्न बनाकर देशान्तर को भेजे जाते हैं । 

लोहे के भी बहुत-से दारख़ाने हैं| इंगलेंड का मध्य भाग लेहे के 
कारख़ानें के धुएं के कारण ही “काला देश” (]40८ (00प्क्‍ा075) 
कहलाता है । इस प्रान्त का मुख्य नगर बरमिंध्रम (भागा) 
है, जहाँ लोहे का सब प्रकार का सामान तेयार होता है। कुछ दूर पर 
शेफ़ील्ड (8॥०॥॥00) है जे। तलवार, चाक़, क्रेची, उस्तरे आंद के 
लिए, प्रसिद्ध है । 

व्यापार--देश में सहस्तों पुतलीधरों का हेैना इस बात का सूचक 
है कि इंगलेंड का व्यापार आजकल बहुत बढ़ा-चढ़ा है | व्यापार की ही 
कृपा से इस देशवाले इतने धनी हुए; ओर इसी की कृपा से इस जाति 
ने समस्त भमण्डल में फेलकर इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। 
नेपोलियन अ्रंगरेज़ों के “दुकानदारों की जाति? (पआणा 0० 
3॥097९९[००/७) कहा करता था। यह वाक्य कटु अवश्य हे; 
परन्तु यदि विचारपूवक देखा जाय, तो वास्तव में ब्रिग्श जाति की 
उन्नति का प्रधान आधार उनका व्यापार ही है। यदि अपने व्यापार 
पर कभी किसी प्रकार का आघात हांता है, ते उस आघात के ब्रिटिश 
जाति वैसा हो समझती है, जैसे “कोई उसके देश पर आक्रमण करता 
हो | आगे चलकर हम बतलावबेंगे कि अन्य राज्यों से सन्धि करते 
समय इन लोगों के सबसे बड़ी चिन्ता इसी बात की रहती है कि हम 
व्यापार के लिए विशेष सुभीते प्राप्त कर लें या व्यापार के कुछ अ्रच्छे 
केन्द्र हमारे अधीन दो जायें। 


ब्रिटिश टापुओं की प्राकृतिक विशेषतायें ह्‌ 


आबादी -- जब से देश का व्यापार बढ़ा, तब से यहाँ की आबादी 
भी बराबर बढ़ती गईं। प्राचीन काल में देश के पूर्वीय तथा दक्षिणी 
भाग ही अच्छे समझे जाते थे; परन्तु वतंमान काल में देश की सबसे 
घनी आबादी उत्तरी तथा पश्चिमी भाग में कोयले की खानों के आस- 
पास है . देश में ग्रामों की अपेक्षा नगर ऋषधिक हैं, क्‍्योंक अब कृषि 
यहाँ क। प्रधान उद्यम नहीं है । नगरों के पूर्वीय भाग में प्रायः नीची 
श्रेणी के लोग बसते हैं, क्योंकि वहाँ दक्षिण-पश्चिमी हवाये सदा चला 
करती हैं, जिनसे पुतलीधरों का घुआँ पूरब ही की ओर पहुँचता है। 
नगः के पश्चिमी भाग में धुआँ बहुत कम पहुँचता हे; और इसलिए 
धनिक लोग प्रायः पश्चिमी भाग में ही रहना पसन्द करते हैं । 

स्काटलेंड--स्काटलैंड और इंगलेंड के बीच में पहाड़ियाँ हैं, 
जे! शीवियट हिल्‍्स (()॥०४४० म॥8) कहलाती हैं। इन्हीं पहाड़यों 
के कारण ये दोनों देश बहुत काल तक एक दूसरे से अलग रहे | माध्य- 
मिक्‌ काल में दोनों में परस्पर युद्ध भी खूब हुए; और टयूडर-काल तक 
देनो देशों को जातियों में वैरभाव चलता रहा । परन्तु जैसा कि आगे 
चलकर बतलाया जायगा, जेम्स प्रथम के समय में दोनों देशों के राज- 
सिंहासन मलकर एक हो गये; और इसके एक शताब्दी बाद दानों 
के पालिंमेंटों के भी मिल जाने से इँगलैंड और स्काटलैंड एक सयुक्त 
राज्य में सम्मिलित हो गये | स्काटलैंड के बहुत-से भाग पहाड़ी हैं; और 
उन पहाड़ी भागों में भेड़ें पालने का काम खूब होता है । पहाड़ी प्रान्तों 
के निवासी हाईलेंडर (॥8॥|870078) कहलाते हैं; और वे बहुत 
परिश्रमी तथा ताहती होते हैं। अँगरेज़ी सेना के गोरे अधिकतर स्काट- 
लेंड के दाईलेंडर ही होते हैं। स्काटलैंड के मुख्य नगर एडनबरा 
(#0॥007४॥) और ग्लासगो (5]७७४०७) हैं, जहाँ इंगलैंड के 
नगरों की तरह बहुत-से पुतलीधघर हैं । 

आयरलेड--आआयरलेंड द्वीप आईरिश सागर ([8॥ 809) के 
द्वारा त्रिटेन-द्वीप से प्रथक होता है। आयरलेंड में पहाड़याँ समुद्र-तट 


१० इँगलैंड का इतिहास , 


के श्रास-पास हैं, श्रौर इसलिए देश का पानी बहकर समुद्र में नहीं जा 
सकता | इस कारण वहाँ दलदले बहुत हैं, जिनस देश का बहुत-सा 
भाग बेकार हो गया है। समुद्र-तट को पहाडियाँ पाना बरसानेवाली 
हवाओं के अन्दर नहीं आने देतीं; ओर इसलिए वहाँ वर्षा भी सन्तोष- 
जनक नहीं होती । ये प्राकृतृक कठिनाइयाँ और त्रुटियाँ आयरलेड की 
उन्नत के मार्ग में बहुत बाघा डालती हैं । 

आआआयरलेंड के निवासी पक्के कैथोलिक हैं, और इसी कारण “घम- 
सुधार? (8७600090070) के पश्चात्‌ उनकी इँगलेंडवालों से 
कभी न बनी । इंगलेंड के शन्रओं ने इससे नाभ उठाया; और कई 
बार उन्होंने आयरलेंड की जनता के उत्तेजित करके देश में विद्रोह 
करा दिया | सन्‌ श्द०१ में आयरलेंड भी इंगलंड और स्काटलैंड के 
संयुक्त राज्यों में मिला लिया गया; परन्तु इंगलंड की प्रोटेस्टट सरकार 
के प्रत आयरलेंडवालों की सहानुभूति कभी न हो सकी | पूरी एक 
शताब्दी तक आयरलेड में स्वराज्य' के लिए आनन्‍्दालन हेता रहा। 
भ्रभी कुछ वष हुए आयरलेंड के प्रश्न का इस प्रकार 'नबटारा हुआ है 
कि उत्तरी भाग, जिसमें प्राटेस्टटों को प्रधानता है, ब्रांटश-संयुक्तराज्य 
(ए7०१ ए॥६000) म सम्मिलित रहेगा और दक्षिणी थाग को, 
जिसके निवासी अधिकतर केथालिक हैं, आइरिश फ्री स्टेट ([749॥ 
ए५०७७ 808॥०) की नाम देकर स्वराज्य द॑ दिया गया है। 


पहला भाग 


प्राचोन तथा माध्यमिक इँगलेंड का इतिहास 





पहला खण्ड 


प्राचीन ईंगलेंड तथा नामन विजय के 
पूव की दशा 


72[)07 06460 0५ 49]69॥/(प्राध्वा ७६॥॥0॥9५8 


पहला परिच्छेद 


प्राचोन ब्रिटेन तथा रामन दझ्ाति का राज्य 


प्राचीन निवासी--ब्रिटिश टापुओं के सबसे प्राचीन निवासी काले 
रड़ क असमभ्य मनुष्य थे, जो धातुओं तक से परिचित न थे और जो 
पशुओं की खाल ओढ़कर ओर कच्चा मांस खाकर निर्वाह करते ये। 
ईसा से लगभग सात सो वष पूव एक नई गोरे रज्ञ की जाति ब्रिटेन द्वीप 
और आयरलेंड में आकर बस गई ओर उसने प्राचीन अ्सम्य निवासियों 
को निकाल बाहर किया | यह नई जाति कैल्ट (00]६8) नाम से प्रसिद्ध 
है ओर इसकी कई शाखाये थीं | आयरलेंड में बसनेवाली शाखा स्काट 
(8००॥४), ब्रिटेन के उत्तरवाली शाखा पट (!2008) और ब्रिटेन के 
दक्षिणवाली शाखा ब्रिटेन (॥70079) कहलाती थी। इन शाखाश्रों 
में त्रिटनों की संखया अधिक थी ओर उन्हीं के नाम पर इस द्वीप का 
नाम ब्रिटेन (छापाकाग) पड़ा । 

त्रिटन जाति की सभ्यता तथा धमे--ब्रियनों की सभ्यता बिल- 
कुल साधारण थी । उनका मुख्य उद्यम खेती करना था| उनकी सबसे 
बड़ी पूँजी भेड़ें ओर गायें समकरी जाती थों | वे लोग धातुश्रों से परिचित 
थे, लोहे के हथियार बनाते थे ओर चाँदी-सोने के गहने पहनते थे । 
एशियामाइनर के निवासी, जो उस काल में समुद्र के व्यापार के लिए 
प्रसिद्ध थे, इस द्वीप से टीन इत्यादि लेने आया करते थे ओर उसके बदले 
में यहाँवालों को प्रायः वस्त्र दे जाते थे। इन्हीं विदेशी व्यापारियों से 
सम्बन्ध होने के कारण समुद्र-तठ के निकट बसनेवालों में सभ्यता के कुछ 
लक्षण पाथे जाते थे, परन्तु द्वीप के भीतरो निवासी श्रभी तक जड्ली थे और 
अपने शरीर को रंगे हुए. और पशुओं को खाल आंढ़े फिरा करते ये | 

१३ 


श्४ इंगलेंड का इतिहास 


ब्रिटनों में सूय्य, चन्द्रमा, जल, अग्नि इत्यादि प्राकृतिक पदार्थों की 
पूजा होती थी, परन्तु अच्छी तरह सभ्य न होने के कारण वे अपने देव- 
ताआं। को प्रसन्न करने का केवल यही एक साधन जानते थे के उनके सम्मुख 
मनुष्यों की बलि चढ़ाई जाय। वे ल्लोग कुछ दत्षों का मी बहुत 
पवित्र समझते थे ओर पुराहितों के अतिरिक्त उन्हें कोई न काट सकता 
था | यह पुराहत ड्रड (])708) कहलाते थे और उनका प्रमाज 
में बढ़ा मान होता था | ड्र ड उन लोगो के शिक्षक तथा वैद्य भो होते 
थ्रे और वही उनके आपस के कूगढ़ों का निबठारा कर दिया करते थे | 

जूलियस सीजर के आक्रमण--ईसा से लगभग आधी शताब्दो 
पूर्व उस, काल के प्रसिद्ध रोमन साम्राज्य का प्रसि३ योद्धा जूलियस 
मीज़र (तप (४ए४क7) फ्रांस को विजय करने का प्रयत्न कर (हा 
था| उस समय फ्रांस में बसनेवाली जाति भी केल्ट जांत ही की 
एक शाखा थी और इसलिए सजातीय हाने के कारण ब्रिटेन-निवासी 
भी कभी-कभी फ्रासवालों की सहायता के लिए पहुँच जाते थे । 
सहायता को रोकने के लिए जूलियस सीज़र ने दो बार सेना लेकर ब्िटेन 
द्वीप पर चढ़ाई की जिससे यहाँवाले इतने भयभीत हो गये क 
उन्होंने फर फ्रासवालो को सहायता के लिए जाने का साहस न किया । 
जूलियस सीज़र का यह अ्रभिप्राय न था कि इस द्वीप भें रोमन राज्य 
ध्थापित किया जाय | उसके आक्रमण का महत्व केवल थही $ कि 
उसने इस हीप का विस्तृत व्शंन लिखा है, जससे पहाँ की गचीन 
ब्रिटन जाति के रहन-सददन का पता चलता है | 

रोमन राज्य की स्थापना--जूलियस सीज़र के आक्रमण के लग- 
मग एक शताब्दी बाद रमनों ने इस दीप को जीतकर रोमन साम्राज्य 
में मिला लेने का प्रयत्न आरम्भ किया । सन्‌ ४३ में रमन सम्राट 
क्लाडियस (]2॥॥]/8/'0।' ()|8४७॥08) ने इस द्वीप पर चढ़ाई करने 
के लिए, बहुत बड़ी सेना भेजी । त्रटनों ने बड़ी वीरता से इस सेना से 
युद्ध किया, परन्तु उनके लए सुसाज्जत रोमन सिपाहयों के सामने 


प्राचीन ब्रिठेन तथा रोमन जाति का राज्य श्पू 


ठहरना कठिन था। द्वीप का दक्षिणी भाग रोमनें के अ्रधीन हो गया 
श्रौर इस प्रकार यहाँ रोमन राज्य का प्रारम्भ हुआ। द्वीप में रोमन 
राज्य की उत्तरी सीमा नियत करने के लिए एक कई मील लम्बी दीवार 
बनवाई गई, जिसके खँड॒हरों के चिह्न श्राज तक विद्यमान हैं | 

रोमन राज्य का प्रभाव-दक्षिण ब्रिटेन में रोमन राज्य लगभग 
साढ़े तीन सी वर्ष तक रहा। इस काल में पाँच रोमन *प्नाट स्वय 
इस द्वीप की सैर करने आये । सम्राट की और से शासन करने के लिए. 
एक गवनर नियुक्त करके भेजा जाता था । रामनों ने इस द्वीप में सम्यता 
फेलाने का भी बहुत कुछ प्रयत्न कया । जज्ञल और दलदलें साफ़ की 
गई ओर अब यहाँ सुन्दर नगर दीख पड़ने लगे। देश के |भन्न भिन्न 
भाग मे आने-जाने की सुविधा के लिए. पक्की सड़के बनवाई गई 
जिनसे व्यापार की उन्नात हुई। द्वीप में खेतों खूब होती था और 
रामन सेना की रसद के लिए प्राय: यहाँ से अ्रनाज भेजा जाता था । 
ब्रटनों के ड् ड॒ पुराहित निकाल बाहर किये गये ओर यहाँ के निवासी 
रोमन देवताओं को पूजा करने लगे । सम्राट कांस्टेनटाइन ([ऐ70/0' 
(१078/87076) के राज्यकाल में जब रोमन क्षाम्राज्य में ईसाई-मत 
को राजधम मान लिया गया तब नत््रटन द्वीप में भी ईसाई-धम का 
प्रचार आरम्म हुआ | द्वीप में एक ब्रिटिश चच# स्थापित कया गया, 
जहाँ के पादरियों ने जाकर पास के आयरलैंड द्वीप में भी ईसाई-मत 
के फेलाया ! 

परन्तु इन सब लाभा के साथ-साथ एक परततन्र जाति हो जाने के 
कारण त्रिटनो के बहुत-सी हानि भी हुई। रोमन शासक ब्रिटनों को 
एक पराजित जाति समझते थे और उनको देश के शासन में कभी उच्च 
स्थान न देते थे | इस कारण ब्रिटनों में आत्मगौरव, साहस तथा वीरता 

#वतेमान समय के वेलज़ और आयरलंड के चच की उल्पात्त इसी 
रोमन-काल के ब्रिटिश चच से मानी जाती है। 





१६ इंगलेंड का इतिहास 


के गुण धीरे-धीरे लुप्त दो गये और, जैसा कि हम अ्रगले परिच्छेद में 
बतलावेंगे, रोमन संनांश्रों के देश से चले जाने के बाद 'ब्रटन जाति 
इतनी बलहीन थी कि एक दूसरी विदेशी जाति ने आकर सुगमता- 
पूबक द्वीप पर अपना आंधकार जमा किया । 

रोमन राज्य का अज़्त (४१०)--पाँचवीं शताब्दी के आरम्भ 
में रोमन साम्राज्य पर बहुत से शत्रुओं के आक्रमण हो रहे थे। ऐसे 
सझ्टूट के समय में रोमनों के स्वयं रोम की रक्षा के लिए सेनाओं की 
बहुत आवश्यकता थी। इसलिए, रोमनों ने ब्रिटेन ढीप से अपनी सब 
सैनायें हहा लीं और सन्‌ ४१० में सम्राट ह्ोनोरियस (ग्रा॥ए0श"०7 
प॒०ा0४०४७) ने यह घोषणा कर दी कि द्वीपनिवासी अब अपना 
प्रबन्ध स्वयं कर | इस समय से इस द्वीप में रोमन राज्य का अन्त 
हुआ । 


मुख्य-मुख्य तिथियाँ 


ईसा से धर व पूर्व--जूलियस सीज़र का पहला आक्रमण | 
ईसा से ५४ वष पूव -जूलयस सीज़र का दूसरा अआ्रक्रभण | 
रान्‌ ४३ - रोमन राज्य का प्रारम्भ । 
सन्‌ ४१०--रोमन राज्य का अ्रन्त 


दूसरा परिच्छेद 


अगरेज़ जाति का आगमन 


रोमनों के पश्चात्‌ ब्रिटेन की दशा--रोमन सेनाओं के हट जाने 
के पश्चात्‌ ब्रिय्न जाति बड़े सड्डूट में पड़ गई। द्वीप के उत्तर में 
बसनेवाली पिक्ट और आयरलैंड की स्काट जातियों ने ब्रिटनों के देश 
पर धावा मारना शुरू किया | बहुत काल तक परतन्त्र रहने के कारण 
ब्रियन बिलकुल शक्तिहीन हो गये थे | इस कारण वे इन धात्रों के 
रोकने का केई प्रबन्ध न कर सके। उन्होंने रोमनों के भी अपनी 
दद-भरी कहानी (070७॥8 ० ४॥6 छ87॥078) लिखकर भेजी, 
परन्तु रोमन अपने ही देश की रक्षा में इतने लगे हुए थे कि वे ब्रियनों 
का केाई सहायता न भेज सके । 

एक नई जाति का द्वीप में प्रवेश (४४९)--रोमनों की सहायता 
से निराश होकर ब्रिटनों ने डेनमाक के उत्तर में बसनेबाली जूठ जाति 
(30॥68) वे। अपनी रक्ता के लिए बुलाया | सन्‌ ४४९ में जूट जाति 
के दे सरदार होरसा ([0788) ओर हेंगेस्ट (प्र७72०४॥) ब्रिठेन 
द्वीप में थेनेट ([॥॥97९४) नामक स्थान पर आकर उतरे। द्वीप में 
प्रवेश पाते द्वी जुटें ने ब्रिटनों ही के भगाना शुरू किया ओर धीरे-धीरे 
वे स्वयं पू्वीय भाग में बसने लगे। इस प्रकार ब्रिटनों ही के निमन्त्रण 
द्वारा एक नई जाति के इस द्वीप पर अधिकार जमा लेने का अवसर 
मिल गया । 

ऑआँगरेज़ों का द्वीप में फैलना--जूटों की सफलता देखकर उनकी 
पड़ासी जातियों अर्थात्‌ श्रांग्लो (॥78०8) और सेक्सनों (8७50॥9) 
ने भी ब्रिटेन द्वीप पर धावे मारना और यहा पर बलपूवक अपना निवास- 

१७ 


श्ष इंगलेंड का इतिहास 


स्थान बनाना आरम्भ किया । अआंग्ल, सेक्‍्सन और जूट ये तीनों जातियाँ 
ट्यूटन जाति (॥67॥070 १9९९) की शाखायें थीं। उनका अपना 
आदि देश जम॑नी तथा डेनमाक उस काल में उजाड़ हो जाने के कारण 
उन्होंने ब्रिटेन की उपजाऊ भूमि में बसना अ्रच्छा समझता | प्राचीन ब्रिटन 
जाति द्वीप के पूर्वीय तथा दक्षिणी भागों से निकाल बाहर की गई और 
इन भागों में इन नरें जातियों ने अपना अधिकार जमा लिया | ब्रिटनों 
का द्वीप से निकालने में इन नई जातियों के पूरे डेढ़ सी वर्ष लगे और 
इस काल में देनों जातियों में कई बार घोर युद्ध भी हुए। इस काल 
के पश्चात्‌ केवल द्वीप के पश्चिमी भाग की पहाड़ियों में ब्रिटनों के घर 
बच रहे ओर यह भाग वेल्ज़ (५५॥०५७) कहलाने लगा क्येंकि बटन 
जाति वेल्श (५४०)७)॥) नाम से भी पुकारी जाती थी | 

जूट, आंग्ल तथा सेक्सन सजाताय ता थे ही । अब एक ही द्वीप में 
बस जाने के कारण वे परस्पर इतने हिल-मिल गये कि उनमें कोाई 
अन्तर न रहा। इन्हीं तीनों उपजातियों के मिलने से “अ्रंगरेज़ जाति? 
(70७ ॥78)78॥) बनी जो उधर काल से बराबर इस द्वीप्र में बसी 
हुई है । इन उपजातियों में आंग्लो की संख्या अधिक रही और उन्हीं 
के नाम पर इस द्वीप के दक्षिणी अ्रधमाग का नाम इंगलेंड [परर- 
]870) पड़ा । ' 

उसी समय के लगभग आयरलेंडवाली स्काट जाति (8९०॥७) 
द्वीप के उत्तरी भाग में आकर बस गई । धीरे-धीर उस भाग के प्राचीन 
आौर नवीन निवासी अर्थात्‌ केल्ट जाति की पिकट और सरुकाट उप- 
जांतियों आपस में हिल-मलकर एक हो गई" झूक्राटों के नाम पर द्वीप 
का उत्तरी अ्रधमाग स्काटलेंड (७००।४॥0) कहलाने लगा। 

अंगरेजों के आगमन का प्रभाव-जुट, आँग्ल और सेक्सन निर्दयी, 
लड़ाके और लूटमार के शोक़ीन थे। अपने आदि निवास-स्थान में उनके 
प्रायः ग्रामीण जीवन ही की आदत थी | इस कारण इन उपजांतियों से 
मिलकर बननेवाली प्रार्चान श्रेंगरज़ जाति में भी यहां सब लक्षण प्रधान 


ग्रगगेज़ जाति का आगमन श्ह 


रहे । अ्रंगरेज़ों ने रोमन काल के नगरों इत्यादि का नाश कर डाला 
श्रोर उनके आने के समय से द्वीप में रोमन सभ्यता के चिह्न लुप्त हेने 
लगे । प्राचीन अँगरेज़ ईसाई-घमं के अनुयायी न थे । इसलिए उन्होंने 
गिरजाघरों के भी तोड़ डाला और इस प्रकार ईसाई-धर्म भी जिसका 
रोमन काल मं इस द्वीप में प्रचार हा गया था, यहाँ से ग्ायत्र हो 
गया । थोड़े से प्राचीन नामो के अतिरिक्त इंगैलेंड में रोमन प्रभाव के 











४ ॥, 
ऐ | ब्व। 
भरत, | ॥।।] 
॥॥॥0॥/॥0॥॥ ॥॥॥ 


अंगरेज़ों का आगमन 


चिह्न कुछ भी बाक़ी न रहे | अंगरेज़ों के आगमन के समय से यहाँ 
एक नये ही ढद्ण की सभ्यता आरम्म हुई, जिसे “आंग्ल सेक्‍्सन 
सभ्यता? (॥॥20-5॥४0०॥ (॥पा०) कहते हैं। वतंमान अँगरेज़ी 
भाषा तथा शासन-पद्धति की उत्पत्ति इसी सभ्यता से मानी जाती 
है। हम ईंस सभ्यता के उत्थान का विस्तारपूषंक वशणन पाँचवें 
परिच्छेद में करंगे । 


२० इंगलेंड का इतिहास 


प्राचीन अँगरेज़ी रियासतें--प्राचीन अँगरेज़ों में छोटी-छोटी 
टोलियों के अलग-अलग सरदार होते थे। धीरे-धीरे इस जात में 
राजाओं की प्रणाली आरम्भ हुई और देश में बहुत-सी छोटी-छोटी 
रियासतें स्थापित हो गई । कुछ समय के पश्चात्‌ छोटी-छोटी रियासतों 
के मिल जाने से बड़ी-बड़ी रियासतें बनने लगीं। सातवीं तथा आढबीं 
शताब्दी में इंगलेंड सात बड़ी रियासतों में विभक्त था, जो “'सप्तराज्य” 
(प्॒०)४७7"०८॥४) के नाम से प्रसिद्ध हैं। आगे चलकर हम बतलावेंगे 
कि इन सातों रियासतों के मिलने से इंगलेंड में किस प्रकार एकच्छ॒त्र 
राज्य की स्थापना हुई । 

मुख्य-मुख्य तिथियाँ 

सन्‌ ४१० से ४४९ तक--ब्रिटेन जाति की स्वतन्त्रता का काल 
(रामन राज्य के पश्चात्‌) | 

सन्‌ ४४९--“अँगरेज़ी विजय” का प्रारम्म | 

सन्‌ ४४९ से ४८६ तक--अ्रेंगरेज़ों के '“सप्तराज्य” की स्थापना 
का काल। 


तीसरा परिच्छेद 


इसाई-धम का प्रचार 


अँगरेजों का प्राचीन धमे--रोमनकाल में ब्रिटेन द्वीप में ईसाई- 
मत का प्रचार हो चुका था, परन्तु अ्रंगरेज़ों के आने पर यह मत बिल- 
कुल लुप्त हो गया। प्राचीन अँगरेज़ ईसाई -मत के बड़े विरोधी थे । 
वे भी प्राचीन ब्रिटनोीं की भाँति सूर्य, चन्द्रमा इत्यादि की उपासना करते 
थे ओर इन्हीं प्राचान देवताओं के नाम पर अ्रेंगरेज़ी भाषा में सप्ताह 
के दिनें के नाम बने हैं ।% 

आगस्ट।इन-द्वारा इेसाई-सत का प्रचार--श्रगरेज़-जाति में ईसाई- 
मत के प्रचार को कथा बड़ी सुन्दर है। एक समय रोम के प्रसिद्ध पाप 
ग्रीगरी (07०2०7४) ने कुछ अँगरेज़ बालकों के रोम के बाज़ार में 
बिकते हुए देखा । उनकी सुन्दरता तथा भेल्षेपन का ग्रीगरी पर बड़ा 
प्रभाव पड़ा और उसने यह निश्चय कर लिया कि उसके निवासस्थान ब्रिटेन 
द्वीप के, जहाँ पहले भी ईसाई-मत का प्रचार हो चुका था, फिर से ईसाई 
बनाया जाय | पोप की पदवी प्राप्त करते ही ग्रीगरी ने आगध्टाइन 
(७ 0४४७४॥6) के कुछ और पादरियों-सहित इंगलेंड में ईसाई-घम्म 
का प्रचार करने के लिए भेजा | सन्‌ ४९७ में उसी थेनेट के स्थान पर, 
जहाँ डेढ़ सो वर्ष पहले अँगरेज़ों की पहली टोली आकर उतरी थी, आग- 
स्टाइन भी आकर उतरा । उस समय इंगलेंड कई छेटी-छेयी रियासतों 

# जा लेग ईसाई-धम के नहीं मानते उन्हें ईसाई लेग द्दीदिन 
(प्ृ७०७६॥०७४) कहते हैं| 

२१ 


२२ 


हद हे 


>+ 75 
कर कप 


ता 


हि 


| 4 


थी 
धर 


च्डु ि 
गलंड का इतिहास 





शे 


घम का प्रचार 


भार में रैंसाईं 


कै 


दर 
है 


ईसाई-धम का प्रचार २३ 


में विभक्त था। आगस्टाइन ने केन्ट ([(०७7॥) के राजा एयेलबट 
([॥०॥॥९४) के दर्बार में जाकर ईसाई-धरम की महिमा बतलानी 
शुरू की । एथेलबट का विवाह पहले ही एक फ्रांसीसी ईसाई राजकुमारी 
से है चुका था इसलिए, उसने शीघ्र ही ईसाई-मत के ह्वीकर कर 
लिया और उसकी अधिकांश प्रजा भी ईसाई हा गई। श्रागस्टाइन के 
केन्टबर के स्थान पर चच बनाने की आशा दे दी गई और वह उसका 
पहला बड़ा पादर, (कपाछा #णलीकगं8॥0% ० एशाशपषाफ़) 
नियत हुअ, अ्रगरेज़ों का सबसे प्रथम चच होने के कारण ही आज- 
कल भी केन्टबरी के चच का इंगले< में बहुत मान होता है श्रोर उसका 
बढ़ा पदारी समस्त इंगालश चर्चो का श्राधष्ठाता माना जाता है । 
इंस।इ-मत ८ फैपना--केंट से ईसाई-मत इँंगलेंड के अन्य 
भागों में फेलना शुरू हुआ एथेलबट की कन्या का विवाह नाथ म्ब्रया 
(१९०४॥४॥॥।॥४७, के राजा एडविन (70 जाग) के साथ हुआा 
ओर वह अपने साथ परालिस (?कप्ताता8) नामक एक पादरी का 
लेती गई परालिंत ने एडविन के ईसाई बनाया और नाथमि्त्रया में 
ईसाई म6 कः प्रचार किया | वह याके का पहला बड़ा पादरी ([प४8 
॥०2॥/॥8॥0 ०! ४०7६) नियत हुआ । केन्टबरी के चच के 
बाद इँगलेंः में दूसरे नम्बर पर याक ही के चर्च का आदर होता है । 
नाथम्त्रियः की पड़ोसी रियासत मसिया (6४८४७) के राजा 
पेंडा (200708) के ईसाई घम पसन्द न आथा । वह प्राचीन धमं का 
कट्टर पक्षणाती था ओर उसने ईसाई घम के फैलने में तरह तरह की 
बाधाये डालीं . एक युद्ध में उसने एडविन के निहत किया और हस 
घटना के बाद नाथ म्त्रिया में ईसाई-धम लुप्त होने लगा | परन्तु थोड़े ही 
दिनों बाद पंडा स्वयं एक युद्ध में मारा गया श्रीर उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ 
ईसाई-घम का केाई शक्तिशाली विरोधी बाक़ी न रहा । एडन (॥[0१क॥) 
नामक एक आयरलेंड के पादरी ने आकर नाथ॑मम्ब्रया में फिर से ईसाई- 
धर्म फेलाया । मसिया राज्य के निवासियों ने भी इस मत के स्वीकार 


२४ इंगलेंड का इतिहास 


कर लिया और धीरे-धीरे समस्त इंगलेंड ईसाई-घम का अनुयायी 
हो गया । 

हाइटबी की धर्मंसभा (8एा०१ ०! फ्वांफ़ए) (६६४)-- 
इंगलेंड में दा प्रकार के पादरियों द्वारा ईसाई-मत का प्रचार हुआ। 
एक तो रोम के पादरी जो आगस्टाइन के साथ आये थे और दूसरे 
आयरलैंड के पादरी जो एडन के साथ आये थे । रोम और आयरलेंड 
के चर्च अलग अलग ढंग के थे और दानों में कुछ धामिक विधियों में 
भी मेद था । इस प्रकार समस्त इंगलेंड में एक धर्म फैल जाने पर भी 
दो भिन्न-भिन्न ढंग की रीतयाँ प्रचलित रहीं। इस भेद के हटाने के 
लिए सन्‌ ६६४ में हाइटबी (५॥४७५) क स्थान पर एक .बड़ी धमम- 
सभा (5ए700) बुलाई गई, जिसका सभापति नाथम्त्रिया का राजा 
आसबी (08फए) था | आ्रायरलेंड तथा रोम दोनों चच की विधियों 
पर वादविवाद सुनने के पश्चात्‌ राजा आसवी ने रोमन चच के पक्ष में 
व्यवस्था दी और यह निश्चित हा गया कि इँंगलेंड के सारे चच रोमन 
ढंग ही का अ्नुकरण करंगे। 

यह एक बड़ा महख्पूर्ण निर्णय था। इसके द्वारा इंगलेंड का 
रोम से सम्बन्ध हो गया, जो उस काल में सभ्यता तथा कला-केोशल 
का केन्द्र था और जहाँ की रीतियों के अधिकांश योर में माना जाता 
था। यदि इंगलेंडवालों ने आयरलेंड के चच का अनुकरण किया 
होता, तो उनमें जातीय एकता का विकास होना कठिन था, क्योंकि 
आयरलैंड के चर्च में छोटे-छोटे बहुत-से समुदाय हैं और वे भली 
भाँति संगठित नहीं हैं । 

थियोडोर द्वारा अगरेजी चच का संगठन--हाइटबी की घम- 
सभा के चार साल बाद थियेडार ([%९०१००) नामक एक प्रसिद्ध 
यूनानी विद्वान्‌ केन्टबरी का बड़ा पादरी नियत हुआ | उसने श्रंगरेज़ी 
चर्च का रोमन ढंग के अनुसार सज़्डन किया और चच के कमचारियों 
की श्रेणियाँ बना दीं । प्रत्येक मुहल्ले में एक पुरोहित ([0+680) होता 


ईसाई-धर्म का प्रचार र्फ््‌ 


था और सारे पुरोहित नगर या ज़िले के पादरी (88॥09) के 
अधीन होते थे । सारे पादरी प्रान्त के बड़े पादरी (॥४७॥७१७॥०४) 
के अधीन होते थे और रोम का पाप समस्त चचे का अधिष्ठाता माना 
जाता था । 

देश के मिन्न-मिन्न भागों में मढ (१०॥8४७॥०"४) स्थापित किये 
गये, जिनमें रहनेवाले साधु (॥०॥) और साध्वी (पा) यह प्रण 
करते थे कि विवाह इत्यादि के सांसारिक बखेड़ों में न पड़कर अपना 
समस्त जीवन धर्म-प्रचार तथा दौन दुखियों की सहायता में व्यतीत 
करंगे । मठों-द्वारा ईसाई-मत की शिक्षा फेलने के अतिरिक्त देश- 
वासियों का उपकार भी बहुत हुआ | प्रत्येक मठ के साथ अस्पताल, 
पाठशाला और छेटा-सा पुस्तकालय रहता था और वहीं ग़रीब तथा 
अपाहिजों के लिए अन्नन्षेत्र का भी प्रबन्ध होता था । 

चच्चे का उत्तम प्रभाव -ईसाई-मत के फलने का इँगलेंड के 
निवासियों पर बड़ा उत्तम प्रभाव पड़ा । अंगरेज़ त्रमी तक निर्दंयी तथा 
लड़ाके होते थे, परन्तु ईसाई-धम की उच्च शिक्षाओ्रों ने उनके जीवन 
के उपयेागी तथा शान्तिमय बना दिया। चच के सज्गजठन से देश- 
वासियों में एकता के भाव का अकुर लगा | धार्मिक एकता ने राजनीतिक 
एकता के लिए रास्ता साफ़ किया और अलग-अलग रियासतों के स्थान 
पर समस्त इंगलेंड में एकच्छुत्र राज्य ध्यापित हाने में इससे बड़ी सदह्दायता 
मिली । चच ही के द्वारा इंगलेंड में विद्या का प्रचार हुआ। श्रेंगरेज़ी 
भाषा का सबसे प्रथम कवि कौडमन (0७0॥07) तथा इँगलैँंड के 
धामिक इतिहास (]000]0899॥09&) पा४07"9) का प्रसिद्ध लेखक 
माननोय बीड (१७॥९'७)।७ 3000) दोनों मठों के अधिष्ठाता थे। 
राज्य के उच्च पदों में भी प्रायः चचवालों ही की प्रधानता रहती थी। 
प्राचीन इंगलेंड का सबसे बड़ा राजनीतिश्ञ डंसटन (])प्रा४(क्षा)) 
केटबंरी का बड़ा पादरी था। कई शताब्दी तक च्च ओर राज्य में 
बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध बना रहा | 


२६ इंगलेंड का इतिहास 


इस प्रकार चर्च ने अँगरेज़ों को जीवन का उच्च आदशे सखलाया, 
उनमें जातीयता का भाव उत्पन्न किया ओर देश-सेवा के लए प्राविद्ध 
कवियों, विद्वानों तथा राजनीतिशों के तेयार किया । 


मुख्य-मख्य तिथियाँ 


सन्‌ ५९७-आगस्टाइन का इंगलेंड में आगमन तथा केन्ट राज्य 
में ईसाई मत का प्रचार । 

सन्‌ ६२७--पालिस-द्वारा नाथम्त्रिया में ईसाई-मत का प्रचार। 

सन्‌ ६५४--ईसाई-मत के विरोधी राजा पेंडा को मृत्यु । 

सन्‌ ६६४ - हाइटबी की धरम-सभा । 

सन्‌ ६६८--थियेडे।र का केटबरी का बड़ा। पादरी ।नयत हवाना | 


चोथा परिच्छेद 
अंगरेज़ों के प्राचीन राजे 
(१) एव्फ्रड तथा डेन जाति के आक्रमण 

“सप्तराज्य”” (]॥७ ॥00॥8/"0॥9४)--प्राचीन काल में इगलेड 
सात छोाटे-छेाटे राज्यों में विभक्त था, जिनमें कभी एक और कभी दूसरे 
राज्य की शक्ति प्रधान हा जाती थां। जिस राज्य की शक्ति अधिक 
होती थी उसके शासक के अन्य राज्य अपना पूज्य मान लेते थे और 
वह “ब्रेटेन का मुख्य राजा” (|)/७४७४)०७) कहलाने लगता था। 
केट ([(0॥॥) राज्य के शासक एज्रेलबट ([08॥0॥॥७४४) के विषय 
में, जिसने सबसे पहले ईसाई मत के ग्रहण किया, इस पहले ही लिख 
चुके हैं। उसका दामाद नाथम्त्रिया का राजा एडविन (0 छत 0 
०७४पाय)8) भी अयने समय का बड़ा प्रसिद्ध शासक हुआा। 
तीसरा राज्य, जिसने खूब उन्नति की, मसिया (४८४०७) का था। 
मसिया के राजा पडा ([?७॥09) ने ईसाई-मत के प्रचार में बहुत बाघा 
डाली । मसिया का दूसरा प्रसिद्ध राजा ओफ़ा (0॥9) हुआ, जिसने 
वेल्ज़ म॑ं बसनेवाली प्राचीन त्रटन जाति से अपने राज्य के सुरक्षित 
रखने के लिए एक बहुत बड़ी खाई खुदबाई। ओफ़ा की इस खाई 
(0979 ])५]:6) के चिह्न भ्रबर तक विद्यमान हैं । 

एकच्छुत्र राज्य की स्थापना--मसिया के पतन के पश्चात्‌ वेसेक्स 
(एए ०४४९५) राज्य का सितारा चमका | इस समय तक अ्रन्य राज्य 
बिलकुल शक्तिहोन हो चुके थे और डेन जाति के श्राक्रमण शुरू हो 
जाने के कारण देश में एकच्छुत्र शाज्य की आवश्यकता भी बहुत थी। 

२७ 


श्च इंगलैंड का इतिहास 


ऐसी स्थिति में वेसेक्त के राजा एखर्ट (0200५) ने सुगमतापूवंक 
अपनी शक्ति बढ़ा ली और धीरे-धीरे समस्त इंगलेंड ने उसे अपना 
सम्राद स्वीकांर कर लिया। इस प्रकार सन्‌ ८१६ में इंग लेंड में एकच्छुत्र 
राज्य की स्थापना हुई। 

महान्‌ एल्फ्रोंड (८७१-६०१)--एग्बट के राजवंश का सबसे 
प्रसिद्ध राजा उसका सबसे छोटा पोता एल्फ्रेड हुआ | एल्फ़ ड ने 
अपना समस्त जावन अ्रपनी प्रजा के हितचिन्तन में व्यतीत किया। 
उसके नाम के आ्राज तक अगरेज़ बड़े गोरव से याद करते हैं। वह 
परिश्रमी, विद्वान, साहसी, वीर तथा योग्य राजनीतर था और अपने 
उत्तम गुणों के कारण “महान्‌ एल्फ्र ड”? (॥|7८0 06 (7०४0 
के नाम से प्रसिद्ध है । 

डेन जाति के आक्रमण -एल्फ्रड के राज्याभिषेक के समय डेन 
जाति के इगलेंड पर खूब आ्राक्ममण हां रद्द थे। डेन ()87069) डेनमाक 
तथा नावें देशों के रहनेवाले थे ओर उन्हें वाइकिंग्स (५||(॥28) भी 
कहते हैं। वे वास्तव में अ्रंगरेज़ा के सजातीय थे, परन्तु अभी तक 
ईसाई नहीं हुए थे। उन्होंने ईसाई देशों में जाकर लूठ-मार करना 
अपना उद्यम बना लिया था ओर वे अगरेज़ों से इसलिए बहुत श्रृणा 
करते थे कि वे अपने प्राचीन निवासस्थान से जाकर ब्रिटेन द्वीप में बसने 
पर ईसाई-धर्म ग्रहण कर चुके थे। डेन बड़े वीर मल्लाह होते थे और 
उनकी पाँच फ़ीट लम्बी भारी कुल्हाड़ी की मार ग़ज़ब की हाती थी | वे 
पहले केवल लूट मार के लिए. इंगलेंड पर श्राक्रमण करते थे, परन्तु 
धीरे-धीरे अब उन्होंने देश में बसना भी शुरू कर दिया था। 

बेडमे।र की सन्धि (८७८)--एल्फ्र ड के राज्यकाल में डेन जाति 
के प्रसिद्ध नेता गथरम (97॥॥7पा॥) ने इंगलेंड पर भारी आक्रमण 
किया | एल्फ्र ड ने बडी वीरता से डेनों का मुक़ाबला किया, परन्तु अन्त 
में उसने समझ लिया कि भलाई इसी में है कि उनसे बटवारे की सन्धि 
कर ली जाय । सन्‌ ८७८ में एल्फ्रड ने गथरम से वेडमे।र की सन्धि 


श्रेंगरेज़ो मे प्राचीन राजे २९ 








5350053%600७७७७७४७७७॥७७७७ _ आयु 


बेन्० 2 ही 


महान एलफ़ ड 


६० इंगलेंड का इतिहास 


([7९४४ए ० ए८०१॥07'४) की, जिसके अनुसार इँगलेंड का उत्तरी 
तथा पूर्वी भाग गथरम के और पश्चिमी तथा दक्षिणी भाग एल्फ्र ड के 
श्रधीन रहा | इसके अतिरिक्त गथरम ने अपने साथियों-सहित ईसाई 
होना स्वीकार कर लिया। श्रेंगगज़ तथा डेन सजातीय तथा पड़िसी 
देशों के रहनेवाले तो भे ही; अब घम एक हा जाने से देनों म॑ परत्पर 
धुणा का भाव भी दूर हो गया ओर धीरे-घीरे देनों प्रेममाव से इँगलेंड 
में रहने-सहने लगे | 

डेनों से बंटवारे की सॉनन्‍्ध कर लेना एल्फ्र ड के गूढ़ राजनीतिशञ 
होने का परिचय देता है। वह जानता था कि डेनों के बलकुल देश 
से निकाल देना असम्भव है| सन्धि के समय आधे इंगलेंड के राज्य पर 
सनन्‍्ताष करके उसने वास्तव में समस्त इँगलेंड के डेनों-के अधीन होने 
से बचा लिया। हम बतलावगे कि एल्फ्रड के उत्तराधिकारियों ने 
अवसर पाकर शेप भाग भी डेनों से जीत लिया और इस प्रकार एल्फ्रेड 
की उत्तम राजनीति ने इंगलेंड की बड़े सड्डुट के समय रक्षा की 

एल्फ्रेड के सुधार--डेनों के आक्रमणों का उपाय करने के अति- 
रिक्त एल्फ्र ड ने देश म॑ बहत-से सुधार भी किये। उसे यह देखकर 
बड़ा कष्ट होता था कि अंगरेज़ अपने प्राचीन निवासस्थान में वीर -मनल्लाह 
होने पर भी ब्रिटेन में बसने पर समुद्र-कला बिलकुल भल गये थे। 
उसने समझ लिया कि द्वीप-निवासियों के लिए समुद्र-कल। में निपुण 
होना ही उनकी रक्षा का एकमात्र साधन है। उसने बड़े जहाज़ बनवाये 
ओर इस प्रकार ब्रिटेन की वतमान जगत्‌-प्रसिद्ध जहाज़ी सेना (१९७४५) 
की नींव डाली | इसी जह्यज़ो सेना के भरोसे अ्रंगरेज़ आजकल भमुमण्डल 
के एक चौथाई भाग पर शासन कर रहे हैं | 

एल्फ्रंड का मत था कि प्रजा के हित की चेष्टा करते रहना ही 
राजा का कतव्य है। उसने देश के नियमें में बहुत कुछ सुधार किया 
ओर कानून को उत्तम ।कताबें तेयार कराई' जिससे सब लाग जान सके 
कि किन नियमा-द्धारा देश के न्यायालयों का काम चलता हैं । 


अंगरेज़ों के प्राचीन राजे ३१ 


एल्फ्रेड विद्या का भी बड़ा प्रेमी था। उसके दबौर में विद्वानों का 
बड़ा मान होता था। उसने प्रजा के हित के लिए बहुत-सी प्राचीन 
पुस्तकों का श्रेंगरंज़ी में अनुवाद कराया | वह स्वयं बहुत बड़ा विद्वान 
था और बहुत-सी उत्तम पुस्तकें उसने स्वयं लिखों। एल्फ्रंड 
के राज्ययाल की सबसे प्रसद्ध रचना “ऑग्ल-सेक्सन इतिहास”? 
(0 7९]0-80४0॥ 0॥7"070॥0) है । यह अरगरेज़ों का अपनी भाषा 
में सबसे प्राचीन इतिहास है ओर नामेन विजय के पूवकाल की 
घटनाशञ्रों के लिए यही प्रामाणिक पुस्तक मानी जाती है । 


एल्फ्रेड ने चच में भी बहुत कुछ सुधार किया। डेनों के बरबाद 
किये हुए. गिर्जाबर फिर से बनवाये गये | इसके अतिरिक्त बहुत-से नये 
मठों की स्थापना की गई । उसकी राजकन्या स्वयं एक मठ की संरक्षिका 
बनी | एल्फ्रेड पादरियों के जोबन के उच्च केठि का आदर्श जीवन 
बनाने की सदा चेश करता रहा ओर उसने अ्रयोग्य तथा दुराचारी 
पादरियों के च्च से निकाल बाहर किया । 


इस प्रकार एक वार योद्धा, गूढ़ राजनीतिज्ञ, समाज-सुधारक, देश- 
हितेपां, याग्य विद्वानू, घामिक नेता, किसी भी हांथ्ट से हम एल्फ्रड 
के जावन की समालाचना करें; हम पावेगे कि वह प्रत्येक अज्ञ में पूर्ण 
था ओर इसालए, वह “महान एल्फ्रंड”? कहलाने का पूर्णतया अधि- 
कारी है । 


(२) एल्फ्र ड के उत्तराधिकारी तथा डेनो की विजय 


एडबड (९०१-९२५, “अंगरेज़ों का प्रथम राजां”?-- 
एल्फ्रोंड की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका लड़का एडवर्ड (70 ए७/'१, (॥0 
[069 राज हुआ । जिस भाग पर डेनों ने अधिकार जमा लिया 
था उसको एडबड ने लड़कर फिर वापिस ले लिया | इस प्रकार उतकी 
शक्ति अधिक बढ़ गई ओर उसने “अँंगरेज़ों के राजा? छरताई ण॑ 


३२ इँगलेंड का इतिहास 


॥06 णि&॥9॥) की उपाधि ग्रहण की | सेक्स के राजबंश का लगभग 
७० वष पूर्व ही समस्त इँगलेंड में एकच्छुत्र राज्य स्थापित हो चुका 
था, परन्तु एडवर्ड से पहले सब राजे अपने के केवल “वेसेक्स का 
राजा” ही कहते थे | एडवड पहला राजा हुआ जिसने अपनी उपाधि- 
द्वारा इंगलेंड में एकच्छुन राज्य की घोषणा की । 

शान्तिप्रिय एडगर (९५९-९७५)--एडबड के पोते एडगर ने 
अपने राजवंश की प्रतिष्ता और भी अधिक बढ़ा दी। उसके विषय में 
एक कथा प्रचलित है के छु: छोटे राजाओं ने उसकी नोका 
के डी नदी के पार खेया था। कथा चाहे शअच्तर-अक्ष॒र सत्य न हो, 
परन्तु इससे यह भली भाँत विदित द्वोता है कि एडगर का आस-पास 
के प्रान्तों पर पुणतया अधिकार जमा हुआ था । उसने अपने राज्य में 
बसनेवाले डेनों तथा स्काटलेंड के पड़ोसो राजा से सदा मेल रखा और 
इसी लिए वह “शान्तप्रिय एडगर” ([त97 ॥॥6 ?6४००९/४)) 
के नाम से प्रसिद्ध है । 

डंसटन धामिक राजनीतिज्ञ--एडगर का प्रधान मन्त्री डंसटन 
([)प्रा४०7) नामक एक प्रसद्ध पादरी था । एडगर ने उसे 
केटबरी का बड़ा पादरी (॥72॥099॥09 ० 08700+पा'ए ) भी 
बना दिया था और इस प्रकार चर्च तथा राज्य दोनों में वह सबसे 
ऊँचे पदों के सुशोभित करता था। डंसटन बड़ा योग्य राजनीतिश 
था और उसी ने एब्गर के शान्‍न्तरप्रिय नीत का अवलम्बन करने का 
परामश दिया था । डसटन ने चच में भी बहुत-से सुधार किये। इस 
समय बहुत-से नये नये मढों की स्थापना हुईं और मठो के साधु अपनी 
विद्वत्ता तथा नःस्वाथ सेवा के कारण उच्च केटि के जीवन के आदश 
माने जाने लगे । इसी कारण बड़े-बड़े पदों पर इन्हीं साधुओं के नियुक्त 
करने का प्रथा धीरे-धीरे बढने लगी 

अयोग्य शासक एथेलरेड (९७९-१०१६)--एडगर ने अपनी 
सृत्यु पर दो पुत्र छाड़े। बड़ा पुत्र शीघ्र ही मार डाला गया और 


अगरेजों के प्राचीन राजे ३३ 


इसके पश्चात्‌ छोटा पुत्र एथेलरेड राजा हुआ | एथयेलरेड सदा नीच 
लोगों की सज्भत में रहता था ओर वह राजकाय के लिए सवंथा अयेोग्य 
था। इसी कारण वह इतिहास में “अ्रयाोग्य राजा एथेलरेड” 
(9॥॥0१९0१ ॥॥6 एंग्रा'./8त9)# कहलाता है। उसकी निबेलता 
से लाभ उढाकर डेनों ने, जिनके आक्रमण एल्फ्र ड के राज्य-काल से 
त्िलकुल बन्द हो गये थे, अब फर इँगलेंड पर धावे मारना शुरू किया । 
इस समय तक डेनमाक और नावें में बड़े राज्य स्थापित हो चुके थे ओर 
डेन अ्रब केवल लुटरे ही नहीं, किन्तु सुसजत सैनिक थे। एयेलरेड 
उनका मुक़ाबला न कर सका ओर अपनी प्रजा पर एक विशेष प्रकार 
का कर (])8702०|0) लगाकर उसने उन्हें धन देकर लाटा देने की 
चेष्ट की। अँगरेज़ों की निबंलता देखकर और धन पाने को लालच से 
डेन अब प्रतिवष धावे मारने लगे | यह देखकर एथेलरेड ने यह आजा 
दे दी कि जितने डेन इंगलेंड में बसे हुए हैं, सब मार डाले जायें। 
इस आज्ञा का ब्राइस नामक साधु के उत्सव के दिन पालन किया गय। 
आर यह घटना “त्राइस के उत्सव का हत्याकाण्ड” (॥[७888076 0[ 
90. ॥700०8 )99) के नाम से प्रसिद्ध हे । 

इस हृत्याकाणड का समाचार पाकर डेनों के राजा स्वेगन 
(5०४०7) ने भारी सेना लेकर अगरेजों से बदला लेने के लिए 
इंगलेंड पर आक्रमण किया | डेनों के आते ही एथेलरेड देश छेड़कर 
भाग निकला और बहुत दिन तक इधर-उधर भागता फिरा। अ्रन्त में 
इंगलेंड लौटने पर अँगगेज़ों का यह अयेग्य तथा निबंल राजा शीघ्र ही 
परलोक सिधारा । 

डेनों की विजय तथा राजा १न्‍्यूट--एथेलरेड की. मृत्यु के 
पश्चात्‌ उसके पुत्र एडमंड ([007070) ने डेनों का मुक़ाबला शुरू 


#६ [7778809ए-शेरा0प (००6९ 07 00046 (७०एाओं - 
(अच्छी सलाद के न माननेवाला) । 


9 2 


३४ हंगलेंड का इतिहास 


किया । स्वेगन की भी सुत्यु हो चुकी थी और अब उसका पुत्र केन्यूट 
((87५॥७) डेनों का राजा था | एडमड# ने बड़ी वीरता से केन्यूट के 
विरुद्ध युद्ध कया ओर उसके खूब छुकाया | परन्तु समय अंगरेज़ों के 
प्रतिकूल द्वोने के कारण इस बीर याद्धा के शीघ्र ही मौत ने उठा लिया। 
एडमड़ के मरते ही केन्यूट,सुगमतापूबंक हँगलेंड का राजा बन बैठा 
ओर इस प्रकार सन्‌ १०१७ में श्रेंगरेज़ डेन जाति के श्रधीन हो गये । 

केन्यूट ने विदेशी राजा होने पर भी अँगरेज़ों का बहुत उपकार 
किया। वह डेनमाक तथा नावें के बड़े देशों का राजा था और इंगलेंड 
उसके राज्य का केवल एक प्रान्त था । उसने इँगलैंड के भूतपूर्व राजा 
एयेलरेड की विधवा से विवाह कर लिया और डेनों तथा गँगरेज़ों के 
प्रति समता का व्यवहार करने की चेष्टा की | उसने बहुत-से अँगरेज़ों के। 
बड़े-बड़े पदों पर नियुक्त किया और उसके राज्यकाल में इंगलैंड -निवा- 
सिये। के। यद्द ध्यान भी न रह्दा कि हम एक विदेशी राजा के अ्रधीन हैं । 

सेक्सन राज्य की पुनः स्थापना--केन्यूट की मृत्यु के पश्चात्‌ 
उसके दो पुत्रों ने, एक दूसरे के बाद, इँगलैंड में राज्य किया; परन्तु वे 
दोनो बड़े अ्रत्याचारी तथा निबंल थे । दूसरे पुत्र की मृत्यु होने पर ऑँग- 
रेज़ों ने सुगमतापूर्वक विदेशी राजा के स्थान पर अपने भृतपूष राजा एथेल- 
रेड के पुत्र का, जो “साधु एडबर्ड” (20 %'ब्वा'त ६० (१076880।) 
के नाम से प्रसिद्ध है, अपना राजा बना लिया | इस प्रकार सन्‌ १०४२ 
में लगभग २५ वर्ष के बाद इंग्लैंड में डेनों के विदेशी राज्य का अन्त 
हुआ ओर सेक्‍्सन राज्य की पुनः स्थापना हो गई। 


(३) नामेन-विजय 
“साधु एडवर्डं? (१०४२-१०६६)--“साधु एडबड” ने पूरे 
२४ वष राज्य किया। वह “साधु एडबड” ([009७0 ६॥७ 


.. %# वह अपनी वीरता के कारण “वीर एडमड” ([00॥]प0 
]70॥४06) के नाम से प्रसद्ध है । 


अंगरेज़ों के प्राचीन राजे श्पू 


(१0॥/08507) इसलिए, कहलाता है कि उसे घामिक बथिषयों का 
अच्छा शान था श्रोर उसका जीवन भी मढों के साधुओं की भाँति पविन्र 
था | परन्तु वह राज्यकार्य में सबथा अयेग्य था और उसका काम सदा 
चापलूस दवारियों के भरोसे चलता था। राजा होने के स्थान पर यदि 
एडबड किसी चच का अधष्ठाता होता ते कहीं अच्छा था। उसने सेट 
पीटर के सम्मानाथ वेस्टमिंस्टर में एक बहुत बड़ा गिर्जा बनवाया जे 
झ्राजकल वेघ्टमिस्टर एबे (५ ०४॥४॥79/67/ 0॥॥७०७ए४) के नाम से 
प्रंसद्ध है। वहाँ इंगलेंड' के राजाओं का राज़्याभिषेक सस्कार होता है 
और बहुत-से राजाश्रो तथा देश के अन्य महापुरुषों की उसी में 
समाधियाँ भी बनी हुई हैं। लगभग दो से वर्ष बाद हेनरी तृतीय ने 
एडवर्ड की बनाई हुईं इमारत में बहुत कुछ परिवतन कर दिया और 
उसके स्थान पर एक सुन्दर गौथिक ढक्कल (500॥0 809०) की 
इमारत बनवा दी जे श्राज तक विद्यमान है। 

दर्बार में नामनों का ज़ोर--“साधु एडवर्ड” को माता नारमंडी 
की राजकुमारी थी और स्वयं उसका पालन-पेषण बहुत दिन तक 
अपनी माता ही के देश में हुआ था। नारमडो फ्रास के उत्तरी भाग का 
नाम है । उस प्रान्त में बसनेवाले वास्तव में डेनों के सनातीय थे और 
इसी लिए वे नाथमैन# तथा नामन (९०॥०॥9॥8) कहलाते थे। 
परन्तु अब उनकी एक प्रथक ही जाति बन गई थी और उन्होंने फ्रेंच 
भाषा तथा फ्रांत के रहन-सहन के ढड्ज के ग्रहण कर लिया था; नारमंडी 
का शजा फ्रांस के राजा के अधीन माना जाता था परन्तु वास्तव में 
उत्की शक्ति श्रपने स्वामी से कहीं बढ़कर थी | 

राजा होते ही “साधु एडवड” ने अपने दर्बार में नामनों के 
भरना शुरू किया। वह नामंनों के अपना सम्बन्धी समझता था और 
उनकी. फ्र च भाषा तथा उनके शआ्राचार-व्यवहार उसे बहुत पसन्द थे। 


४ नाथमैन का अर्थ हे उत्तरी प्रदेश के रहनेवाले 


१६ इंगलेंड का इतिहास 


अपनी प्रजा अर्थात्‌ अ्रगरेज़ों के प्रांत उसका इतना प्रेम न था और 
राज्य तथा चच के शारे बड़े-बड़े पद उसने नामन। ही के दे रखे थे । 

अंगरेज़ी पार्टी का नेता गाडबिन -“साधु एडवड” के राजा 
होने पर अंगरेज़ बहुत प्रसन्न हुए थे कक डेनों के विदेशी राज्य के स्थान 
पर उनके भूतपूब राजा एथेल्मेंड के पुत्र को राज्य मिल गया। परन्तु 
दबार में अब एक दूसरी विदेशी जात अथांत्‌ नामनों का ज़ोर बढ़ते 
देखकर उनमें बड़ा असन्ताष फेलने लगा। गाडविन (000 फ्ांए) 
नामक एक शांक्तशाली अ्रंगरेज़ी नवाब ने अंगरेज़ों का नेता बनकर 
विदेशी नामना का दर्बार में विरोध करना शुरू किया और राजा के 
इस बात पर बाध्य करने की चेष्टा की कि राज्य तथा चच के बड़े पद 
देशवासी अँगरेज़ों ही के मिलने चाहिएँ । 

इस बात पर राजा और गाइविन में खूब कगड़ा चला । अवसर 
पाकर राजा ने गाडविन तथा उसके कुटम्ब के देशरनिकाला दे दिया 
और उनकी जायदाद छीन ली। बहुत दिन तक गाडविन इधर-उधर 
मारा-मारा फिरा; परन्तु अन्त में “ताधु एडवड”? उसके वापिस बुलाने 
और उसकी जायदाद लोटा देने पर बाध्य हुआ; क्योंकि देशवासी 
गाडविन के लिए प्राण तक न्योछावर करने केा तेयार थे और उन्हें।ने 
उसके पक्ष में बहुत बड़ा आन्दोलन खड़ा कर रखा था | इँगलेंड लोटने 
के थाड़े ही दिन बाद देश-हतीषी गाडविन परलोक सिधारा । 

विलियम आफ नारमंडी--इस समय नारमंडी का राजा बहादुर 
बघिलियम था, जे माता के नाते से “साधु एडबर्ड” का भाई भी लगता 
था | एडवड के दर्बार में नामनों का ज़ार बढ़ते देखकर विलियम बहुत 
प्रसन्न हो रहा था | वह बहुत दन से इंगलेंड के राजधिंहासन पर ताक 
लगाये बैठा था ओर सोचता था कि नाम॑नों का ज़ोर बढ़ते रहने 
से उसे अपने मनोरथ की सिद्धि में बड़ी सुविधा होंगी। जिस समय 
गाडवन के देश निकाला हो गया था, विलियम एडबड से भेंट करने 
के लिए इंगलेंड आया। ए.डबड के केाई सन्‍्तान न थी और विलियम 


अगरेज़ों के प्राचीन राजे ३७ 


ने फुसलाकर उससे यह वचन ले लिया कि अपनी मृत्यु के पश्चात्‌ में 
तुमको अपना उत्तराधिकारी नियत करूँगा | 

कुछ समय बाद विलियम के एक दूसरा सुन्दर अवसर ओर मिला । 
गाडवन के पुत्र हेरोल्ड (]870]0) का जह्ज़ प्रतिकूल हवा के कारण 
नारमडी के एक बन्दरगाह में पहुँच गया। «विलियम ने उसे पकड़वा 
बुलाया ओर उसे यह वचन देने पर बाध्य किया कि में तुम्हें “साधु 
एडबड?? का उत्तराधिकारी नियत होने में सहायता दूँगा। अपने पिता 
गाड वन की मृत्यु के पश्चात्‌ अब हेरोलब ही अ्रगरेज़ों का नेता था । 
इसलिए उससे यह वचन प्राप्त कर लेने पर विलियम की मनोरथ-सिद्धि 
की ग्राशार्य अच्छी तरह दृढ़ हो गई' । 

हेरोल्ड का राजा बनना तथा उसकी कठिनाइयाँ---जनवरी सन्‌ 
१०६६ में “साधु एडवड” को मृत्यु हुई। उसके ।॥ई सन्तान न थी। 
ऐसी परिस्थिति में अँगरेज़ों ने यही उचित समभा कि हेरोल्ड ([970]0) 
के, जसके पता गाडबिन ने देश की इतनो सेवा की है और जो स्वयं 
इरू समय देश का जातीय नेता था, राजा बनाया जाय | 

राजा होने पर हेरोल्ड के बहुत-सी कठिनाइयों का सामना करना 
पह। | देश के अन्य नवाब तथा बड़े ज़मींदार उससे डाह करने लगे और 
स्वय उसका सगा भाई एक घरेलू कगड़े के कारण उसका जानी दुश्मन 
हो गया। इसके श्र॑तरिक्त नारमडी के राजा विलियम के आक्रमण का 
भय हर घड़ी बना रहता था | विलियम बहुत दिन से ईंगलेंड का राजा 
हाने के मनसूबे बाँध रहा था और वह!कभी चुप हेकर बैठनेवाला न था। 

विलियम का आक्रमण तथा नामेन-विजय--हेरोल्ड के पहले 
घरेलू वेर-भाव का मज़ा चखना पड़ा । उसके भाई ने नावें के राजा 
की सहायता से इँगलेंड' के उत्तरी भाग पर चढ़ाई कर दी। हेरोल्ड 
अपनी पूरी सेना ज्ञेकर उत्तर को रवाना हुआ ओर स्टेमफ़ोड ब्रज 
(8(७॥07"6 9५028) के युद्ध में उसने अ्रपने भाई तथा नावें के 
राजा का बुरी तरह परास्त किया । 


श्र इगलेंड का इतिहास 


इसी बीच में विलियम ने अवसर पाकर इंगलेंड के दक्षिणी भाग 
पर घावा बोल दिया। उसने घोषणा की कि “साधु एडवर्ड” के 
वचनानुसार में उसका उत्तरा- 
धिकारी हूँ ओर स्वयं हेरोल्ड 
मेरे उत्तराधिकार के स्वीकार 
कर चुका है। देरोल्ड बड़ी 
लि 808 080 2402 ही शीघ्रता से दक्षिण को ओर 
रवाना हुआ और दोना सेनाश्रों 
में १४ अक्टूबर सन्‌ १०६६ के 
दी 2 7 सेन्लेक हेस्टिंग्स (807|8० 
(0. ॥0/शवा 4770 ....०« | [(७98729) के स्थान पर 
हेस्टिग्स का युद्ध घमासान युद्ध हुआ | इंगलेड 
के बहुत-से नवाबों ने डाह के कारण हेरोल्ड का साथ न दिया और 
उसके केवल अपने भरोसे ही विलियम का मुकाबला करना पड़ा । 
अगरेज़ी सेना पैदल थी, परन्तु नामन घोड़ीं पर सवार थे और 
उनके साथ बहुत-से धनुर्धारी योद्धा भी थे। हेरोल्ड ने बड़ी वीरता से 
त्री तोड़कर दुश्मन का मुक़ाबला किया; परन्तु एक तीर के लगने के 
कारण उसकी मृत्यु हो गई ओर यह समाचार पाकर उसकी शेप सेना 
रण्षेत्र छेड़कर भाग निकली | 
नामनों की पूरो विजय हुईं। अ्रेंगरेज़ों ने समक लिया कि अश्रव 
भलाई इसी में है कि विलियम के राजा स्वीकार कर लिया जाय। रप्‌ 
दिसम्बर सन्‌ १०६६ के “साधु एडवर्ड” की बनाई हुई वेस्टमिस्टर एजे 
में विलियम का राज्यामिषेक संस्कार हुआ और उसका इंगलैंड का राजा 
बनने का हादिक मनारथ पूरा हो गया। इस प्रकार अ्रब सेक्‍्सन राज्य 
का अन्त हुआ और उसके स्थान पर नामन-राज्य की स्थापना हो गई। 
नामेन-विजय के कारण--ेरेोल्ड वीर पुरुष तथा साहसी योद्धा 
था, परन्तु अन्य अ्रंगरेज़ी नवाबों ने एक विदेशी आक्रमण के समय में 


७४४००७ धिलगयट222) कि 
शी, ॥ 


9 90०००००७०७०७५४७०४७०७००७ 
है आकोई पैक, मन 





अगरेज़ों के प्राचीन राजे ३९ 


डाह के मारे उसका साथ न दिया। स्वयं उसी के भाई ने घरेलू 
वैर-भाव के कारण इंगलैंड के उत्तरी भाग पर चढाई की जिससे विलि- 
यम के दक्षिणी भाग में सुगमतापूवंक अ्रपनी सेना पहुँचा देने का खुला 
मैदान मिल गया । वास्तव में नामंन आक्रमण के समय अँगरेज़ों मं 
फूट पड़ी हुईं थी और विलियम का जातीय *रूप से मुक़ाबला नहीं किया 
गया | “साधु एडवर्ड” ही के समय से नामन-विजय के लक्षण प्रस्तुत 
हो गये थे आर अब अगरेज़ों के स्वतंत्रता के एकमात्र रक्षक हेरोल्ड के 
पराजित होने पर इंगलेंड-निवासी विलियम आफ़ नारमंडी के अपना 
राजा स्वीकार करने पर बाध्य होना पड़ा 


मुख्य-मुख्य तिथियाँ 
(क) प्राचीन सेक्सन राजा 


सन्‌ ८०२--८३९ #%एग्वर (|02॥0९॥५) 

४ +३९ --८्पद एथेल वुल्फ ([70॥०)७ ४७०) 
# “४८--८६० एथेलबेल्ड (700॥6]॥.8) 0) 
» ५१०--८६६ एथेलबट (7048))0॥५) 


» ८३३- --८७९ एयेलरेड प्रथम ([0॥6९|/७१ ॥) 
» +७१--९०१ कमहान्‌ एल्फ्रूंड (॥|60 ॥॥0 (77880) 
४ १०१--९२५ #बड़ा एडव्ड . (ग्रत9०0 ॥॥6 498७7) 


» ९२५--९४० एथेल्सटन ([70॥08697) 
» ९४०--९४६ एडमंड प्रथम (ताप ) 
» ९४५--९५५४ एडरंड (]१0/890) 

» ९४४--९४९ एडवी (80 छू 9) 


» ९५४९--९७५ #शान्तिप्रिय एडगर ([0897 ॥#6 7०४.०९ए) 
५» ५७४--९७८ शहीद एडवर्ड (00 ज़७"0 ॥॥6 )/(७॥7५५7) 
» ९७८--१०१६ £अयेग्य शासक (]7000॥690 ॥#॥॥6 

एथेलरेड .. एक्ृाए०४७०४ ) 


डं० इंगलेंड का इतिहास 


सन्‌ १०१६ #वीर एडमड (॥90॥070 [707990) 
(ख) डेन जाति के राजा 
39 *०१६--१०३७ #केन्यूट (()80॥९) 


9 १०३७--१०४० हेरोल्ड हेयरफुट ([्र॥00 पृ॥'९00॥) 
9 १०४०---१०४२ हारडिकेन्यूट ([9/'१08॥70९) 

(ग) सेक्सन-राज्य की पुनः स्थापना 
» २०४२--१०६६ #“साधु एडबड” ([70 ज0, ॥॥० 

()07९४807) 
» १०६६ ४#हेरोल्ड; गाडावन ([्रह/0)0 980॥ 0: 
का पुत्र (+00 ए7) 
२५ दिसम्बर धन्‌ १०६६--नामन-राज्य का प्रारम्भ | 


नोट--मुख्य-मुख्य राजाओं के नाम पर यह चिह्न (#) लगा 
ह़आ हे । 


शँगरेज़ों के प्राचीन राजे ४१ 
वंशावली नम्बर १ 


आग्ल-सेक्सन राजाओं की बंशावला 
एग्बट 
(इंगलैंड में एकच्छुत्र राज्य का संस्थापक) 


एयेलवूल्फ 
| 


एथेलबेल्. एथेलबट. ए्येलरेड प्रथथ महान्‌ एल्फ्रोड 
| 








बड़ा एडवर्ड 
ही  ििशशओ 
एथेल्सटन एडमंड प्रथम एडरेड 
| 
एडवी शान्तिप्रिय एडगर 
| | | 
शहीद एडवड अयेग्य शासक एथेलरेड' 
(की 
| 
“वीर एडमंड?? “सापु एडब्रड” 


नोट---ऑँग्ल-सेक्सन-काल का अन्तिम राजा हेरोल्ड (जिसका 
पराजित करके विलियम ने नामंन-राज्य की स्थापना की) राजवंश से 
न था | वह जातीय नेता होने के कारण राजा चुन लिया गया था । 


पाँचवाँ परिच्छेद 


आग्ल-सेक्सन इंगलेंड को सभ्यता 
(१) राजनीतिक संस्थाये 


राजा अरथात्‌ जाति का नेता - अ्रंगरेज़ों में पहले छेटी-छे।टी 
उपजातियों के अलग-अलग सरदार होते थे | परन्तु देश में राजनी।तक 
एकता के बढ़ने तथा एकच्छुत्र राज्य की स्थापना के परिणाम-स्वरूप 
उनमें राजाओं की प्रणाली आरम्भ हुईं । राजा जाति का नेता होता था 
ओर उसका मुख्य कतंव्य अपनी प्रजा की रक्षा करना तथा सेना लेकर 
शन्न का मुक़ाबला करना माना जाता था । राजा का पद वास्तव में जाति 
के चुनाव पर निभर था, परन्तु सब राजा प्रायः वसेकक्‍्स के राजवश ही में 
से चुने जाते थे । राजा की मृत्यु होने पर उसी के बड़े पुत्र का प्रायः 
राजा बना दिया जाता था, परन्तु यांद वह अश्रल्पायु तथा अ्रयाग़्य हो ता 
राजवंश के किसी दूसरे व्यक्ति को राजा चुन लिया जाता था। राजा 
एल्फ्रेड अपने पिता का सबसे छेटा पुत्र था। राजा हेरोल्ड का वंशीय 
आअधिकार की दृष्टि से राजसिहासन पर लेश-मात्र भी हक न था। परन्तु 
वे देनों अपनी योग्यता के कारण राजा चुने गये थे। 

बविटान अर्थांत्‌ प्राचीन पालिमेंट--राजा के राज्यकार्य में विटान 
(५४३६८7४2/९०7००।9) को सलाह मानना अत्यन्त आवश्यक था। 
बिठान के वतंमान पालिमेंट का प्राचीन रूप समभना चाहिए | उसके 
देश की प्रतिनिधि सभा नहीं कहा जा सकता, क्योकि उसके सदस्यों का 
प्रजा-द्वाया निवाचन नहीं हाता था। उसकी सभाओं में राज्य के 

डरे 


आँग्ल-सेक्सन इँगलैंड की सम्यता ४३ 


प्रधान कमंचारी, बड़े नवाब तथा ज़मींदार और बड़े पादरी सम्मिलित 
होते थे और उसका रूप बतमान पालिमेंट की लाड-सभा (प्र॒00४७ ० 
,0709' की तरह था। राजा का ननर्वांचन करना विटान ही का 
अधिकार था | विटान ही युद्ध तथा सन्धि की स्वीकृति देती थी, देश 
के: लिए. क़ानून बनाती थी ओर राज्य के अन्य आवश्यक प्रश्नों का 
निबटारा करती थी। योग्य तथा शक्तिशाली राजाओं पर विठान का 
अधिक दवाब रहना कठिन था, परन्तु फिर भी वह शासनप्रणाली का 
एव प्रधान अग मानी जाती थी 

स्थानाय स्वराज्य तथा न्यायक्रम--शअ्रेंगरेज़ों में स्थानीय स्वराज्य 
की प्रथा प्रार्ची*ं' काल ही से चली आती है | आऑग्ल-सेक्सन-काल में भी 
स्थानीय प्रश्नों का निबयारा स्थानीय सभाश्रों-द्वारा ही होता था । प्रत्येक 
नगर में एव “नगर-सभा? (!'०७7॥॥॥009) होती थी, जो नगर का 
प्रबन्० करती थी और प्रत्येक नागांरक के उसमें संम्मलित होने का 
अंधकार थ' | कई नगर मिलाकर एक “शतकुट्ठम्ब#? ([ृप्ना0790) 
बनता श। जिसका प्रबन्ध “शदसमा” ([[प7व760॥7700॥) करती 
थी । “शतसभा” में प्रत्येक नगर के चार प्रतिनिधि तथा बड़े ज़मींदार 
संम्मलित होते थे और उसे साधारण अपराधियों के दण्ड देने का भी 
अधिकार थ। । कई. “शतकुट्ग्बा” के मिलाकर एक प्रान्त बनता था, 
जिसकः प्रबन्ध “प्रान्तीय सभा? (8॥707700) करती थी। “'प्रान्तीय 
सभा” मे प्रत्येक नगर के चार प्रतिनिधि, प्रत्येक “शतकुटुम्ब?? के बारह 
प्रांतनाधि तथा राज्य के प्रधान कमचारी सम्मलत होते थे और उसके 
बहुत बड़े अधिकार प्राप्त थे। “5 न्‍्तीय सभा” प्रान्त का वबसे बड़ा 
न्यायालय मानी जाती थी ओर बड़े अपराधियों के दण्ड देने तथा जायदाद 
इत्याद के भझगड़ों का निब्रटारा करने का केवल उसी के अधिकार था। 

4 इसका यह नाम इसलिए पड़ा कि प्रत्येक “शतकुटुग्ब” में लग- 
भभ सो कुटठम्परों की बस्ती होती थी | 


४४ इंगलेंड का इतिहास 


अपराध के दण्ड की प्रथा भी बड़ी अनाखी थी | यदि बारह मान- 
नीय पुरुष अभियुक्त के निर्देषी होने की शपथ खाने के तत्पर हो ते 
उसका निर्देषि होना सिद्ध मान लिया जाता था । यदि नहीं, ते उत्तकेा 
गर्म केयलों पर चलना या खोलते पानी में द्ाथ डालना पड़ता था 
और उसका निर्दोष वा अपराधी सिद्ध होना उसके घाव तीन दिन में 
अच्छे होने पर निर्भर होता था। प्रत्येक अपराध (हत्या तक के भी) के 
दण्ड में प्रायः जुर्माना लिया जाता था, जिसका थोड़ा या अधिक होना 
हानि पहुँचे हुए मनुष्य की हैसियत पर निर्भर होता था। आधा जुर्माना 
राज्यकेाष में जाता था और शेष अधभाग हानि पहुँचे हुए मनुष्य के 
कुटम्ब के मिल जाता था | 

सेना--इँगलैंड के प्राचीन राजाओं के पास केई स्थायी सेना न 
होती थी | सारे देशवासियों के सैनक विद्या सिखाई जाती थी और 
आवश्यकता पड़ने पर इस “जन-सेना”? (7#ए7१ 0" ध॥॥69) ही 
से काम लिया जाता था। राजा के कुछ विशेष सर्दार (878 
९८४७) भी होते थे, जिनके थोड़े-से सिपाही सदा तैयार रखने के 
लिए राज्य की ओर से कुछ भमि दे दी जाती थी । जहाज़ी सेना पहले 
बिलकुल न थी; परन्तु राजा एल्फ्र ड॒ के समय से “अ्रंगरेज़ी जहाज़ी 
सेना” (]70£॥9॥ ७४४) का प्रारम्म हो गया था। 


(२) सामाजिक दशा 


देश की दशा--प्राचीन अँगरेज़ों के किसानों ओर गड़रियों की 
जाति समभना चाहिए । कृषि तथा भेड़ पालना ही उनके मुख्य उद्यम 
ये, और इसलिए वे प्रायः ग्रामों ही में रहते थे। उस समय समस्त 
इंगलेंड में कोई बीस लाख से अधिक निवासी न थे और केवल दे- 
चार इने गिने स्थान ही नगर कहे जा सकते थे। सिक्कों का रित्राज चल 
चुका था. परन्तु अधिकतर वस्तु के बदले वस्तु बदलने ही से थोड़ा-बहुत 
व्यापार होता था । 


श्रॉग्ल-सेक्सन इँगलैंड की सभ्यता ४ प 


ऑपग्ल-सेक्सन काल के मकान बड़े भोंड़े और लकड़ी के बने हुए 
होते थे, जिनकी छुतों में घुआँ निकलने के लिए छेद कर दिया जाता 













था। उस समय किवाड़ों में कि. 
शीशेदार खिड़कियाँ नहीं 20032 5 
होती थों और रोशनी थाने है | पा 
का केवल यह प्रबन्ध किया 2 ५] | 
जाता था कि दीवारों में कहीं- 20002 
कहीं छेद छेाड़ दिये जाते थे | 2 ता 807 
वस्त्र भी मोटे-मेटे ही होते थे |! रह रा 
ओर: घरो में स्त्रियाँ कपड़ा ह् री 7 9 
बनाने के लिए. स्वय ही चर्ख़े ॥ |; हि 78 0 जा 
पर सूत या ऊन कात लिया हा । ' न 
करती थी , ! ८ | हर 
५ | 4 0 थे "यही. ह! 
सामाजिक श्रेणियाँ -- मं दर है ५! 20० 
उस काल में मूमिपति होना ५! व पाब 
ही नागरिकता का मुख्य लक्षण & ५४ कं "कल 


माना जाता था, क्योंकि भूम. आऑग्ल-सेक्सन-काल की वा स्तु-विद्या 
पतियों ही के विषय में यह 

विश्वास हो सकता था कि याद उनसे केाई अपराध भी हुआ तो उनसे 
उसका जुर्माना सुगमतापूवंक वसूल हो सकेगा | जिनके पास भ'म नहीं 
होती थी उनके किसी भमिपति के आश्रय में रहना होता था, जो उनके 
सदाचार के लिए उत्तरदायों ठहराया जाता था | नागरिकों की दो मुख् 
श्रेणियों होती थां। एक “उच्च नागरिक” ([809), इस श्रेणी में 
केवल बड़े ज़मींदार ह्वी सम्मिलित हो सकते थे। दूसरे “साधारण नाग- 
रिक? (१९०१७), इस श्रेणी में अन्य नागरिक सम्मिलित होते थे । 
समाज में सबसे नीची श्रेणी “दासो” ([०छ४ 00 ५१॥७ ४७) 
की मानी जाती थी। दास अधिकतर द्वीप के प्राचीन पराजित निवासी 


४ध्‌ इँगलेंड का इतिहास 


अर्थात्‌ ब्रिटन जाति के लाग होते थे और उनके अतिरिक्त ऋणी तथा 
अपराधी नागरिक भी कभी-कभी दण्ड के रूप में श्रपनी भेणी से च्युत 
करके दास बना दिये जाते थे । 

चचे का प्रभाव-प्राचीन काल में चच का भी राजनीतिक तथा 
सामाजिक दोनों क्षेत्रों में बढ़ प्रभाव था। मठों से देश-वासियों का 
बड़ा उपकार होता था। मढों में अपाहिजों तथा निस्सहायों के शरण 
मिलती थी और वहाँ रोगियों की चिकित्सा का भी प्रबन्ध रहता था। 
केवल मठें के साधु तथा पादरी ही उस काल में शिक्षित दोख पड़ते थे 
श्रौर जो कुछ थोड़ा-बहुत विद्या का प्रचार प्राचीन इंगलेंड में था वह 
उन्हीं के द्वारा हुआ था । वही लोग उस काल में राज्य के प्रधान पदों 
के सुशेभित किये हुए थे और इस प्रकार चर्च ही के उस काल की 
सम्यता का केन्द्र समभना चाहिए | 

प्राचीन साहित्य--इन्हीं पादरियों तथा साधुश्रों-द्वारा श्रंगरेज़ी 
साहित्य का प्रारम्भ हुआ। श्रेंगरेज़ो का सबसे प्राचीन काव कीडमन 
((१७०१॥॥०7४) माना जाता है, जो पहले एक गड़रिया था और बाद में 
हाइटबी के मठ का श्रघधिष्ठाता हो गया | गद्य-लेखकों में सबसे उच्च 
स्थान येरो के बीड (ए९७॥७॥७)।७ 2600) नामक साधु का है, जिसका 
लिखा हुआ “घामिक इतिहास” (]7020४ं88#69। 80079) अब 
तक बहुत प्रामाणिक माना जाता है। बीड प्राचीन इंगलेंड का सवश्रे६ 
विद्वान हुआ है । उसकी श्रधिकतर रचनायें लैटिन भाषा में हैं, परन्तु 
उसने कई पुस्तक प्राचीन श्रेंगरेज़ी में भी लिखी हैं। इसके अतिरिक्त 
एल्फ़ ड के राज्यकाल में विद्या के प्रचार के लिए. बहुत कुछ प्रयत्न 
किया गया | हम बतला चुके हैं कि एल्फ्रंड ने बहुत-सी उत्तम पुस्तके 
तैयार कराई और कुछ स्वयं भी लिखीं, जिनमें “ओग्ल-सेक्सन- 
इतिहास” (७॥7]0-5898507 ()॥70706) सबसे प्रसिद्ध है। 


श्रॉग्ल-सेक्सन इंगलेंड की सभ्यता ४७ 
४ हा 7 
मुख्य-मुख्य ताथयाँ 


सन्‌ ६६४--कीडमन का ह्याइटबी में आगमन । 
७३४--माननीय बीड की मृत्यु । 

» पा६ि७--एल्फ्र ड द्वारा अंगरज़ी जहाज़ी सेना की नींव । 

» ९१६०--डन्सटन का केन्टर्बरी का बड़ी पादरी ।नयत दोना | 


99 


दूसरा खण्ड 


७ ओह च् 
माध्यमिक इगलेंड तथा नामेन और 
प्लेटेज्नेट काल 


पहला परिच्छेद 


(१) नामन राज्य तथा फ़्यूडेलिज़्म की स्थापना 
(१ ) “विजयो” विलियम तथा फ्यूडेलिजुम 
(१०६६-१०८७) 


नामन विजय की पूति--हेरोल्ड के हेश्टिग्स के युद्ध में पराजित 
करके राजसिंहासन पाने के कारण, विलियम इतिहास में “विजयी” 
विलियम (फा)७॥॥, 0॥0 (0074००७/००) के नाम से प्रसिद्ध हे । 
हेस्टिग्स की विजय से इँगलेंड का दक्षिणी तथा पूर्वी भाग विलियम के 
अधीन हो गया था, परन्तु उत्तरी तथा पश्चिमी भागों के श्रँंगरेज़ 
अभी तक उस्का मुक़ाबला करने का तत्पर थे। इँगलेंड के शेष भाग 
के अपने श्रधीन करने में विलियम के पूरे चार वर्ष लग गये। 
हीयरवाड (]07०ए०७/"त१ ४॥० ए७:०)% नामक एक श्रंगरेज़ सर्दार 
ने एली ([906 ० 7९) के छोटे-से द्वीप में अपने साथियों के एकत्र 
करके अन्त तक विलियम का मुकाबला किया । परन्तु सन्‌ १०७१ में 
वह भी बिलियम के राजा स्वीकार करने पर बाध्य हुआ और इस प्रकार 
समस्त इँगलैंड में नामन राज्य की स्थापना हूं गई | 

इंगलेंड में फ्यडेलिज़्म का प्रारम्भ--. “विजयी?” विलियम अश्रपने 
का “साधु एडबड” का नियमानुसार उत्तराधिकारी समता था। 
उसने यह घोषणा की कि जितने श्रेंगरेज़ों ने मेरे विरुद्ध शत्र उठाये हैं 


# पं 8०० ++ ५४ ७॥०४ | (हीवरवाड सदा चौकन्ना रहने के 
कारण इस नाम से पुकारा जाता था)। 
५१ 





प२ 


१ गर्लेंड का इतिहास 





८ विजयी”? विलियम का राज्याभिषेक 


नामन राज्य तथा फ़्यूडेलिज़्म की स्थापना ५३ 


अथवा मेरे राजासहासन प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की बाधा डाली 
है उन सबकी जायदादें राज-द्रोह के अपराध में छीन ली गहं। उसने 
ये छीनो हुई जायदादें अपने नामन साथियों के दे दीं और इँगलैंड में 
उसी ढंग की ज़मींदारी आरम्म की जे उस काल में समस्त यारप में 
प्रचालत थी । ज़मीदारी की इस नई प्रथा के फ़्यूडेलिज़्म ([0९४- 
09!9॥) कहते हैं और इसको भली भाँ.त समझ लेना चाहिए । 

प्रत्येक ज़मींदार के इस शर्त पर भूमि दी जातो थी कि उसके 
बदले में उसके अपने स्वामी की सहायता के लिए कुछ सेना सदा 
तैयार रखनी होगी । राजा की ओर से जिनके भूमि मिलती थी वे 
“बड़े भूमिर्पात” (]'७78708न7-2॥0) कहलाते थे और उनके 
राजा की सहायता करने की शपथ खानी होती थी। बड़े भूमिपति, 
अपनी ओर से, अपनी जायदाद के कुछ भाग दूसरों का दे देते थे, जा 
“छोटे ममि्पाितए (९४0०७ #'शाक्षा8) कहलाते थे ओर जा 
अपने बड़े भामपतियों को सहायता करने की शपथ खाते थे। अपने 
असामया पर भूमिप्तियों का बहुत दबाव होता था, यहाँ तक 'क 
प्रत्येक अ्सामी के अपने पुत्र पुत्रियों का विवाह करने के लिए भी 
अपने स्वामी को स्वीकृति प्राप्त करनी होती थी। भूमिपतियों 
की बस्तियाँ मेनर (॥॥9॥07) कहलाती थीं। प्रत्येक मेनर में 
भमिपति की एक कचहरी (६॥0709।| (/0प4) होती थी, जसमें 
या तो वह ध्वय या उसकी ओर से उसका केई कमचारी असामियों के 
भगड़ों का निबटारा करता था | 

घ्वतंत्र भामपतियों के अतिरिक्त अन्य निवासी “दास” (867) 
समझे जाते थे, जिनको स्थिति ऑग्ल-सेक्सन-काल के विलेन (५॥)|७॥) 
से बहुत कुछ मिलती थी । प्रत्येक जायदाद के साथ थोड़े से दास रहते 
थे, जे जायदाद के साथ ही पशुश्रो की भौंत बेच भी दिये जाते थे। 
अपनी जायदादें छिन जाने के कारण नामन-काल में बहुत से अँगरेज़ों 
की स्थित केवल “दासें” ही की-सी रह गई थी। 


हु हँगलेंड का इतिहास 


५५४: 


, है 22 हि 
छ७ प्पृ० 8 22५२4: ०९७८८, 
;.: 39575 _ 
5 मा 
हर» ध हि. 


प्र &/-. #$& घर: 


रे ०००७ 
हि 
528 


..८#/4 ४ 





2१ थी 


विजयी विलियम का राज्य 
(सफ़ेद भाग) 


नामं॑न राज्य तथा फ़्युडेलिज़्म की स्थापना प्‌ 


विलियम के फ्यूडेलिज़्म-सम्बन्धी सुधार-पफ़्यूडे लज़्म में 
सबसे बड़ा दोप यह था कि सेना एकत्र करने के लिए राजा बिलकुल 
भूमिपतियों के झ्राश्रित रहता था। आपत्ति के समय सेना की आवश्य- 
कता पड़ने पर राजा “बड़े भूमिपतियों? से सहायता माँगता था और 
डे भमिपति श्रपन अधीन “छोटे भमिप्तियों?,द्वारा सेना एकत्र करके 
भेजते थे । इस प्रकार “छाटे भमिपतियो” का राजा से कोई सम्बन्ध न 
था। वे “बढ़े ममिपतिया? ही को अपना स्वामी मानते थे और उन्हीं 
की आज्ञा का पालन करते थे। यंद बड़े भमिपति राजा को सहायता 
न दे अथवा उसके विरुद्ध विद्रोह खड़ा कर द तो, ऐसी स्थिति में, गजा 
बर्ड। कठिनाई म॑ पड़ जाता था | 
इस दोष को दर करने तथा भमिपतियों को अ्रपने वश में रखने के 
लिए विलियम ने फ़्यूडेलिज़्म की प्रथा में कई सुधार किये। उसने 
सेलिसबर। (५७॥४४पा"ए) के स्थान पर सब्र श्रेणियों के भूमिपतियों 
की एक विराट सभा की ओर छोटे तथा बड़े दोनों प्रकार के म!मपतियों 
से यह शपथ ली कि हमारी सब जायदादों का वास्तविक स्वामी राजा है 
और इसलिए हमारा प्रथम कतव्य सदा यही रहेगा कि राजा की सेवा 
तथा भक्ति से कभी मुख न मोड़ें । इस शपथ-द्वारा राजा का छोटे मूमि- 
पतियों से भी सीधा सम्बन्ध हो गया । श्रब स्थिति यह हो गई कि सब 
श्रेणियों के भुमिपतियों का प्रथम स्वामी राजा होने लगा । बड़े भूमिपतियों 
का अपने ऋधीन छोटे भूमिपतियों पर अधिकार बना रहा, परन्तु बड़े 
भूमिपतियों के राजा के विमुख हो जाने पर उसके छोटे भूमिपति उसका 
साथ देने को बाध्य न थे, क्योंकि सेलिसबरी की शपथ (8द]४9007ए 
080) के अनुसार उनका प्रथम कतंव्य राजा के प्रति होता था। 
इसके अतिरिक्त विलियम बड़े भूमिपतियों की जायदादों को एक 
ही स्थान पर नहीं रहने देता था। उनको भिन्न-मन्न स्थानों में जायदादें 
देता था, जिससे कोई भी भूमिर्षात देश के किसी एक विशेष भाग में 
अधिक शांक्तशाली न होने पावे | 


धर इंगलैंड का इतिहास 


विलियम के इन सुधारों ने इंगलेड के फ़्यूडेलिज़्म को फांस इत्यादि 
अन्य योरपीय देशों के फ़्यूडिलिज़्म से मिन्न ढज्ग का बना दिया। फ्रांस 
में बड़े भूमिपति इतने शक्तिशाली द्वी गये थे कि उन्होंने कई शताब्दियों 
तक राजा को अ्रपने हाथों का खिलोना बना रखा, परन्तु इंगलैंड में 
विलियम ने भूमिपतियों, का खूब क़ाबू में कर लिया और इसी कारण 
वह एक शक्तिशाली राज्य स्थापित करने में सफल हो सका | 
डोम्सडे बुक--इसके बाद विलियम ने बड़े परिश्रम ने समस्त ईग- 
लैंड की भमि की पूरी तरह जाँच कराई, जिससे राजा हो लगान 'ने भें 
भमिपति धोखा न दे सके | इस जाँच में भमिपति का नाम तथा उसकी 
जायदाद का पूरा ब्योरा लिखा जाता था । यहाँ तक के उसके इल 
बैल, घोड़े, भेड़ इत्यादि की भी संख्या [लिखी जाती थी । 'जस किताब में 
इस जाँच की रिपोट लिखी गई वह 'डोम्सडे बुक' (])070804॥9 
800०0 के नाम से प्रसिद्ध है. क्योंकि उसका ब्योरा प्रलय के दिवस के 
दैवी न्याय की तरह प्रमाणित था | इस किताब के दो भाग ई और 
इसकी एक प्रति लन्दन के ?279॥0 [१९८०४० ()#॥९७ में ग्रब तक 
विद्यमान है । उसके पढ़ने से मारथ्यमक इंगलैंड की आथिक दशा का 
पूरा शान हो सकता है । 
विलियम को धार्मिक नीती---विलियम ने चचे के भी अपने 
दबाव में लाने की चेष्टा की । अ्रँगरेज़ी पादरी निकाल बाहर किये गये 
ओर उनके स्थान पर नामनों को नियुक्त किया गया। विलियम ने इठली 
के लेन्फ़र क (],877780) नामक एक विद्वान साधु को केन्टबंरी का 
बड़ा पादरी बनाया । ग्यारहवीं शताब्दी में यह लद्दर फेल रही थी कि 
चच सांसारिक बखेड़ों से अलग रहे और राज्य से प्रथक करके उसको 
स्वतन्त्र संस्था बना दिया जाय | विलियम भी चर्च को एक प्रथक संस्था 
बनाने का समर्थक था ओर उसने इंगलेंड में पादरियों को अपने अलग 
“८थामिक न्यायालय” (000॥९888008| (00.09). बनाने की 
ञ्ाशा दे दी | परन्तु वह चच पर अपना दबाव कम करने को तैयार 


नामंन राज्य तथा फ़्यूडेलिज़्म की स्थापना पूछ 


नथा। धामिक न्यायालयों के क़ानून बनाने के लिए. उसकी स्वीकृति 
आवश्यक थी और बिना उसकी अनुमति क इंगलेंड के पादरी रोम के 
पेप से पत्र-व्यवहृ।र नहं। कर सकते थे । 


“विजयी” विलियम की मसृत्यु--सन्‌ १०८७ में “विजयी” 
विलियम की मृत्यु हुई। इँंगलेंड में एक शर्क्तिशाली राज्य स्थापित 
करना उसी का काम था। उसके राज्य में प्राय; नामनों ही को बड़े 
पद मिले हुए थे, परन्तु अ्रंगरेज़ों के प्रति भी उसका व्यवहार कठार न 
था। मृत्यु-शय्या पर उसने यह वसीयत की कि मेरा राजसिंहासन मेरे 
बड़े लड़के राबट के न मिले, क्योंकि उसके कई बार भूमिपतियों को 
भड़काकर विद्रोह खड़ा कर देने के कारण विलियम उससे घुणा करने 
लगा था। उसने इँगलेड के राजसिंहासन का उत्तराधिकारी अपने दूसरे 
पुत्र के बनाया जो विलियम रफ़्त (५॥॥॥|व्वा॥ रिए्रा5) के नाम 
से प्रसिद्ध है। इस वसीयत के अनुसार “विजयी” विलियम की मृत्यु के 
पश्चात्‌ विलियम रफ़्स ईंगलेंड का राजा हुआ ओर राबट को केवल 
नारमंडी की नवाबी पर संताप करना पड़ा। 


(२) “विजयी” विलियम के उत्तराधिकारी 


विल्रियम रफस (१०८७-११००)--'विालयम रफ़्स” (जाता 
[शा ।१एा०७) अर्थात्‌ “'लाल विलियम? का यह नाम इसलिए, 
पड़ा कि उसके बालों का रचज्न लाल था। वह अपने पिता की भाँति 
शक्तिशाली राजा हुआ; परन्तु वह कठार तथा निर्दबी था और उसके 
आचरण भी ठीक न थे। बड़े नामन ज़मीदारों को वश में रखने के 
लिए उसके अ्रंगरेज़ों की सहायता लेनी पड़ती थी। इसलिए. उसको 
अँगरेज़ों की कभी-कभी चापलूसी करनी पड़ती थी। उसको अपने बड़े 
भाई राब्ट ((१००७५) का भी सदा भय लगा रहता था कि यह चढ़ाई 
करके कह्दीं उसका सिहासन न छीन ले । कुछ समय पीछे राबट एशिया 


धूट इँगलेंड का इतिहास 


माइनर के “घमं-युद्ध” ((078800)% में भाग लेने को रवाना हुआ 
ओर चलते समय कुछ घन के बदले अपनी नारमंडी की नवाबी को भी 
विलियम रफ़्स ही के पास गिरों रख गया। इस प्रकार रफ़्स को एक 
भारी चिन्ता से छुट्टी मिल गईं । 

एन्सलेम तथा चर और राज्य के झगड़े का प्रारम्भ--ग्यारहवों 
शताब्दी के इस आन्दोलन का कि चच को राज्य से पृथक करके उसको 
स्वतंत्र संस्था बनाया जाय, यह परिणाम हुआ कि दोनों पत्याओं में 
झगड़ा चलने लगा। रोमन सम्राट और रोम के थ्रोप में कई प्रश्नों पर 
झगड़ा हुआ, जिसका कई शताब्दयेों तक केोई नबटारा न झ्लो सका । 
इंगलेंड के राजाश्ों के भी कई बार च्च के अधिकारियों से ऋणड़ा 
करना पड़ा । विलियम रफ़्स ने कई वष तक केन्‍्टबंरी के बड़े गदरी के 
पद के ख़ाली रखा ओर उसकी आय स्वयं लेता रद्वा। श्रन्त में उसने 
एन्तत्लेम (॥॥8|07) नामक एक प्रसिद्ध विद्वान्‌ के उस पद पर 
नियुक्त किया। एन्सलेम पहले ही जानता था 'क (जा से मेरी न 
पटेगी। अपनी नियुक्ति के समय उसने कह्दा था 'ज्ञाग भुझके ऋमज़ोर 
बुड़ढी भेड़ के एक जवान अड़ियल सॉड़ के साथ बाँघे देते हैं।” शीघ्र 
ही रफ़्स ओर एन्सलेम का इस प्रश्न पर विवाद चलने जगा के पादरी 
राजा के अ्रधीन हैं वा रोम के पाप के। धीरे-धीरे रफ़्त मै एन्सलेम के 
इतना तक्ञ करना शुरू किया कि बेचारा इंगलेंड डेड़कर तरल दिया 
और रफ़्स के शेष राज्यकाल में वह बराबर देश के बाहर ही रहा । 

हेनरी प्रथम (११००-११३५).--सन्‌ ११०० में शिकार + खेलते 
हुए जज्भल ह्वी में वलियम रफ़्त की मृत्यु हुई। राबट (१00०7+) 


# इन युद्धों का यह आशय था कि जेरासलम इत्याद ईसाइयें के 
तीर्थ-स्थानों के मुसलमान तुर्कों के अधिकार से स्वतंत्र किया जाय | 
ईताई राजा इन युद्धों में भाग लेना अपना घामिक कतंव्य समभते थे । 

| नामन राजा शिकार के बड़े शौक़ौन थे। उन्होंने ख़ास श्रपने 


नाम॑न राज्य तथा फ़्यूडेलिज़्म की स्थापना ५९ 


विन 


झ्रभी तक “धामिक युद्व” से वापिस न आया था। ऐसी परि- 
स्थिति में “विजयी विलियम” का सबसे छेटा पुत्र हेनरी प्रथम 
(पका | ) के नाम से इँगलेंड तथा नारमडी दोनों देशों का राजा 
हे गया | “धामिक युद्ध? से लौटने पर राबट ने अपनी नारमंडी की 
नवार्ब्र वापस माँगी और इंगलेंंड के राजसिंद्ासन के लिए भी अपना 
उत्तराधिकार जतलाना शुरू किया। परन्तु हेनरी प्रथम ने उसे शीघ्र ही 
पराजित क* दिया और राबट के अपना शेप जीवन अपने कनिष्ठ 
आ॥्राता वे बन्दीगणदह मे काटना पड़। 

हेनर प्रथम का न्यायपूर: राज्य--हेनरी का जन्म इँगलेंड ही 
मे होने दे कारण अँगरेज़ी प्रजा भी उसके विदेशी राजा नहीं समभती 
थः उसने अपन विवाह स्काटलैंड के राजा की पुत्री मेटिल्डा 
(४00) से किया जिसका अपनी माता-द्वारा प्राचीन अंगरेज़ी 
राजा एल्फ्रेंड वे राजवश से भी सम्बन्ध था। इस कारण अँगरेज़ उससे 
आर म॑ प्रसतक्ष हे गये। हेनरी ने एन्सलेम के भी इंगलैंड में वापिस 
बुल' लिया और चर्च से भिन्रता रखने की चेष्टा की। इसके अ्रतिरिक्त 
उसने एक “'स्वतन्त्रता-पत्र” (0॥87007 0| /0607008) प्रकाशित 
किया, जिसमें उसने तीन उत्तम धारणायें की--( १ ) चच के पदों के। 
ख़ाली न रखा जायगा और उनको आय राजा कभी न लेगा । इससे 
च्चवाले बहुत प्रसन्न हुए । (२) मूमपतियों से अनुचित कर वसूल 
न किये जायेंगे । इससे सारे मूमिपति राजा के सहायक हे गये। 
(३ ) साधु एडबड” के राज्यकाल के नियमानुसार राज्यक्रम का 
संचालन किया जायगा। इससे समस्त देशवासी, विशेषतया श्रेंगरेज़ी 
प्रजा-जन, बहुत सन्तुष्ट हो गये । 


शिकार खेलने के लिए. बड़े-बढ़े जज्ल सुरक्षित कर रखे थे । यदि कोई 
दूसरा उनमें शिकार मारे तो उसे दंड देने के लिए विशेष प्रकार के 
पायालय (]007'086 00प(8) बने हुए थे । 


६० इंगलेंड का इतिहास 


हेनरी प्रथम “न्याय का सिह? (]॥0॥ ० हि2)॥९00४॥089) 
कहलाता है। उसने देश के न्यायालयों में सुधार करके उनको राजकीय 
संस्था बनाने की चेष्टा की। भूमिपातयों की कचहरियों के स्थान पर 
उसने “राजकीय न्यायालय” (0एछ (00प्राप8) स्थापित किये, 
जिनके पदाधिकारी राजा क्री ओर से नियुक्त किये जाते थे । उसने कुछ 
दोरा करनेवाले न्यायाधीश ([#978॥6 ०१४९४) भी नियत किये, 
जिससे प्रजा के अपने स्थानों पर ही न्याय प्राप्त करने की सुविधा हे। 
जाय | इसके अतिरिक्त हेनरी ने “राजकीय काप-विभाग? ([३०5७) 
२०॥९७प५प९") कौ स्थापना कौ, जिसमें. कर इत्यादि का हिसाब 
रहता था ओर जिसके पदाधिकारी राजकेाष की देख-भाल करते थे। 

हनरी प्रथम तथा एन्सलेम का सममोता--हेनरी के राज्य- 
काल में वही पुराना प्रश्न मिर खड़ा हुआ कि पादरी राजा के अधीन हैं 
या रोम के पोप के । एन्सलेम चर्च की स्वतंत्रता का पूण पक्षपाती था 
ओर वह चच पर राजा के अधिकार के स्वीकार करने के लिए तेयार 
नहीं होता था। अन्त में हेनरी प्रथम तथा एन्सलेम ने यह समभौता 
कर लिया कि धामिक न्षेत्र में समस्त पादरी अपने धामिक गुरु अर्थात्‌ 
रोम के पोप ही की आज्ञा मानें; परन्तु उनके पास चर्च-सम्बन्धी जाय- 
दादें देने के कारण उनको अन्य भूमिपतियों की तरह राजा का भी 
अधिकार स्वीकार करना पड़ेगा और उसके सम्मुख राजभक्ति की शपथ 
खानी देगी | चर्च के पदाधिकारियों का चुनाव पादरी लोग स्वयं 
करते थे, परन्तु यह निश्चित हो गया कि यह चुनाव राजदर्बार में तथा 
राजा के सभाउतित्व में हुआ करेगा। इस समभौते से थोड़े दिन तक 
काम चला, परन्तु चर्च और राज्य के वास्तविक भझगड़े का निबटारा 
करना इतनी सरल समस्या न थी | हम बतलावंगे कि इस प्रकार का 
झगड़ा “घधमसुधार” ([१७/०१॥8४0॥) के काल तक बराबर चलता 
रहा और इसके निबटारे में कई शताब्दियाँ लेग गई । 


नामन राज्य तथा फ़्युडेलिज़्म की स्थापना ६१ 
वंशावली नम्बर : 
नामेन राजाओं को वंशावलो 
“विजयी विलियम” (१०६६-१०८७) 
* 








ह के | 
राबट “लाल विलयम!” हनरो प्रथम (११००-११३४) राजकुमारी 


(नारमडी का (१०८७-११००) [>मैटिल्डा एडेला 
नवाब) (स्काटलैंड की 

राजकुमारी) 
राजा स्टेफ़ेन 
| (११३४-१ १५४४) 

। हे 

राजकुंवर विलियम_ मेंटल्श._ 
(जो “सफ़द जह्यज़! में (जसने स्टेफ़ेन के विरुद्ध राज- 
ड्ब गया) संहासन के लिए युद्ध किया) 

हेनरी द्वितीय 


(पहला प्लेटेजनेट राजा) 


राजा स्टेफ़ेन (११३५४-११५४)--सन्‌ ११३५४ में हेनरी प्रथम की 
मृत्यु हुई । इसका इकलीता पुत्र नास्मडी से इंगलेंड आते हुए राह में 
“सफ़ेद जहाज़? (३४७॥॥७ 8) 9) में डब गया था। ऐसी परिंस्थति में 
हेनरी प्रथम ने अबनी पुत्री मेटिल्डा$ ()|७॥॥॥09) के अपनी उत्तरा- 
घिकरारिणी नियत कया था आर संदारों से उसे रानी स्वीकार करने 


# में टल्डा की माता का. (जिसका नाम भी मेटल्डा था) एल्फ्रोड 
के राजवंश से सम्बन्ध था (देखे वंशावांलयाँ नंबर २ और ३)। 


६२ इंगलेंड का इतिहास 


की शपथ भी ले ली थी। परन्तु सदार वास्तव में एक स्त्री के राज- 
सिहासन देना पसन्द नहीं करते थे । इसलिए हेनरो प्रथम की मृत्यु 
होने पर उन्होंने मे|टिल्डा के स्थान पर हेनरी प्रथम के भानजे स्टेफ़ न 
(8/0७॥८॥) को इँगलेंड का राजा उद्बोपत किया । 

स्टेफ़ेन ओर मेथ्टिल्डा का ग्रृहयुद्ध--स्टेफ़ न के शजा हो जाने पर 
मेटिल्डा ने उसके विरुद्ध युद्ध ठान दिया | बड़े भुमियतियों तथा सदारों 
में से किसी ने एक, ओर किसी ने दूसरे, पक्ष की सहायता की ओर इस 
प्रकार देश में एक भीपण गहयुद्ध श्रारम्भ हुआ, जो पूरे उन्नीस वष 
तक चलता रहा। भूमिपतियों ने इस अवसर से बड़ा लाभ उठाया। 
उन्होने सैकड़ों निज के किले बनवा डाले ओर कभी एक और कभी 
दूसरे पक्ष के सहायता देकर अपनी शक्ति खूब बढ़ा ली। 

इस उन्नीस वष के काल (]एंव0०७७०॥) [,077 शैं॥॥॥078) में 
साधारण प्रजा की बढ़ी बुरी दशा थी और उसके भूमिपतियों के हाथों 
तरह-तरह के अत्याचार सहने पढ़ते थे। देश के इस गड़बड़ के। देख- 
कर लोग कहते थे कि “ईसा और उसके साधुगण सो रहे हैं? ओर 
देशवासियों के संकट के निवारण का केाई उपाय नहां हो सकता | 

अन्त में वेलिंगफ़ोड को संधि ([फ९४४४ ० ७४३।॥॥९४6०070) 
के अनुसार दोनों पक्नों में समभोता हो गया । यह निश्चित हुआ कि 
अपने जीवनकाल तक स्टेफ़ न राजा रहे; परन्तु उसका मृत्यु के पश्चात्‌ 
मेटिल्डा का पुत्र राजसिंहासन का उत्तराधिकारी हो । 

नामेन काल का अंत--इस समभौते के थोड़े हो 'दन बाद 
स्टेफ़ोन परलीक सिधारा और मेटल्डा का पुत्र हेनरी द्वितीय ([4७॥ए 
[) के नाम से राजा हो गया । हेनरी द्वितीय के राज्यामिषेक के समय 
से एक दूसरा राजवंश शुरू होता है, जिसे प्लेटेजनेट वंश (॥- 
+8४०॥९४) कहते हैं । 

इस प्रकार सन्‌ ११५४४ में नामन राज्य का अन्त हुआ और उसके 
स्थान पर जल टेजनेट वंश के राज्य की स्थापना हो गई | 


नामन राज्य तथा फ़्यूडेलिज़्म की स्थापना ६३ 
(३) नामेन राज्य का प्रभाव 


प्रेंगगेज़ों की स्थिति पर प्रभाव--नामन राज्य के स्थापित होने 
पर अँंगरेज़ों की जायदादें छीन ली गई, ओर उनमें से अधिकांश के 
नामन भूमि्पातयों का “दास” (807) बनना पड़ा। फ़्यूडेलिजम 
([९७घत७॥8॥) की प्रथा शुरू द्वो जाने के कारण राज्य में भूमि- 
पतियों ही की प्रधानता रहती थी। अ्रेंगरेज़ों के पास भूमि न ढ्वने 
के कारण उनको राजनीतिक तथा सामाजिक किसी क्षेत्र में भी उच्च स्थान 
प्रात्त करने का अवसर नहीं था। परन्तु नामन राजाश्रों का श्रेंगरेज़ों के 
प्रति व्यवहार सदा अच्छा रहता था। इसका विशेष कारण यह था 
कि अंगरेज़ी प्रजा ही की सहायता के भरोसे राजा अपने नार्मन भूमि- 
पतियों को वश में रख सकता था। धीरे-धीरे नामनों ओर अरंगरेज़ों में 
विवाह- सम्बन्ध भी होने लगे ओर इस प्रकार कुछु काल में दानों 
जातियाँ हिल-मलकर एक-ती हो गई । 

आँग्ल-सेक्सन संस्थाओं में परिवरतेन--( क ) स्वेच्छाचारी 
राजा--नामन राजा राष्ट्र के श्रधिष्ठाता होने के अतिरिक्त देश के समस्त 
भूमिपतियो के स्वामी (7०४08) .070) भी होते थे। नामंन 
काल में राजा की शक्ति अधिक बढ़ गई | केवल बड़े भूमिपतियों ही का 
राजा पर थोाड़ा-बहुत दबाव हो सकता था; परन्तु नामन राजा शक्ति- 
शाली तथा योग्य शासक हुए ओर उन्होंने इन मृमिपतियों के अच्छी 
तरह अपने वश में कर रखा था। केवल स्टेफ़ेन के राज्यकाल में गृहयुद्ध 
का कारण भूमिपतियों के मनमानी करने का अवसर मिला। 


(ख ) बविटान के स्थान पर ग्रेट काउंसिल--आऑग्ल-सेक्सन 
काल को बिटान (५।६७७) के स्थान पर अब ग्रेट काउंसिल (5+88४ 
00णाशं।)) थी। ग्रट काउंसिल के सदस्यों के लिए, यह आवश्यक 
था कि उनको राजा की श्रोर से भूमि मिली हो, परन्तु जो लोग विटान 
में साम्मलित हुआ करत थे अ।धकतर वही ग्रेट काउंतिल के भी सदस्य 


६४ इंगलेंड का इतिहास 


होने लगे, क्योंकि चच के बड़े पादरी तथा राज्य के प्रधान कम्मचारी 
प्रायः बड़े भूमिपति ही होते थे । | 

नाम न राजाशओ्रों ने भांमपतियों के इतना वश में कर रखा था 
कि नामन काल में ग्रेट काउसल का शजा पर बस नाममात्र ही दबाव 
रहता था | पूरी ग्रेट काउंसिल की बैठके भी बहुत कम होती थीं। 
हेनरी प्रथम ने उसकी एक उपसमिति नियत कर दी थी, जिसकी बैठके 
सदा राजा ही के सभापतित्त्व में होने के कारण वह “राजकीय परिषद्‌” 
(0प्रापं& हि०2१७-०० हिंता2?8 (१0०४५) के नाम से प्रसिद्ध हो गईं । 
साधारणतया यह राजकीय परिषद्‌ नामक उपसमिति ही राजकाय्य का 
संचालन करती थी और पूरी ग्रंट काउसल का केवल विशेष अवसरों 
पर सम्मिलित किया जाता था । 

(ग) राजकीय न्यायालयों का प्रारम्भ--फ़्यूडेलिज्म की प्रथा 
शुरू होने पर भूमिपातियों ने अपनी निज को कचहरियाँ (९९४१७/ 
07 ७॥079)| (00प्रा५9) बना ली थीं जिनमें वे अपने अ्रसामियों 
के झूगड़ों का निबटारा करते थे । इन कचहरियों के आऑग्ल-सेक्सन काल 
की ]0एछ7॥ 0० श्रोर [परा076त (००६ के स्थान पर समझना 
चाहिए | आगे चलकर हेनरी प्रथम ने देश के समस्त न्यायालयों 
के राजकीय संध्या बनाने का प्रयक्ष किया | प्रान्तीय न्यायालयों 
(0०एा।ए 00ए७५४)# के पदाधिकारियों के उसने स्वयं नियुक्त 
करना शुरू किया और भूमिपतियों की कचहरियों की शक्ति कम करने 
के आशय से उसने “दौरा करनेवाले न्यायाधीश” ([#ग0/क॥६ 
१४१४०७) नियुक्त किये जो छोटे-छेटे गाँवों तक में पहुँचते थे | 


(घ) चच का राज्य से प्रथरू होना--श्रॉग्ल-सेक्सन काल में 
चर्च और राज्य में बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध था; परन्तु नाम॑न काल भें चर्च 


कशनगननाननिननीलनननन ना. न" नपजननजसजन3. ले -«»+ जनता हे. कमाननान 3 कमान हनन न. 


% आऑॉग्ल सेक्‍्सन काल में (०7779. 007॥8 के 8]770 
००४४ कद्दते थे । 


६५ 


॥ स्थापना 


लस्म क॑ 


॒ः 


ज़्य तथा फ़्यूडे 


नामन रा 





2 ञ् का बंध सफर केक ४ ह, ४ हि छः 3. 4. - [8 हे ३ हे बे है के 2 के के . 20 -अिक ..ममयाई 

कक मचााइ काम टला: हि हक 7 आकर वि इक ५.7 
श्छु कर 4१ 53 «६ 5 ७ -; 5 जा न का (अर हि > 73०“ ६ २. 2नीकी हा 
कक हि... व न हुई: कल नमक आ (883 हक 0३ ५ है डे 2 कण्इजैड का 


हा क्र 


हे | >ाए सना» के _ प्ण .. 








न्‍ण क कान 4. 3० “ना नरनबोककक ह 
उन्हं ही न 
५ पु 
डक 
५ 
रे 
ँ 





कर ऊ ४ 
-% हु डर डे 
्ँ - पी ह ] हि । 

+ $ हक घर 

है ) 


48 | 
क्र 


न ल्‍ भा 


हा] 


2. “्ट 





का 






बा 
4 


डक 
० 

4 ५ भर 

० 


रह 
कि! 
ना 
ना 


> | ६5 
न, 









5 है आल ८ कल न्न ध 
8 5 रा आह ३ ४2 पा 


5 आहो जियो. 
पूंछ >लओओ - £-०--«+/>्् 5५ जो 





नामन काल की वास्तुविद्या 


(ः 


६६ इंगलेंड का इतिहास 


के राज्य से प्रथक्‌ करके उसकी एक स्वतन्त्र संस्था बनाने की लहर 
फेली हुई थी | इस काल में पादरियों ने अपने श्रलग “धार्मिक न्याया- 
लय? ([700॥0899008) (00प५७) स्थापित किये जहाँ “घामिक 
नियमों? ((१॥॥0॥ ,89) द्वारा न्याय हाता था | इसका यह परिणाम 
हुआ कक चच और राज्यू में विविध प्रश्नों पर कगड़ा चलने लगा, 
जिसका कई शताब्दियों तक कोई नि/श्चत निबटारा न हो सका । 

नामेन सभ्यता --नामनों के वास्तु-विद्या (॥7०॥॥०८४प्रा'0) 
से बड़ा प्रेम था। नामन काल में बहुत-से गरजाघर तथा मढ नये दड्ढ 
से बनाये गये और भूमिपतियों ने सुन्दर गढ़ (0७8॥७७) तैयार किये । 
इमारत के मज़बूत तथा सुरक्षित होने की और विशेष ध्यान दिया जाता 
था । खम्मे बहुत भारी और महराबे नोकदार होती थीं और खिड॒कियाँ 
बहुत थोड़ी आर छेटी-छेोटी रखी जाती थां। नामन लोग दाढी-मँछे 
मुंढ़ाये रहते थे और स्त्री तथा प्ररुष दोनों ही रंग-बिरंगे वस्त्र पहनते थे । 
चर्च की भाषा लेटिन ([.6॥) हो बना रही और उच्च श्रेणी के 
विद्वान भी अपनी रचनाओं म॑ प्रायः इसी भाषा का प्रयाग करते थे । 
परन्तु नामनों के ञ्राने से राजकार्य तथा दर्बार में अब फ्रेंच ([78॥0॥) 
भाष बोली जाने लगी | नामंन काल में सम्य समाज की भाषा 
भी फ्रेंच ही मानी जाती थी थार अँगरेज़ी ([989॥) का प्रयोग 
केवल किसानों तथा ग़रीब आदमियों में देता था | 


मुख्य-ऊुख्य तिथियाँ * 


सन्‌ १०६६-१०८७--. विजयी”? विलियम (क्ञ]।॥७॥॥, ॥॥0 
(2070007'07) 
9» १०७१--दवीयरवाड (67० ७७7"0, ४॥० ५४५८०) की 
पराजय तथा नार्मन-विजय की पूर्ति । 
न मर ०८६--डे/म्सडे बुक (॥)0॥08089 ॥3002) का तेयार 
हना। 


नामन राज्य तथा फ़्यूडेलिज़्म की स्थापना ६७ 


सन्‌ १०८६--“घामिक न्यायालयों? ([700]6899॥2क) 
(१0०५७) की स्थापना । 

9? १०८७-११००---“लाल विलियम”? (५आञञ॥9ग॥ा रिप्राए४8) 

६४ १०९३---एन्सलेम (&78|0॥॥ )का केन्टबंरी का बड़ा 
पादरी नियत होता । 

१ ११००-११३५--हेनरो प्रथम ([७गा'ह 7)। 

१9 ११५००--हेनरी का “स्वतन्त्रता-पत्र?? ([्&ा'ए 4'8 
(0॥॥97467 ० [.90५+068) । 

? ११३५-११५४---राजा स्टेफ़ेन (एजट्ट 80एाशा) | 

हर ११४३--वेलिंगफ्रोंड की सन्धि (एफल्शाए त॑ 
फ४)॥7727070) तथा स्टेफ़ेन और मेटिल्डा 
के गह-युद्ध का अन्त | 


ष्ध् इंगलेंड का इतिहास 


वंशावली नम्बर ३ 
प्लेरेज़नेट तथा एज्विन वंश की उत्पांत्त 
राजा एल्फ् ड 


राजा “वीर एडमंड” 


राजकुंबर एडबड 


मार्ग रेट 
न्‍न्मेल्कराम (स्काटलेंड का राजा) 


मेटयिल्डा 
>हेनरी प्रथम 


मेटिल्डा अंजू का नवाब 


| 


हेनरी द्वितीय 
(प्लेटे जनेट तथा एंज्वन वंश का प्रथम राजा) 


नोट-- इस वशावली से यह विदित द्वाता है कि प्लटेजनेट राज- 
बंश का अ्रंगरेज़ के प्राचीन राजा एल्फ्रेंड के राजवरा से सम्बन्ध था । 





ट्सरा परिच्छेद 


हेनरी द्वितोय तथा टामस बेकेट 


हेनरी द्वितीय (११४४ ११८९) -हेनरी द्वितीय का राजवंश 
प्लंटेजनेट ( 0॥॥7082/९76९॥) इसालए कहलाता हे कि उसका वशीय 
चिह्न एक पीले रद्ध का फूल था, जिसे लैटिन भाषा में ?]8708 (0७॥- 
88 कहते हैँ। इस राजवंश के एंज्वन (५72०४॥॥७) भी कहते 
हैं, क्याक हेनरी (ंद्वतीय का पिता फ्रास के अजू प्रान्त का नवाब 
((0४॥४ ० 0700) था। इम बतला चुके हैं कि हेनरी द्वताय 
की नानी अथात्‌ हेनरी प्रथम की सत्री मेटल्डा राजा एल्फ्रड के वंश 
की थी। इस प्रकार हेनरां द्वितोय की उर्तपात्ति प्राचीन अ्रंगरेज़ी राजवंश 
से हुई ओर इसी लिए अँगरेज़ उसे विदेशी राजा नहीं समझते थे ओर 
उसके प्रति हादिक शजर्भाक्त रखते थे | 

इंगलेंड के अ्रतिरक्त हेनरी द्वितीय के राज्य में फ्रांस का भी बहुत- 
सा भाग शामिल था। उसे अपनी माता की ओर से नास्मंडी (९०॥- 
08709), पता की ओर से अजू (५॥]००) और अपनी स्त्री एलीनर 
(!॥०७॥07) के जहेज़ में एक्रुईटेन (॥०१४४४४॥०९) के ध्रान्त मिले 
थे। शीघ्र ही उसके घत्र का विवाह ब्रेटेनी (॥408777ए) की उत्तरा- 
धिका रणी से हो जाने के कारण उतत प्रान्त पर भी उसका आधिपत्य 
हो गया। इस प्रकार फ्रांस ही में उसकी श'क्त फ्रांस के राजा से भी 
कहीं बढ़कर थी। देनरी द्वितीय ने अवतर पाकर स्काटलेंड के राजा केा 
अपना आधिपत्य स्वीकार करने पर बाध्य किया और कुछ समय पीछे 
आयरलेंड के सर्दारों नेभी उसको “आबरलड का स्वामी” ([,070 
0 |76।870) मान लिया। 


७० इगलंड का इंतहास 


बड़े भूमिपतियों का वश में करना तथा सेना का प्रबन्ध-- 
हेनरी द्वितीय शक्तिशाली तथा योग्य शासक था। उसके राजा होते ही 
स्टेफ़ न के राज्यकाल की गड़बड़ी का श्रन्त हो गया । वहीं भूमिर्पात, जे 


5४ ५ ० 
&.4 20/20/7008 | //०/7४ /. 


(:43/00#%०० #च्वव्व॑ 6/॥25556 . ० 
[] 02८७३ ठ्क्ष्तैं #2- #्णह री (०, 
"९7६6० #(//६ ७ //एरप० . 





हेनरी द्वितीय का राज्य 


स्टेफ़ेन के राज्यकाल में देश में आफ़त मचाये हुए थे, हेनरी द्वितीय के 
सामने थरथर काँपते थे। जिन भमिपर्तियों ने बिना राजा की आशा 


हेनरी द्वितीय तथा टामस बेकेट ७१| 


के गढ़ बनवा लिये थे उन्हें वे गढ़ ताड़वा देने पड़े । हेनरी द्वितीय यह 
चाहता था कि राजा के सेना के [लए भू।मपतियों के भरोसे न रहना 
पड़े; क्योंकि वे प्रायः काफ़ी सैनिक नहीं भेजते थे श्रोर उनके भेजे हुए 
सैनिकों से चालीस दिन से अधिक काम भी नहीं लिया जा सकता था । 
उसने यह प्रथा शुरू की कि भूमिपति सेनिक्लां के बदले राजा के घन 
दे दिया कर । यह धन 807782० कहलाता था और इससे राजा 
स्वयं अ्रच्छे सेनिक भरती कर सकता था। इसका यह परिणाम हुआ 
'क राजा के पास अ्रच्छी सेना रहने के कारण उसकी शक्ति आधिक बढ़ 
गई ओर भूमिपतियों का सैनिकों से केई सम्बन्ध न रहने के कारण 
उनकी प्राचीन शक्ति घीरे-घीरे घटने लगी । 

इसके अतिरिक्त देनरी द्वितीय ने आआँग्ल-सेक्सन काल की “जनसेना” 
(#'ए0 ० ॥४98) के भी फिर से तेयार किया और उसने यह 
आशा दे दी कि प्रत्येक नागरिक के हथियार रखने चाहिए, जिससे 
वह आवश्यकता पड़ने पर राजा की सहायता तथा देश को रा 
कर सके। 

ज्यूरी की प्रथा का प्रारम्भ-देनरी द्वितीय ने देश के न्यायालयों 
में भी बहुत कुछ उुधार किया | उधने अपने नाना हेनरी प्रथम के राज्य- 
काल की “दौरा करनेवाले न्यायाघीशों? ([प्रागश'्व6 तैंपरव2०७) 
की प्रथा के फिर से शुरू किया, जिससे प्रजा के अपने स्थानों पर ही 
न्याय प्राप्त करने की सुविधा हो जाय । राजकीय न्यायालयों के बढ़ने से 
भूमिपतियों के न्यायालय (#७०७०8]| (007७), जिनमें वे अ्रपने 
असामियों के ऋंगड़ों का नित्रदरा किया करते थे, धीरे-धीरे बेकार 
दवा गये। 

हेनरी द्वितीय ही के राज्यकाल से ज्यूरी की प्रथा (१0५७) ४ए 
ऐंप्रा'ए) का प्रारम्भ द्वाता है, जिसके आजकल भी शअ्रंगरेज़ों की 
स्वतन्त्रता का प्रधान अ्रंग माना जाता हैं। एक राजनियम (4 ४826 
0 0]87०7007) द्वारा देनरी द्वितीय ने यह आशा दी कि प्रत्येक 


७२ इंगलेंड का इतिहास 


मुक़दमे में स्थानीय बारह नागरिकों के, साक्षी के रूप में, बुलाया 
जाय । ये बारह नागरिक जाँच करके अथवा अपने व्यक्तिगत अनुभव 
से मुक़दमे के विधय में न्यायाधीश के परामश देते थे। इस प्रकार 
न्याय अब केवल एक ही व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहा और प्रजा के यह 
सन्‍्तोष होने लगा कि उन्हीं के पड़ोसियों के परामश के अनुसार 
मुकदमे का निणय हेता है । 

बेक्रेट तथा चचे और राज्य का कगड़ा--भूमिपातयों के बश 
में करने के पश्चात्‌ हेनरी द्वितीय ने चच के भी अपन दबाव में लाना 
चाहा | इस आशय से उसने अपने परम मित्र टामस बेकेट (]'॥0॥48 
06८४९) के केंटबरी का बड़ा पादरी नियत किया। बेकेट अब 
तक राजा का मंत्री था ओर उसने राजशक्ति के बढ़ाने में बहुत सहा- 
यता दी थी। देनरी के आशा थी कि बेक्रेट की सहायता से में चचचे 
के भी सुगमतापूवक अपने वश में कर सकूंगा। परन्तु चच का 
पदाधिकारी होते ही बेक्रेट के स्वभाव में परिवतेन हे गया। उसने 
मंत्री के पद से त्यागपत्र दे दिया और सांसारिक सुखों के डेड्कर वह 
साधुओं की भाँति तपस्या इत्याद में मम रहने लगा। प्रह्द चच के 
आंधकारों का पूर्ण पक्षपाती हो गया और उसने चच्च ओर राज्य के 
भगड़े में बड़े जोश से भाग |लया । 

ग्यारहवीं शताब्दी की इस लहर का, कि चच को राज्य से पृथक 
करके उसके एक स्वतन्त्र संस्था बना दिया जाय, यह परिणाम हुआ 
कि पादरियों ने अपने अलग “धामिक न्यायालय” (]7200]0988- 
00०9] 000५७) स्थापित कर लिये थे | पादरियें का न्याय केवल इन्हीं 
न्यायालयों में हो सकता था और राजकीय न्यायालयों का उनके ऊपर 
कोई अधिकार नहीं था। देनरो द्वितीय का यह विचार था कि न्यायक्षेत्र 
में सब प्रजा के प्रत एक ही ढंग का व्यवहार होना उचित है | इसलिए 
उसने यह चेष्टा की कि अपराधी पादरियों के भी राजकीय न्यायालयों 
के ही द्वारा दंड मिलना चाहिए | वह क्षमिक न्यायालयों के दिये हुए. 


हेनरी द्वितीय तथा टामस बेकेट ७३ 


दंडों के! काफ़ी न समझता था, क्योंकि वे अपराधियों से नाममात्र 
तपस्या कराके या उन्हें पदच्युत करके ही छेड़ देते थे और उनमें 
फाँसी वा लम्बी क़ेद के दंड कभी नहीं दिये जाते थे। हेनरी ने एक 
राजनियम (00॥80४॥0४078 ० (0]8/"९0700॥) प्रकाशित किया, 
जिसमें उसने चर्च और राज्य के परस्पर सम्प्नन्ध के निश्चित रूप देने 
की चेश की | उसकी मुख्य धारायें ये थीं-- (१) राजकोय न्यायालयों 
के अधिकार है कि वे अपराधी पादरियों के दंड दें। (२) बिना राजा 
की अनुमत के किसी मुक़दमे की श्रपील रोम के पोप के पात न भेजी 
जाय | (३) पादरियों के पास जायदादें होने के कारण उनको भी 
साधारण भूमिपतियों की भाँति राजर्माक्त की शपथ खानी होगी । बिना 
राजा की आज्ञा के काई पादरी देश के बाहर नहीं जा सकेगा । 

बेकेट इन धाराश्रो का कभी स्वीकार नहीं कर सकता था। उसका 
कहना था कि इसके स्वीकार कर लेने से चच [फर स्वतन5 संस्था नहीं 
रह सकेगा | चचवालों का मत था कि पादरी केवल ईश्वर तथा उसके 
प्रतिनिधि रोम के पोप के अधीन हैं और इसलिए उनकी गणना साधा- 
रण प्रजा में नहीं हो सकती.। परन्तु हेनरी भी अपनी बात पर दृढ़ था 
कि न्यायक्षेत्र में पादरी तथा अन्य प्रजा सबके साथ एक ही-सा व्यव- 
हार होना चाहिए । इस प्रश्न पर हेनरी द्वितीय तथा बेकेट में खूब 
विवाद चला ओर चच्चे और राज्य के पुराने झगड़े ने अब भयड्भूर रूप 
धारण कर लिया । 

हेनरी से तज्ञ आकर बेकेट इंगलेंड छोड़कर चल दिया ओर पूरे छः 
बष्च तक विदेश में रहा | सन्‌ ११७० में उसका हेनरी से कुछ सम*्झेता. 
सा हो गया और वह इंगलेंड लोट आया | परन्तु आ्राते ही चर्च और 
राज्य के परस्पर सम्बन्ध के विषय में दानों में फिर कगड़ा चलने लगा । 
अन्त में झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक दिन क्रोध में आकर हेनरो ने 
खुज़े दर्बार में कह दिया, “क्या मेरे नमक खानेवाले सब इतने साहस- 
हीन हैं कि उनमें से कोई भी इस भूंगड़ालू पादरी से मेरा पीछा नहीं छुड़ा 


७2 इंगलेंड का इतिहास 





९] 0 हर, 
अ कया - 5 
शाह एम न तच्््ध बा 


हे 
' हि). प] 
गला " बह " कर 
कक * आज 
3 


अकनकन न; 8९६ बल जय 


&ं हे $ 5: 


बेकेट का बंध 


हेनरी द्वितीय तथा ठामत बेकेट छ्पू 


सकता !? हेनरी ने ये शब्द क्रोध में कहे थे, तुरंत उसके चार सर्दारों 
ने उनका अक्षर-अक्ञलर पालन किया | वे तुरन्त केंटबरी पहुँचे और ख़ास 
उसी के गिर्जाघर की सीढ़ियों पर बेकेट के मार गिराया । इस प्रकार चच 
की स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए बेकेट ने अपने प्राण निछावर किये। 

राज्य पर चच की विजय--बेकेट शहीद प्रसिद्ध हो गया और 
उसकी समाधि पर यात्रियों का मेला लगने लगा। स्वयं हेनरी द्वितीय 
ने उप्की मृत्यु पर शोक प्रकट किया ओर उसकी समाधि पर जाकर घोर 
तपस्या की,. जिससे उसे एक साधु की हत्या का पाप न लगने पावे। 
बेकेट के शहीद हो जाने से उसका पत्च इतना दृढ़ हो गया था कि राजा 
के हार माननी पड़ी और उसी हेनरो द्वितीय के, जिसके सम्मुख शक्ति- 
शाली भूमिपति थर्राते थे, चर्च के सामने कुकना पड़ा। इस प्रकार 
राज्य पर चच की विजय हुई और लगभग तीन शताब्दियों तक पादरिये। 
के श्रलग धार्मिक न्यायालय बने रहे और उन्होने रोम के पाष के 
अतिरिक्त किसी के अपना स्वामी नहीं माना। इस परिस्थिति में 
“घरमंसुघार? ([(छणावात।णा) के काल तक केई विशेष परिवतन 
नहीं हुआ | 


मुख्य-मख्य तिथियाँ 


सन्‌ ११५४ से सन्‌ ११८६ तक--हेनरी द्वितीय । 

»  ११४९-भाभपतियों से संनिक सेवा के स्थान पर धन (]॥७ 
५७४४०) लेने की प्रथा का प्रारम्भ । 

४» ११७०--टामस बेकेट का वध | 

0 २१६९- ज्यूरो को प्रया ([एपक। 89 तंग्ाफ) की प्रारम्म | 


तीसरा परिच्छेद 


८दीर” रिचर्ड प्रथम तथा “धामिक रद्ध” 


“वीर” रिचड्डे प्रथम (११८९-११९९)--हेनरी द्वितीय की मृत्यु 
के पश्चात्‌ उसका पुत्र “रिचड प्रथम” ([श८॥७7०१ ]) के नाम से 
राजा हुआ । रचडे का जन्म फ्रांत में हुआ था और वह वहीं रहना 
पसन्द करता था। अपने दस वष के राज्यकाल में वह केवल दो बार 
इंगलैंड आया | अण्ने राज्य के फ्रांसबाले भाग में रिचड स्वयं शासन 
करता था और इँगलेंड में शासन करने के लिए वह अपथना एक प्रति- 
निधि ([77278 705४2) नियत कर देता था। रिचड प्रतिनिधि- 
द्वारा भी इंगलेंड पर सफलतापूवक राज्य कर सका | इससे विदित 
होता है कि उसके पिता हेनरी द्वितीय ने शासनक्रम के इतना अच्छा 
बना दिया था कि राजा की अनुपस्थिति में भी उसके संचालन में 
केाई बाधा नहीं पड़ती थी | रिचड वीर सैनिक तथा साहती योद्धा था | 
अपनी वीरता के कारण वह इतिहास में “वीर रिचड” ([छ०॥870, 
06 4॥07-॥687/60) के नाम से प्रसिद्ध है । 

“घामिक युद्ध” में भाग--रिचर्ड प्रथम के राज्यकाल की मुख्य 
घटना उसका “घामिक युद्ध?” (0/7४00) में भाग लेना है । ये 
धा'मक युद्ध एशिया माइनर (॥७॥७ (00॥) में होते थे और इनका 
यह उद्देश्य था कि यीसू मसीह की जन्मभृमि अर्थात्‌ जेरोसलम 
(व०7७08४७।|७॥) इत्यादि ईसाइयें के तीथस्थानों के मुसलमानों के अधि- 
कार से, जो इंसाई यात्रयेों के बहुत सताते थे, स्वतन्त्र कया जाय । यारप 
क समस्त राजा इन युद्धी में भाग लेना अपना धामिक कर्तव्य ्मभते ये। 

७६ 


“वीर” रिचड प्रथम तथा “धार्मिक युद्ध” ७७ 


पहला “धामिक युद्ध” सन्‌ १०९५ में हुआ था जिसमें “विलियम रफ़्त” 
के बड़े भाई राबठ आफ़ नामेडी ने भाग लिया था# | पहले तथा दूसरे 
युद्ध का यह परिणाम हुआ था कि जेरोसलम में ईसाई-राज्य स्थापित 
हो गया था; परन्तु थोड़े ही समय के बाद मुसलमानों के शक्तिशाली 
राजा सलादीन (39|80॥7) ने जेरोसलग्र पर फिर अधिकार जमा 
लिया । मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए. अरब तीसरा धामिक 
युद्ध ([फात (प्रश8त6) आरम्म हुआ; जिसमें सबसे अधिक 
यारपीय राजाओं ने भाग लिया | “वीर” रिचडड प्रथम ने इस युद्ध में 
बहुत यश प्राप्त किया और वह कई बार जेरेतलम के बिलकुल निकट 
पहुँच गया | परन्तु उसके सहकारी राजाओं ने मारे डाह के उसे बहुत 
कम सहायता दी | परिणाम यह हुआ कि रिचड जेरेसलम पर 
ग्रधिकार नहीं जमा सका | उसके केवल इतने पर सन्‍्ताष करना पड़ा 
कि उसने सलादौन से यह सन्धि कर ली कि ईसाई यात्रियों के तीथ- 
स्थानों में आने-जाने में किसी प्रकार की बाधा नहीं डाली जायगी। 
रिचड की मुसोबतें--“घामिक युद्ध” भें रचड का फ्रांस के 
राजा से बहुत झगड़ा हे! गया था। इसलिए एशिया से इँगलेंड लौटने 
के लिए. रिचड ने फ्रांस में होकर सीधे मार्ग से जाने के स्थान पर 
जम॑नी में हाकर जाना चाहा | परन्तु इस मांग से जाने में भी वह 
सड्टुट से नहीं बच सका | जमनी का सप्राद भी उससे भीतरी डाह 
रखता था और उसने उसे अपने एक सर्दार-द्वारा पकड़वाकर अ्रपने 
बन्दीगह में डाल दिया | रिचड के कई महीने बन्दीशह में रहना पड़ा। 
अन्त में जब्र इंगलेंड-निवासयों ने बहुत-ता घन भेजा तब्र, उसके बदले, 
जमनी के सम्राट ने उसे मुक्त किया। मुक्त होने के बाद रिचर्ड ने कई 
बार फ्रांस के राजा से युद्ध किया; परन्तु इन युद्धों का काई विशेष परि- 
णाम नहीं हुआ | इसी बीच में सन्‌ ११९९ में, जब रिचर्ड अपने ही 


७.-+.+०+» --+०+>- _०५००००ल्‍्कामकेशराकनन- 


# देखे पृष्ठ ४८। 


छ्द इंगलेंड का इतिहास 


एक विद्रोही सर्दार के किले का घेरा डाले हुए. था, उसके एक तीर 
लगा ओर वह परलोक सिधारा । 

धामिक युद्धों का प्रभाव--“धामिक युद्धों? के कारण समस्त 
योरप में युद्ध का उत्साह तथा धामिक जोश देनों फैले | बहुत-से कग- 
ड्रालू नवाब इन युद्धों में भाग लेने के लिए एशिया माइनर चले जाते 
थे और इस प्रकार उनके राजाओं के उनसे छुटकारा मिल जाता था। 
इन युद्धों का मुख्य प्रभाव यह हुआ कि पश्चिमी देशों के पूर्वीय सम्यता 
के देखने का अवतर मिला, जो उस काल में बहुत बढ़ी-चढ़ी थी | 
धीरे-धीरे पाश्चात्य देशों में पूर्वीय सभ्यता का प्रवेश होने लगा, जिससे 
उनके बहुत लाभ हुआ। इन्हीं युद्धों के कारण पूर्वीय तथा पश्चिमी 
देशों के बीच में नये-नये व्यापारिक मार्ग खुले। परन्तु यह सब लाभ 
विशेषतया रूमसागर (१(९१॥॥९।००७॥०७॥ 56%) के तठवाले देशों ही 
के हुए और इंगलेंड, दूर होने के कारण, इनसे बहुत कुछ वश्चित रहा । 

मुख्य-पमुख्य तिथियाँ 

सन्‌ ११८६---“वीर” रिचड प्रथम का राज्याभिषेक | 

४ ११९०-११९४ -रिचड़ प्रथम का “धामिक युद्ध” में भाग | 

का ११९९--रिचड प्रथम की मृत्यु । 


“वीर”? रिचर्ड प्रथम तथा “ धार्मिक युद्ध? ७९ 


वशावली नं० ४ 
प्लेटेजनेट (एंज्यिन) राजाओं की वंशावलो 
हेनरी द्वितीय 


(११५४४-११८९) 


। की मिजाज लीन लल न कक लक ज कम मलिक जज कम 6 की जनक पी 2 23. 22 ज >नदजलम कक. जे 2 अमल जल अमल 
रिचर्ड प्रथम राजकुमार जाँफे राजा जॉन 
(१९८९-१ १९९) (मृत्यु ११८६) (११९९--१२१६) 
| 
राजकुमार आरथर हेनरी तृतीय 
(जिसके १२०३ में राजा (१२१६-१२७२) 


जॉन ने मरवा डाला) र् 
|. एडवर्ड प्रथम 
(१२७२-१३०७) 


एडबड द्वितीय 
(१३०७-१३ २७) 
| 


एडवड तृतीय 
(११२७--१ ३७७) 


! 
युवराज ब्लैक प्रिंस (मृत्यु १३७६) 


रचड द्वितीय (१३७७-१३९९) 
नोट १ -रिचड प्रथम की मृत्यु के पश्चात्‌ उसके भतीजे आर्थर 
के राजासदह्ासन मिलना चाहिए था। परन्तु आथर के अल्पायु होने 
के कारण रिचड प्रथम के सबसे छाठे भाई जॉन के राजा बनाया गया | 
कुछ वष बाद राजा जॉन ने आथं९ के मरवा डाला। 
२--युवराज ब्लैक प्रिंस का अपने पिता से एक वष्र पूष ही देहान्त 
तर चुका था | इसलिए उसे राजा होने का अवसर नहीं मिल सका । 


चोथा परिच्छेद 


राजा जन तथा “महास्व॒तन्त्रता-पत्र” 


राजा जॉन (११९१--१२१६)--“बीर” रिचड्ड प्रथम को मझत्यु 
के पश्चात्‌ उसका सबसे छोटा भाई जॉन (।0॥॥) राजा हुआ। 
वास्तव में इस समय राजरसिंहासन का उत्तराधिकारी जॉन के बड़े 
भाई का पुत्र आथर (ए?6०७ ॥कीप्रा' ० लिप॥॥79) होना 
चांहए था; परन्तु अल्यायु होने के कारण ग्रेट काउंसिल ने उसे राजा 
बनाना अनुचित समका। जॉन स्वार्थो, नीच, नि्दंयी, कायर तथा 
मिथ्यातवादी था। उसने कई बार अपने पिता हेनरी द्वितीय के विरुद्ध 
घडयन्त्र रचे थे और अपने बड़े भाई रिचर्ड प्रथम के “धार्मिक युद्ध” में 
चले ज'ने पर, उसकी अनुपस्थति में, घेखे से राजतिहासन लेने की 
चेष्टा की थी । जॉन के राज्यकाल में तीन बड़े कंगड़े हुए और तीनों ही 
में उसके नीचा देखना पड़ा । 

नारमंडो तथा अंजू का हाथ से नि+ खना--थेड़े दी दिनों में जॉन 
की प्रजा उसके बुरे शासन से तग ञ्रा गई। विशेषतया उसकी फ्रांस के 
प्रान्तोंबाली प्रजा उससे घोर घृणा करने लगो। ऐसी परिस्थिति में फ्रांस के 
शेष भाग के राजा फ़िलिप द्विताय ने #्रांतीसी प्रजा का पक्ष लेकर जॉन 
के विरुद्ध युद्ध ठान दिया और उसके राजतिहासन से हटाकर छेटे आर्थर 
केा राजा बनाने की चेष्टा की | जॉन ने तुरन्त ही आ्राथर के बन्‍्दीग्रह भेज 
दिया और वहीं उसका वध भी कर डाला । इस नीच काय्ये के कारण 
जॉन के प्रति घृुणाभाव और भी बढ़ गया और बहुत कम सदाँरों ने युद्ध 
में उसका साथ दया। थोड़े ही समय में फ्रांस के राजा ने नारमंडी. श्रज 

हर 


राजा जॉन तथा “महास्वतन्त्रता-पत्र? व््श 


इत्यादि प्रान्तों पर अपना अधिकार जमा लिया ओर जॉन के पास फ्रांस 
में अब गेस्कनी के एक छोटठे-से प्रान्त का छेड़कर कुछु भा नहीं रहा | 
जॉन ने इन खोये हुए प्रान्ते के पुनः प्राप्त करने की कई बार चेष्ट 
की, परन्तु वह सफल नहीं हे सका ओर सन्‌ १२१४ में बावाइंस 
(800४॥68) के युद्ध में फ्रास के राजा फ़लिप द्वितीय ने उसे इस 
बुरी तरह परास्त कर दिया कि उसके पूणतया निराश हाकर बैठ रहना 
पड़ा। फ्रास में अपने पूर्वजें के राज्य के खो बैन्‍्ने के कारण नॉन 
'“0]7 ६&॥0०0 7,80/]8॥0?' कहलाने लगा। 

फ्रांसवाले प्रान्तों के हाथ से निकल जाने के कारण जॉन की बहुत 
मानहानि हुईं। परन्तु उसकी अ्रगरेज़ी प्रजा का इससे एक तरह से लाभ 
ही हुआ । अ्रत्र तक नामन तथा प्लेटेजनेट (एंज्विन) राजाओ्रों का 
ध्यान इंगलैंड तथा फ्रांस देशों में बँटा रहता था और वे इंगलैंड के 
अपने साम्राज्य का केबल एक भाग समभते थे। परन्तु अब उनकी 
मनेइत्ति में परिवर्तन हे! गया ओर वे इं गलेंड ही के अपना देश सम- 
भने लगे | नामनों, एंज्विनां तथा अ्रंगरेज़ों में बिवाह-सम्बन्ध होने लगे 
थे । अब उनकी परस्पर घनिष्ठता और सी बढ़ गई और वे सब पूणतया 
“अ्रंगरेज़' जाति में मिलकर एक है। गये । 

पोप से कगड़ा -इसके बाद जान का चच से भगड़ा शुरू हुआ । 
केन्टबरी के बड़े पादरी का चुनाव पादरी लेग स्वयं करते थे, परन्तु 
एन्सतलेग तथा हेनरी प्रथम के समभोते# के अनुसार यह चुनाव राजा के 
सभापतित्व ये हाने लगा था ओर इसलिए राजा की भी उसमें अनुमति 
रहती थो ! इस बार राजा जॉन तथा पादरी सहमत नहीं हो सके और देनों 
ने केन्टबरी के बड़े पादरी के पद के लए अलग-अलग नाम रोम के पाप 
की आन्तम स्वीकृत के लिए भेजे | पाप ने देने। में से किसी के पसन्द 
नहीं किया और स्टेफ़ेन लेंग्टन (5६0/॥७॥ ,8708॥07) के अपनी ओर 


# देखे पृष्ठ ६०। 


ब्र इँगलैंड का इतिहास 


से उस पद पर नियत कर दिया | स्टेफ़न लेग्टन की येग्यता में केाई संदेह 
नहीं हो सकता था परन्तु पोप की इस नियुक्ति को स्वांकार कर लेने से 
भविष्य के लिए एक बुरी प्रथा बन जाती । इसलिए जॉन ने शआाज्ञा दे 
दी कि लेंग्टन अपना पद ग्रहण करने के लिए इंगलेंड में न आने पावे । 
परन्तु जॉन जैसा कायर राजा पोप से कगड़ा करने में कदापि सफल 
नहीं हो सकता था | पाप ने आ्राशा प्रकाशित की कि इंँगलैंड में सब 
धामिक सस्कार कुछ काल के लिए बन्द कर दिये जावे# । इससे देश- 
वासियों के बड़ी कठिनाई हुई, क्‍योंकि इस काल में विवाह इत्यादि कोई 
शुभ काय नहीं हो सकता था | इसके बाद पाप ने यह घेषणा कर दी कि 
राजा जॉन ईसाई-मत से पतित है। ओर राजसिहासन का अधिकारी नहीं 
है। फ्रांस के राजा का पेप के दर्बार से यह आज्ञा भेजी गई कि इंगलेंड 
पर आक्रमण करके पतित जॉन के राजसिंहासन से हटा दे। ऐसी परि- 
स्थिति में जॉन के दबना पड़ा और उसने मारे भय के पाप से क्षमा- 
प्राथना की | उसने केन्टबरी के बढ़े पादरी के पद पर स्टेफ़ेन। लेंग्टन की 
नियुक्ति के स्वीकार कर लिया और पाप के एक प्रतिनिधि के सम्मुख 
अपने समस्त राज्य के पेप के अपण कर देने की शपथ खाइ | इस 
प्रकार अपनी कायरता के कारण धामिक झ्ेत्र के अ्रतिरिक्त राजनीतिक 
क्षेत्र में भी जॉन पेप के अधीन हां गया और उसके कर के रूप में 
प्रतिवर्ष बहुत-सा धन पे।प के केष के लिए, भेजना स्त्रीकार करना पड़ा । 
इस समय से पाप का इंगलेंड पर बहुत अधिकार बढ़ गया, जिसके 
कारण भविष्य के लिए, बहुत-सी नह समस्‍यायें तेयार होने लगीं । 
“सहास्वतन्त्रता-पन्र ? (१२१५)--बड़ा पादरी स्टेफ़ेन लेंग्टन इँग- 
लैंड में आते ही जाति का नेता बन गया | जान के बुरे शासन के कारण 
देशवासियों का श्रसंताष |दन पर दिन बढ़ता जाता था और बड़े भूमि- 


# ऐसी आशा का [7600 कहते हैं । 
$ ऐसी आजा का [05८0॥॥0770७॥07॥ कहते हैं। 


राजा जॉन तथा “महास्वतन्त्रता-पत्र” ष्प््ृ 


पति तथा ग्रेट काउंसिल के सदस्य उसके अत्याचार से छुटकारा पाने का 
उपाय सोच रहे थे। अन्त में स्टेफ़ेन के नेतृत्व में बढ़े भमिपतियों ने 
यह निश्चय किया कि राजा के निरंकुश शासन के रोकने के लिए कुछ 
राजनै.तक सिद्धान्त बनाये जाये शौर जोन को उन्हें स्वीकार करने पर 
बाध्य किया जाय | हेनरी प्रथम के “स्व॒ृतन्त्रतास्त्र?ऋ के आधार पर 
एक नया स्वतन्त्रता-पत्र तैबार किया गया जे अपने महत्त्व के कारण 
“प्रह्दास्वतन्त्रता-पत्र?! (38279 (2॥9॥५8) के नाम से प्रसिद्ध हे | 





राजा जॉन का “महास्वतन्त्रता-पत्र”” पर हस्ताक्षर करना 


जॉन ने पहले टालमटोल की, परन्तु भूमिपतियें को श्रपनी बात पर दृढ़ 
देखकर उसने समझ लिया कि मुझे दबना ही पड़ेगा। १५ जून सन्‌ १२१७ 


-+०-७० ७. सबक) ००५-०3ा3० जम 3 हे +ाजीन “ाा-जरकीिनननामन पी 3>+-+->>क मनन. 


# देखे पृष्ठ ५९। 


ष्ड इंगलेंड का इतिहास 


केा रनीमेड ([(२७७॥॥ए॥600) के स्थान पर जॉन ने “महास्वतन्त्रता- 
पत्र?! पर हस्ताक्षर कर दिये। 

“महास्वतन्त्रता पत्र? लैटन भाषा में लिखा गया था और वह 
अब तक लन्दन के श्रजायबधर (छप08॥ प्४०७ा)) में रखा हुआ 
है। उसकी ६३ धाराओं में चार मुख्य हें--(१) किसी ध्वतन्त्र नागरिक 
का बिना नियमानुभार अपराध सिद्ध हुए कसी प्रकार का दड नहीं 
दिया जायगा | (२) ग्रेट काउंसल ((4708॥ (००ए्पा८]) में सम्मिलित 
होने के लिए बड़े भूमिपतियों तथा बड़े पादरियों के राजा कौ ओर से 
निमंत्रण भेजे जायेंगे | (३) ग्रट कांसल की स्वीकृति के बना राजा 
भूमिप्रतियों से नये कर वसूल नहीं कर सकेगा । (४) चच का एक 
स्व॒तन्त्र संस्था माना जायगा और उसके अधिकारों पर किसो श्रकार 
का हस्तक्षेप नहीं किया जायगा । 

जॉन के “'महास्वतन्त्रता-पत्र” से ईंगलेंड के चरतमान “नियमानु- 
मादित शासन? (00॥9४॥प्र०78| (0ए९४॥॥6॥60) का आरम्भ 
माना जाता है। यह पहला राजनियम है, जिसमें राजा की शाक्ति 
की सीमा बाँधने तथा देशवासियों के श्रधकारों के निश्चित करने की 
चेष्टा की गई। इसस ग्रेट काउंसिल का रूप निश्चित हो गया और उसके 
अधिकारों के राजनियम-द्वारा स्वीकृत कर लिया गया। धीरे-धीरे ग्रेट 
काउंसिल “पॉलिमेंट” (]?8/)क९70) के नाम से पुकारी बाने 
लगी। “पार्लिमेंट” शब्द का श्रर्थ है वह स्थान जहाँ किसी विषय 
पर विचार तथा वाद-विवाद हो | परन्तु पार्लिमेंट अभी भूमिपतियों तथा 
बड़े पादरयों ही के हाथ में थी ओर उसमें साधारण नागरिकों के 
केई स्थान नहीं था। 

राजा जॉन की मृत्यु-कुछ दिन तक जॉन ने “महास्वतन्त्रता पत्र?? 
की धाराञं का पालन किया, परन्तु अवसर पाकर उसने यह घेषणा कर 
दी कि मुझे विवश करके हस्ताक्षर कराये गये हैं, इसलिए में “महा- 
हवतन्त्रता-पत्र” के मानने के लिए बाध्य नहीं। ऐसी परिस्थिति में 


राजा जॉन तथा “महास्वतन्त्रता-पत्र”? ध्य्पू 


भूमिपतियों ने फ्रांस के युवराज के इंगलैंड में बुलाया और उसकी 
सहायता से अत्याचारी तथा मभिथ्यावादी जान के राजच्युत करने की 
चेष्टा की | परन्तु इसी बीच में १६ श्रक्ट्र सन्‌ १२१६ के जॉन की 
मृत्यु है गई । 
मुख्य मुख्य तांथयाँ 

सन्‌ ११९९--१२१६--राजा जॉन । 

» १२०४- नोरमडी तथा अजु का हाथ से निकलना ! 

, १२१३--जांन का इंगलेंड के पोप के अ्रपण करने की शपथ 

खाना । 
» २२१४ -- बावाइन्स का युद्ध | 
» २ २१२- महास्वतन्त्रता पत्र” (38७79 (॥७।02) । 


पाँचवाँ परिच्छेद 
हेनरी तृतीय तथा साइमन डा मांटफो्ड 
(हाउस आफ कामन्स का प्रारम्भ 

हैनरी तृतीय (१२१६--१२७२)--जॉन की मृत्यु के पश्चात्‌ 
उसका बड़ा पुत्र “हेनरी तृतीय” (प्०॥7"ए ॥]) के नाम से राजा 
हुआ । राज्याभिषेक के समय हेनरी तृतीय केवल नौ वर्ष का बालक था । 
फ्रांस का युवराज, जिसके भूमिपांतयों ने अ्रत्याचारी जॉन के राजसिंहा- 
सन से हटाने के लिए बुलाया था, अभी तक इंगलेंड में मौजूद था, परन्तु 
जॉन की मृत्यु हो जाने पर इंगलेंड-निवासियों के फ्रांसीसियों की सहा- 
यता की काई आवश्यकता नहीं रही । फ्रांस के युवराज का अब सबने 
साथ छेाड़ दिया ओर उसे निराश होकर अपने देश के लौट जाना पड़ा । 

हेनरी तृतीय का बुरा शासन--जब तक हेनरी तृतीय अल्पायु 
रहा, उसके मंत्रियों ने राज्य का संचालन किया । बड़ा होने पर उसने 
'वयं राजकार्य संभाला, परन्तु वह अपने पिता जॉन से भी अधिक बुरा 
शासक निकला । उसने अपनी माता तथा ख्त्री के सम्बन्धियों के, जो 
विदेशी थे, बड़े पदों पर भरना शुरू किया। वह स्पष्ट रूप से “महा- 
स्वतन्त्रता-पत्र” की धाराश्रों का उल्‍लड्डन करने लगा और उसने कई 
प्रकार के अनुचित राजकर लगाना शुरू किया | यह दशा देखकर देश- 
वासी तथा भूमिपति सबमें असंतोष फेलने लगा और वे यह विचार 
करने लगे कि राजा के निरंकुश शासन केा रोकने का के॥ई स्थायी 
उपाय निकालना चाहिए । 

प्‌ 


हेनरी तृतीय तथा साइमन डी मांटपोडे ष््छ 


साइमन डी माटफ़ोड तथा “पागल पालिमेंट”--शीघ्र द्वी 
असन्तुष्ट भूमिपतियों के साइमन डी मांटफ्रोड (807 ॥)6 ४०७/- 
0070) नामक एक योग्य नेता भी मिल गया। साइमन वास्तव में 
विदेशी था, परन्तु उसने इंगलेंड के अपना देश बना लिया और उसकी 
हृदय से सेवा की | उसका विवाह हेनरी वृतीय क्ली बहन से हुआ था 
परन्तु सम्बन्धी हेने पर भी उसने अत्याचारी राजा के विरुद्ध आन्दोलन 
करना अपना कतव्य समझा । 

सन्‌ १२४८ में देनरी ने कर स्वीकृत कराने के लिए आक्सफ़ोडड के 
स्थान पर पालिमेंट की बेठक की। भूमिपरतियों के राजा पर श्रविश्वास 
होने के कारण वे पालिमेंट में शर्त्रों से सुसाज्जत होकर आये । इसी लिए 
राजा वे, समथक उसके। “पागल पालिमेंट” ()त िक्षापीक्षा॥070) 
बतलान लगे। साइमन के नेतृत्व मं इस पालिमंट ने एक नई शासन- 
प्रणाली तैयार की जे “[+0राझंता5४ एज 05000” के नाम से 
प्रसद्ध है और हेनरी तृतीण के उसे स्वीकार करने पर बाध्य किया | इस 
प्रणाली वे. अनुसार सब विदेशी बढ्े पदा से हटा दिये गये और पहनन्‍्द्रह 
सदस्यों की एक काय्यकारिया! समिति ((५पाल। 0। ॥#५/0७०॥) 
बनाई गई, जिस दा राज्य के संचालन का भार सोंथा गया | इस प्रकार 
राजा के अब राजकाण से कार विशेष सम्बन्ध नहीं रहा और इसी 
काय्यकारिणी समिति के द्वारा देश का शासन होने लगा | 

राजा तथा भूमिपतियां का युद्ध (]॥6 397078 ऐं0-- 
कुछ दिन तक हेनरी तृतीय ने आक्सफ़ोद को नई शासन-प्रणाली का 
पालन किया, परन्तु अवसर पाकर वह उसका भी उल्लंघन करने लगा 
और फिर वही पहले की तरह राजकाय में गड़बड़ी मचने लगी। 
देखकर साइमन तथा उसके सहायक भूमिपतियों ने राजा के विरुद्ध शत््र 
उठाये और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए युद्ध शुरू किया । हेनरो 
तृतीय के बहुत कम सहायक मिल सके ओर ल्यूस के युद्ध (888॥6 ० 
[,०७१9) में उसके पूरी हार माननी पड़ी। साइमन ने राजा तथा 


द््ट इंगलैंड का इतिहास 


युवराज एडवर्ड के क़ेद कर लिया और काय्यंकारिणी समिति का नेता 
होने की हैसियत से उसने अरब स्वय राजकाय का संचालन शुरू किया। 

पालिमेंट में जनता के प्रतिनिधियों का प्रवेश (१२६५)--- 
साइमन ने बड़ी योग्यता से शासन किया उसका मत था कि पालिंमेंट 
केवल मृमिपरततियों तथा बड़े पादरियों ही कौ सभा नहीं होनी चाहिए. ओर 
उसमें साधारण जनता के प्रतिनिधियों के भी €थान मिलना आवश्यक 
है। सन्‌ १२६५ में उतने पालिमेंट की एक बैठक की, जिसके सदस्यों 
का निर्वाचन एक नये सिद्धान्त पर होने के कारण उसका राजनीतिक 
इतिहास में बड़ा महत्व है। इस पालिमेंट में साइमन ने भूमिपतियों 
तथा बड़े पादरियों के अतिरिक्त प्रत्येक प्रान्त से दो सदारों (((॥7808) 
और प्रत्येक नगर से दो नागरिकों (छप्ा7/९8४९४) को प्रतिनिधि के 
रूप में बुलाया | यह पहला अ्रवसर था कि साधारण जनता के प्रतिनिधियों 
के बड़े भूमिपतियों तथा बड़े पादरियों के साथ पालिमेंट में स्थान मिला। 

ग्रब तक पालिमेंट केवल घनिक लोगों की मडली (॥॥१8602८8॥0 
(009) थी, परन्तु साधारण नागरिकों का उसमें प्रवेश होने से उसने 
जाति की प्रतिनांच समा (रि०७/९४९॥७४४ए०९ ैऔ88श॥॥|ए) का 
रूप धारण कर लिया | साइमन ने कुछ नगरों तथा प्रान्तो से, जो उसके 
पतक्त के विरोधी थे, प्रतिनिधियों के नहीं बुलाया था परन्तु फिर भी यह 
मानना पड़ेगा कि वह पहला राजनीतिश था जिसने साधारण जनता के 
राज्य के संचालन में भाग लेने का अवसर दिया । सन्‌ १२६५४ ही की 
पार्लिमेंट से वर्तमान हाउस आफ कामन्स (]0786 0 (00॥70॥8) 
की उत्पत्ति समझी जाती है और साइमन के हाउस आफ कामन्स का 
संस्थापक ((7९७॥07' ०0 ॥#6 पिं0786 0] (४णा। 00॥8) भाना 
जाता है। परन्तु पाठकें के यह नहीं मलना चाहिए, कि साइमन की 
पालिमेंट में भमिपात (87078), बेड़े पादरी (00789) तथा साधा- 
रण प्रतिनिधि (009॥70॥8), सेब एक ही स्थान पर सम्मिलित हुए 
ये | पालि मेंट दो भागों श्र्थात्‌ हाउस श्राफ लाडस (07086 ० 


हेनरी तृतीय तथा साइमन डी मांटफ़ीड्ड दे 


],07'08) ओर हाउस आफ़ कामन्स ([008९ 04 (00॥770॥98) 
में अभी विभक्त नहीं हुई थी । 

साइमन का पतन--साइमन श्रॉचक समय तक शासन नहीं कर 
सका । उसके सहकारी उससे डाह रखने लगे और बहुत-से भूमर्पातयों 
ने धीरे-धीरे उसका साथ छाइना शुरू कियाँ। उसकी शक्ति दिन पर 
दिन घटती गई ओर उसके पतन के लक्षण प्रस्तुत होने लगे | इसी बीच 
में युवराज एडवर्ड किसी तरकीय से बन्दोग॒ह से भाग निकला और 
सेना लेकर उसने साइमन के हाथ से शासनकाय्य छीनने के लिए युद्ध 
ढान दिया । ईवशाम ([१४०७॥॥) के युद्ध में साइमन परास्त हुआ 
शोर युद्ध क्षेत ही म॑ जनता के आ्राधकारों के इस प्रसिद्ध समथक ने 
वीरता से लड़ते हुए अपने प्राण न्‍्योछावर किये । 

साइमन के पराध्ष्त करके युवराज एडवड ने अपने पिता के बनन्‍्दी- 
गृह से मुक्त किया ओर इस प्रकार हेनरी तृतीय अरब फिर राज्य करने 
लगा । परन्तु मुक्त होने के थेड़े ही वर्ष बाद वह परलोक सिधारा ओर 
युवराज एडवड “एडवर्ड प्रथम” (0७970 4) के नाम से राजा 
हो गया । 


मुख्य-मुख्य तिथियाँ 


सन १२१६ १२७२--हेनरी तृतीय । 
» २४८-श्राक़्सफ्रांड कौ शासनप्रणाली | 
39 ९२१४-एयूस का युद्ध | 
, *२६५४--साइमन को पालिमेंट ! 
9 २२६५४--साइमन को पराजय तथा मृत्यु | 


छठा पांरच्छेद 
एडवड प्रथम तथा “आदश पालिमेंट” 


एडवडडे प्रथम (१९५७२--१३०७) -एडवर्ड प्रथम बीर योद्धा 
तथा योग्य राजनीतिजश् था । बह सत्यवादी था ओर उसे इस बात का 
गोरव था कि मैने अपने वचन के विरुद्ध कभी काई काय नहीं किया | 
उसी के राज्यकाल में पहली बार वेल्ज़ तथा स्काटलेैंड के जीतकर 
इंगलेंड के राज्य में मिला लेने की चष्टा की गई।| अपनी याग्यता तथा 
बीरता के कारण वह प्लेंटेजनेट राजवंश का सवश्रेष्ठ राजा (॥७ 
७76०॥९४६ 0/ ॥॥6 )2]90॥92०70॥8) माना जाता है । 


एडवड्ड प्रथम ने “युवराज” होने ही के काल में अपनी वीरता का 
परिचय दे दिया था। उसी ने साइमन के परास्त करके अपने पिता 
हेनरी तृतीय के बन्दीणशह से मुक्त किया था। लोग समभते थे कि 
साइमन की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका जनता के प्रतिनिबियों के पालिमेंट 
में सम्मिलित करने का काय॑ स्थायी नहीं रह सकेगा | परन्तु यद्यपि एडवर्ड 
प्रथम साइमन का श्र था; किन्तु वह उसकी नीति के पसन्द करता 
था और उसने अपने राज्यकाल में साइमन के राजनीतिक सिश्धान्तों के 
झाधार पर पालिमेंट के रूप का सदा के ज्ञिण निश्चित कर दिया। 


“जग्रादश पालिमेंट” (१२९५)--एडवर्ड प्रथम के स्काटलैंड तथा 
फ्रांस से युद्ध करने के लिए. प्रायः धन की आवश्यकता पड़ती रहती 
थी | गूढ़ राजनीतिश होने के कारण उसने समक लिया कि विदेशी 
युद्ध में सहायता लेने तथा अ्रपनी शक्ति के स्थायी बनाने के लिए 
उसको प्रजा की सब भरेणियों की सद्दानुभूति प्राप्त करना बहुत उपयोगी 

९७० 


एडबड प्रथम तथा “आदशं पलिमेंट” ९१ 


होगा | यही सोचकर एडवर्ड प्रथम ने सन्‌ १२९५ में पालिमेंट की एक 
बैठक की जो इतिहास में “आदश पालिमेंट” (१४०0०) ?978&- 
00॥0) के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि भविष्य की पालिमेंट इसी 
नमूने पर बनाई गई। इस पालिमेंट में बड़े मुमिपति, बड़े पादरी, 
प्रत्येक प्रान्त तथा नगर से दो-दो प्रतिनिधि ब्रौर छोटे पादरियों के 
प्रतिनिधि बुलाये गये थे | इस प्रकार यह पहली पालिमेंद थी जिसमें 
देश की सब श्रेणियों के प्रांतनिधि सम्मिलित हुए । 

यह पालिमेंट साइमन की बुलाई हुईं सन्‌ १२६५ वाली पालिमेंट 
से भी बढकर रही । साइमन ने छोटे पादरियों के प्रतिनिधियों को नहीं 
बुलाया था और कई ऐसे प्रान्तों तथा नगरों को भी छोड़ दिया था 
जहाँ के निवासी उसकी नीति के विरोधी थे । परन्तु एडबड प्रथम कौ 
“आदर्श पालिमेंट” पूणुंतवा जाति की प्रतिनिधि सभा थी और राजा 
के निमत्रणु-द्वारा एकत्र होने के कारण उसका महत्त्व भी अधिक था । 

“आदर्श पालिमेंट” में साइमन की पालिंमेंट की भाँति सब श्रेणियों 
के, सदस्य एक ही स्थान पर सम्मलित हुए थे। आगे चलकर हम बत- 
लावेंगे कि कुछु समय बाद छोाटे पादरियों ने अपने प्रतिनिधि मेजना 
बन्द कर दिया ओर शेष पालिमेंट धीरे-धीरे दो भागों में विभक्त हो गई; 
एक हाउर आफ लाड स ([१0056 ० ,0708) जिसके सदस्य बड़े 
पादरी तथ' बड़े भूमिपति होते थे ओर दूसरा हाउस आफ कामन्स 
(नि070४8० 0ई ()0॥7078) जिसमें प्रान्तों तथा नगरों के प्रतिनिधि 
सम्मिलित होन लगे । 

“मद्दास्वतंत्रता-पत्र” का पुनः प्रकाशित होना (0ऐ०- 
विध8&॥0 (0क0"परा।))--राजा जॉन के “महास्वतन्त्रता-पत्र” 
(१७278 00958) में देशवासियों के कुछ अधिकारों को निश्चित 
कर दिया गया था, परन्तु उसके बाद भी कई बार उसकी धाराओं का 
उललघन किया गया था | इसलिए, भूमिपतियों ने अ्रनुरोध किया कि 
उसको फिर से राजा की ओर से प्रकाशित किया जाय । सन्‌ १२६७ 


९२ इंगलेंड का इंतहास 


में एडवड प्रथम ने भी ऐसा करने की स्वीकृति दे दी ओर जॉन का 
“अहास्वतन्त्रता-पत्र”ः एक राजनियम के रूप में पुनः प्रकाशित क्रिया 
गया | इस बार उसमें कुछ नत धाराय भी जोड़ दी गई' | जॉन ने केवल 
यह वचन दिया था कि राजा बना पालिमेंट की स्वीकृति के भूमिपरत्तियों 
से कोई नया कर वसूल मैहीं करेगा। इस बार इस सिद्धान्त को और 
भी स्पष्ट कर दिया गया कि राजा को प्रत्येक नये कर के लिए (चाहे 
उसका मभूमिपतियों से सम्बन्ध हा चाह अन्य प्रजा से) पालिमेंट की 
स्वीकृति लेना आवश्यक है | इस प्रकार पालिमेंट की बहुत बड़ा अधि- 
कार मिल गया क्योंकि राज्य के संचालन के लिए राजा को प्रायः नये 
करों की आवश्यकता पढ़ती रहती है । 

जॉन के “महास्वतन्त्रता-पत्र” पर हस्तात्षर करने तथा एडबड 
प्रथम के उसके पुनः प्रकाशित हाने को स्वीकृति देने, इन दोनों घटनाओं 
में ८२ वर्ष का अन्तर है| यह ८२ वर्ष का काल पालिमेंट के उत्थान 
के इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है; क्योंकि इसी काल में 
पालिमेंट का रूप नश्चित हुआ तथा उसके वतमान आंधकारों की 
नींव पड़ी । 

एडवड प्रथम के दो भहत्त्वपूर्ण राजनियम-- पालिमेंट में साधा- 
रण जनता के प्रतिनिधियों का स्थान स्थायी करने के अतरिक्त एडवड 
प्रथम ने बहुत-से उत्तम राजनयम भी बनाये, जिनम॑ दो बिशेषतया महत्त्व- 
पूर्ण हैं। (१) उसने यह आशा दे दी कि बिना राजा की स्वीकृति के 
भुमि को इस प्रकार बेचा या दान न दिया जाय कि वह चचच तथा अन्य 
किसी सस्था के हाथ में पहुँच जाय | इसकी इसलिए आवश्यकता पड़ी 
कि चर्च तथा अन्य संस्थाओं की भमि एक तरह से “मुर्दा हाथो? (४०॥५- 
7) में पहुँच जाती थी क्‍योंकि उससे राजा को घन तथा सेना 
इत्यादि की सहायता मिलने की कोई आशा नहीं रहती थी। (२) उसने 
यह नियम बना दिया कि यदि कोई भूमिपति चाहे तो यह वसीयत कर सके 
कि उसकी भम कुठुम्ब के केवल सबसे बड़े उत्तराधिकारी द्वी को मित्ते। 


एडवड प्रथम तथा “आदश पालिमेंट” ६३ 


ऐसी भूमि 9008| कहलाती थी। इस नियम से बहुत-से भूमिपतियों 
ने ला+ 3ढाया क्योंकि इससे उनकी भूमि के, मित्र-मिन्न उत्तराधिकारियें 
में बेंटकर, छेटे-छेोटे भाग हो जाने का डर नहीं रहता था । सबसे बड़े 
उत्तराधिकारी के सारी भूमि मिल जाती थी, जिससे वह अपने कुट्धम्ब 
की मर्यादा तथा प्रतिष्ठा के स्थायी रख सकता था। इससे एक लाभ 
यह भी हुआ कि बड़े उत्तराधिकारी के अतिरिक्त कुठ्ठम्ब के अन्य लोगों 
के अपनी जीविका के लिए. काई दूसरा घन्धा करना पड़ता था। इस 
प्रकार एक ही कुट्ठम्त्र में केई भुूमिपति और केाई साधारण उद्यम करने- 
वाले होने लगे | इससे इंगलेंड में ऐसे अनुचित भाव उत्न्न नहीं हुए 
कि भामपति अपने के साधारण जनता से प्रथक समझ बैठ या उनके 
प्रति किसी प्रकार की घृणा करने लगें | इससे इंगलेंड में समस्त प्रजा 
की समता (॥80७४|४ 06] शं॥शरशा७8) के सिद्धान्त के फेलने में 
बड़ी आसानी हुई । 
मुख्य मुख्य तिथियाँ 

सन्‌ १२७२---एडबड प्रथम का राज्यामिषेक | 

» १२७९-)०४ाक्षा) की नियम | 

,. १२९०-....शिाक। का नियम | 

न २९५१---“आदश पालिमेंट? (॥006 शञागाताशा) | 

» १२९७-- महास्वतन्त्रता पत्र? का पुनः प्रकाशित देना 

((१0073॥800 (७7(8/' प्र) । 


02 ३, 
सातवां परिच्छेंद 
स्काटलेंड' की विजय की निष्फल चेष्ठा 
(एडवर्ड प्रथम और पडचड छितीय) 


पालिमेंट का रूप नश्चित करने क आआर्तार७ एडबड प्रथम के 
राज्यकाल में वेल्ज़ तथा स्काटलैंड के भी विजय करने की चेष्टा की 
गई, जिसका अभ्रव हम वणन शुरू करते हैं | 

वेल्ज की विजय--वेल्ज पहाड़ी देश हे श्र उसके निवासी अधि- 
कृतर प्राचीन ब्रिटनें (370078) की सन्‍्तान हैं | श्रभो तक इँगलैणड 
के किसी राजा ने उसके पूरी तरह विजय करने की चेष्टा नहीं की थी। 
“विजयी विलियम” ने केवल इतना किया था कि अपन कुछ सदांरों 
का, जो ],0708 (७॥'०॥७' कहलाते थे, वेल्ज़ की सीमा पर भेज 
दिया था और उनके यह लालच दिया था कि जो कुछ भमि वे विजय 
करेंगे वह उन्हीं की रहेगी। इस समय वेल्ज़ का राजा ल्यूलिन 
(?"॥06 ॥९७|ए॥) बैड़ा शक्तिशाली हो गया था और उसने 
अँगरेज़ी भूमिपतियों के इंगलेंड के राजा के विरुद्ध भड़काना भी शुरू 
कर दिया था। यह देखकर एडवर्ड प्रथम ने भारी सेना लेकर वेल्ज़ पर 
चढ़ाई की | पहले ही युद्ध मे ल्यूलन की शक्ति क्ञीण हो गई और दूसरे 
युद्ध में बह तथा उसका भाई डेविड दोनों मारे गये। सन्‌ १२८२ में 
एडवर्ड प्रथम ने वेल्ज़ के अपने राज्य में मिला लिया और इंगलेंड की 
भाँति उसके भी शासनकार्य के लिए प्रान्तों -(8॥[/68) में विभक्त 
कर दिया | वेल्ज ही के एक गढ़ में एडवड प्रथम के बड़े पुत्र का जन्म 
हुआ, जिसके उसने प्रिन्स आफ़ वेल्ज़ (70706 ० ५४०।९४४) की 

९४ 


स्काटलैंड की विजय को निष्फल चेष्ठा ९्पू 


उपाधि दी | उसी समय से यह प्रथा चली आती है कि इँगलेंड के 
राजा का सबसे बड़ा पुत्र श्रर्थात्‌ युवराज प्रिन्स आफ़ वेल्ज़ कहलाता हे। 

इस प्रकार वेल्फ़ इंगलेंड के अधीन हो गया, परन्तु लगभग ढाई 
सौ वष तक वह शासनकाय में इंगलेंड से प्रथक ही माना जाता था। 
आगे चलकर सन्‌ १५३६ में हेनरी अ्रष्टम (स॒छा"'ए शत) ने वेल्ज़ 
के पूणतया इंगलड में मिला लिया और उस समय से वेल्ज़ के प्रति- 
निधियों के पालिमेंट में भी स्थान मिल गया | 

एडवड प्रथम तथा स्काटलंड के राजसिंहासन का प्रश्न-- 
वेल्ज़ बिजय करने के थोड़े ही दिन बाद एडबड प्रथम के स्काटलेंड 
का भी विजय करने का एक सुन्दर अवसर मिल गया | सन्‌ १२८९ में 
स्काटलेंड क राजा एलेक्ज़न्डर तृतीय (॥|०:४706० ]]) की मृत्यु 
हुई। उसको उत्तराधिकारणी उसकी घेवती मार्गेरेट थी, जो नावें के 
राजा को लड़की थी | अपने नाना की मृत्यु का समाचार पाकर मार्गेरेड 
स्काटलेंड के रवाना हुई, परन्तु मार्ग ही में उसकी भी मृत्यु हो गई। 
इसके बाद दूर के नातंदारों के श्रतिरिक्त स्काटलैंड के राजसिहासन का 
केाई उत्तराधिकारी नहों रहा | बहुत-से नातेदारों ने अपना उत्तराधिकार 
जतलाना शुरू किया ओर ऐसा अतीत होने लगा कि स्काटलेंड में एक 
भयड्डूर गह-युद्ध हागा | 

अंत में सब नातेदारों ने स्काटलेड के राजसिहासन का उत्तराधिकार 
निश्चित करने के लिए एडवर्ड प्रथम के पंच बनाया । एडवड ने यह 
शत ठहराई कि इक प्रश्न का निबटारा करने के पहले मेरा स्काटलेंड पर 
आधिपत्य स्वीकार कर लिया जाय । स्क्राटलेंड में णह-युद्ध की संभावना 
के रोकने के लिए एडवड प्रथम की शत स्वीकार कर ली गई और उसके 
सभापतित्व में नाहम (]ए००॥७॥)) के स्थान पर ८० स्काड और २० 
अंगरेज़ों की एक सभा इस प्रश्न का विचार करने के लिए. सम्मिलित 
हुई । सब नातेदारों में दो अर्थात्‌ जॉन बेलियल (30॥॥ 39]॥0)) और 
राबर्ट ब्रस (०७०७४ 70८७) का उत्तराधिकार विशेषतया इृढ़ था। 


९६ इंगलेंड का इतिहास 


एडवड प्रथम ने जॉन बेलियल के पक्त में निणय किया | तदनुसार जॉन 
बेलियल ही स्काटलेंड का राजा बनाया गया ओर ढहरी हुई शर्त के अनु 
सार उसने एडबड प्रथम का आधिपत्य स्वीकार करने को शपथ खाई। 

स्काटलेंड की विजय--हगलेंड के राजा कई अवसरों पर स्काट-- 
लेंड पर अपना आधिपत्य स्थापित कर चुके थे, परन्ट्‌ अब तक वह 
नाममात्र ही के माना जाता था| परन्तु एडबड प्रथम केवल नाममात्र 
के आधिपत्य ही से सन्तु६ नहीं हो सकता था। उसका कहना था कि' 
अधिष्ठाता होने की हैसियत से उसके स्काटलैंड के न्यायालयों की अतिम 
अपीलें सुनने का अधिकार है| जॉन बेलियल तथा स्क्राटलैंड के निवासी 
इस . अधिकार के मानने के तेयार नहीं हुए और इस प्रश्न पर खूब 
वाद-विवाद चला | इसी बीच में बेलियल ने फ्रास के राजा से संधि कर- 
ली, जो उस समय इंगलेंड के विरुद्ध युद्ध कर रहा था । अब्र तो एडबर्ड 
प्रथम के क्रोध की सीमा नहीं रहो और उसने फ़ोरन स्कराटलैंड पर- 
चढाई कर दी। बेलियल की सेना डन्बर (])0॥|9) के युद्ध में. 
परास्त हुई और एडबर्ड प्रथम ने उसे राजच्युत करके स्काटलेड पर. 
स्वयं अपना अधिकार जमा लिया । 

इस प्रकार स्काटलेंड में श्रब एडवर्ड प्रथम का राज्य स्थापित हो गया 
ओर उसने अपनी आर से वहाँ शासन करने के लिए कमचारी नयुक्त 
करके भेज दिये | इसी अवसर पर एडवड स्काटलैंड के राजातवहासन का 
वह शुभ पत्थर ले आया जिसके विषय में यह विश्वास कया जाता .था 
कि साधु जेकत्र (]७000) के जिस समय आक्राशवाण। हुई थी उस 
समय वह इसी पत्थर का तकिया लगाये हुए था। एडवड प्रथम ने 
इँगलेंड में लाकर इस पत्थर के अपने राजतिहदासन (007०णाकाणा 
(9४) में लगवा दिया। यह पत्थरवाला# सिंहासन आज तक' 


%# इस पत्थर के विषय में यह भविष्यवाणी थी कि जहाँ कहीं यह 
हगा वह स्काटलैंड के राजा राज्य करेंगे। तीन शताब्दी बाद सन्‌ १६०३ 


स्काटलेंड को विजय की निष्फल चेष्ा ९७ 


वेस्टमिन्स्टर एबे (ए७ ०४॥॥7906/ #)))७४) में रखा हुआ है ओर 
उसी पर बैठकर इंगलेंड के राजाओं का राज्याभिपेक संध्कार होता है । 
टलेंड की स्वतन्त्रता का यद्ध--वालेस--ध्काटल इ वालो ने 
इंगलेंड के ग्रीधन हो जाने में अपनी बड़ी मानद्वानि समझो ओर विलि 
यम वालेस (फ्ञ।॥#॥] फे७।8००) नामक एक स्काट सदार ने स्काट 
जाति का नेता बनकर अंगरेज़ी सेना के देश से निकालना शुरू किया | 
वालेस के इस काय्यं म॑ बड़ी सफलता हुई ओर सर्काट जाति ने उसे 
“स्काटलेंड का संरक्षक? (770002८007 0० 8९०॥७॥0) उद्घाषत 
कर दिया | यह समाचार पाकर एडबड प्रथम ने अपने नये राज्य की 
रक्षा के 'लिए दूसरी बार स्कांटलेंड पर चढ़ाई की । फालांक्रक के युद्ध 
(98 ० #कोधानतर) में एडवर्ड प्रथम ने वालेस का परास्त किया 
ओर इस प्रकार स्काटलेंड में पुनः अँगरेज़ी राज्य स्थापित हो गया। 
वालेस भाग निकला, परन्तु थाड़े समय बाद उसी के एक साथी ने उसे 
एडबड प्रथम के हाथों पकड़वा दिया । एडवड ने उसे विद्रोह्दी दहवशाकर 
प्राशदंड दिया और उसके मृतक शरीर के चार टुकड़े करवाकर स्काट- 
लैंड के चार मुख्य गढ़ो के फाटक पर लगवा दिये, जिससे स्काट जाति 
फिर उसके साथ युद्ध करने का साहस न कर सके। 
राबट बूस--परन्तु एडवड के यह ध्यान नहीं था कि समस्त सकाट 
जाति अपने जातीय मान की रक्षा के हेतु अपने देश को अ्रंगरेज़ी राज्य 
से स्वतंत्र करने के लिए पूणतया तत्पर हो गई है | एडवर्ड से स्काटलेड 
निवासी घृणा करने लगे थे, क्य्रोंकि वे समभते थे कि उसने उनके राज 
सिहासन के प्रश्न के पंच बनने का अनुचित लाभ उठाकर स्काटलंड में 
अपना राज्य स्थापत करने का अवसर निक्राल लिया था। शीघ्र ही 
स्काट जाति की स्वतंत्रता का एक दूसरा नेता उठ खड़ा हुआ | यह राबर्ट 


में जब स्काटलेंड का राजा जेम्स षष्ठ “जेम्स प्रथम” के नाम से इंगलेंड 
के राजसिहासन पर बैठा, उस धमय यह भांवष्यवाणी पूरी हुई। 


ध्प इंगलैंड का इतिहास 


ब्रस ((१०0॥७०७४ 970०) था, जिसके दादा का भी नाम ब्रस ही था जो 
नाहम की समा में, एडवर्ड प्रथम के सम्मुख, स्काटलेंड के सिद्दासन के 
अन्य उत्तराधिकारियों के साथ उपस्थित हुआ था | ब्रूस के समस्त स्काट 
जाति ने अपना नेता मान लिया ओर स्केन (80076) के स्थान पर 
उसका राज्यामिषेक भी कर डाला । ऐसी परिस्थि[त में एडवड प्रथम ने 
तीसरी बार स्काटलेंड पर चढ़ाई की, परन्तु उसकी सोमा तक पहुँचने से 
पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु-शय्या पर उसने युवराज के बसी 
यत की कि ब्रुस का परास्त करके स्काटलैंड के पूणतया विजय किये बिना 
दम न लेना | एडवरड प्रथम की समांध पर लिखा हुआ दे “यद्दी राजा 
एडवरड प्रथम दे जिसके नाम से स्काट थर्राते थे |? परन्तु प्रमस्त जाति 
का विरोध होते हुए देश में राज्य स्थापित कर लेना बड़ा टेढ़ा फ्राम है 
झोर एडवर्ड प्रथम यदि अधिक काल तक जीवित मी रहता तब भी 
उसकी इच्छा की पूर्ति की बहुत ही कम सम्भावना थी | 

एडबड द्वितीय तथा बेनकबने का युद्ध-- सन्‌ १३०७ में एडबड 
प्रथम की मृत्यु होने पर युवराज “एडवर्ड द्वितीय” (00 ४०70 |) 
के नाम से राजा हुआ | एडबड द्वितीय बड़ा कायर था और जिस काय्य॑ 
के उसका वीर पिता भी अपूण ही छोड़ गया था वह उससे कदापि पूरा 
नहीं हो सकता था । राबर्ट ब्रस ने धीरे-धीरे स्काटलेंड के सब गढ़ें 
से अँगरेज़ी सेना के निकाल बाहर किया। अंत में केवल स्टलिंग 
(80778) के गढ़ में अ्रँगरेज़ी सेना रह गई थी और इस पर भी ब्रूस 
ने घेरा डाल रखा था। यह समाचार पाकर ए.डबड द्वितीय सेना लेकर 
स्काटलेंड के रवाना हुआ और २४ जून सन्‌ १३१४ के बेनकबर्न 
(87700०'फक्रप्राण) नदी के तट पर अँगरेज़ी तथा स्काट सेनाश्रों में 
धमासान युद्ध हुआ । बरस ने अँगरेज़ों के पूर्णतया पराध्त किया और 
स्वयं एडवर्ड द्वितीय सबसे पहले रणत्षेत्र से भाग निकला | इस प्रकार 
स्काटलैंड “स्वतंत्रता के युद्ध? (५७/ ०४ 7700.9700०॥06) में 
सफल हुआ ओर राबट ब्रुस देश का जातीय राजा हो गया। आज तक 


स्काटलेंड की विजय की निष्फल चेष्टा 


९९ 
स्काटलेड में बालेस तथा ब्रुस के नामों का बहुत आदर है ओर ब्रस 
“स्काट जाति का संस्थापक?” माना जाता है। 





(370]3 
/09४0०७ 


५ । 
लत छत 
५, श श्ट 


न 
५ श 
कि 4 है 0 ६ 
छ्कछ ह आम 
ज्ख्च्च््ट फ् हर होगा कर 
फाड़ 
है 
है 


ड्प््छ 
रा ६ 
५३ 
का 


छ 
9 22 छे 
ज्ट 5 8 222 2 
*००००००५ २५१८) ० 
8857 77 #; 
()77 


छ 9 (222 
हर 
83:४0 (3 अब, 


हर 
नर: ८ 
जा 
-द्८ 240, 22५४ 
5९0*ला 
(: (€४०७(7०७ 


हर 
| 
क्‍] फपुध्रप:7  खिंधा 

52७28 47"2टर७ 


बेनकबने का युद्ध 


इसके बाद भी एडवर्ड द्वितीय ने कई बार ब्रूस के परास्त करने की 
चेष्टा की, परन्तु उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई | अन्त में सन्‌ ११२८ 
में नार्थेम्पटन की सन्धि ([फ९४ए ० िठाधाशाए0।०) के 
अनुसार स्काटलेंड की पूर्ण स्वतंत्रता निश्चित रूप से स्वीकार कर ली 


१०० इंगलेंड का इतिहास 


गई और इसके बाद से स्कॉटलेंड पर इँगलेंढ का किसी प्रकार का 
आधिपत्य नहीं रहा । 

एडबड द्वितीय का राज्यच्युत ह।ना तथा वध--स्काट जाति 
के हाथों परास्त होने के अतिरिक्त एडवर्ड द्वितीय शासन-कार्य में भी 
सबंथा अयेग्य सिद्ध हुआ। वह नीच प्रकृति का था और सदा नीच 
लेगां ही की संगति में रहता था। गेब्सटन ((+8ए९४॥०॥) नामक 
एक स्वार्थी दरबारी पर उसकी विशेष कृपा थी। भूमिपतियों ने मिलकर 
गेव्सटन के मरवा डाला परन्तु इसके बाद भी एडवड द्वितीय की बुरी 
नीति में काई सुधार नहीं हुआ | श्रन्त में तंग आकर ह्वयं उसकी स्त्री 
आाइज़ेबेला ([58060||७) ने फ्रांत जाकर एडवड द्वितीय के। राज-, 
सिंहासन से हटाने के लिए एक षड़यंत्र रचा । माटिमर (0की- 
॥0") नामक अपने एक मित्र की सहायता से आइज़ेबेला कुछ 
फ्रसीसी सेना लेकर इँगलेंड में आ पहुँची । एडवर्ड द्वितीय का कसी 
ने साथ नहीं दिया ओर आइसज़ेबेला तथा माटिमर ने सुगमतापूवक 
पालिंमेंट से उसके राज्यच्युत करने की स्वीकृति प्राप्त कर ली। एडवर्ड 
द्वितोय के पुत्र के, जिसकी अवस्था कुल पन्द्रह वर्ष की थी, 'एडवड 
तृतीय” ([70 ५७7१ [[[) के नाम से राजा बना दिया गया और शासन 
कार्य के लिए. एक “परक्षक तभा? (00पराथ। ० रि०४०८९) 
नियत कर दी गई | राज्यच्युत होने के एक ही वर्ष बाद एडवर्ड द्वितीय 
के बकले नामक गढ़ में किसी ने मार डाला ओर इस प्रकार यह नीच 
तथा कायर राजा परलोक सिधारा | 


मख्य-मख्य तिथियाँ 


सन्‌ १२९७२---१३०७--एडवर्ड प्रथम 
9» *२८२--वेल्ज़ की विजय | 
, १२६२ --एडबवड प्रथम के निणयानुमभार जान बेलियल का 
स्काटलैंड का राजा होना | 


स्काटलैंड की विजय की निष्फल चेश १०१ 


सन्‌ १२९६ - स्काटलेंड का एडवड प्रथम के श्रधीन होना । 
» १२९८--वालेस तथ। फ़ालक्रिक का युद्ध । 
१३०६--राबट ब्रूस का €काटलेंड का राजा होना | 
५ १३०७--१३२७--एडवड दद्वतीय | 
» १३१४--बेनकबने का युद्ध । $ 
» १ ३ २८-जनार्थम्पटन की संधि तथा स्का्टलेंड का स्वतन्रता 
का स्वीकृत होना । 


92 


आठवाँ परिच्छेद 


प्लेंटेजनेट वंश के पिछले दे राजा 
(एडबड तृतीय और रिचर्ड द्वितीय) 
(१) फ्रांस से शतवाषिक थुद्ध (प्रथम भाग) 

एडबड तृतीय (१३२७५-१३७७)-- राज्यामिषेक के समय एड- 
वड तृताय की आय केवल पन्द्रह वर्ष की थी। इसलिए शासन-कार्य्य 
के संचालन क लिए “संरक्षक-सभा? (("0४7०)]। ० १०४९॥०५) 
नियत कर दी गई थी। परन्तु वास्तव में राज्य का सब काय्य उसकी 
माता आइज़ेबेला ([8909]9) तथा मार्टिमर (१(०7॥॥७)) करते 
थे। “नार्थेम्पटन की संधि” (१३२८) भी, जिससे स्काटलेंड की पूर्ण 
स्वतंत्रता स्वीकार कर ली ग़ई, इन्हीं दोनों के द्वारा हुई थी । इससे 
देश में ये दोनों बहुत बदनाम हो गये । तीन वर्ष बाद एडबर्ड तृतीय 
ने माटिमर को पकड़वाकर फांसी दिलवा दी, आइज़ेबेला को बन्दौ- 
गृह भेजवा दिया और स्वयं राजकाय्य संभाल लिया। 

फ्रांस से शवबाषिक युद्ध--ए ड वड तृतीय के राज्यकाल में फ्रांस 
से एक बहुत बड़ा युद्ध शुरू हुआ जा “शतवाषिक युद्ध”? (प्ृप्रा१780 
भृ०॥७' ज७) के नाम से प्रसिद्ध है। बीच-बीच में कई बार 
यह युद्ध बंद भी हो जाता था, परन्तु सन्‌ १३३४ से सन्‌ १४५४३ तक 
श्रर्थात्‌ एक शताब्दी से कुछु अधिक काल तक, फ्रांस तथा इंगलैंड में 
बराबर शत्रुता बनी रही ओर देनों एक दूसरे के नीचा दिखाने की 
चेष्टा करते रदे। 

१०२ 


प्लेंटेजनेट वंश के पिछले दो राजा १०३४ 


पाठकों को याद होगा कि नामन विजय के समय से इँगतड के राजा 
फ्रांस के भी बहुत-से भाग के स्वामी होते थे, परन्तु राजा जानि के राज्य- 
काल में फ्रांस का सब भाग उनके हाथ से निकल गया था , उस समय 
से अ्गरेज़ी राजा फ्रांस को पुनः विजय करने की बराबर अमभिलाषा 
रखते थे | इस समय फ्रांस के विरुद्ध युद्ध करने के अन्य विशेष कारण 
भी उपस्थित हो गये थे। फ्रांसीसियों ने ''स्काटलेंड की स्वतत्रता के 
युद्ध? में अंगरंज़ों के विरुद्ध स्काटों के सहायता दी थी। इसके अति- 
रिक्त फ्रांसीसी फ़्लान्डस ([7]870078) प्रान्त के निवासियों के बहुत 
सताते थे, जो उस काल में ऊनी माल के लिए प्रसिद्ध था और जहाँ 
इंगलेंड क बहुत-से कच्चे ऊन की खपत होती थी। इसी बीच में फ्रांस 
के राजसिहासन का प्रश्न भी उपस्थित हो गया ओर एडवड तृतीय ने 
भी उसके लिए अपना अधिकार जतलाना शुरू किया। एडवड तृतीय 
की माता आइज़ेबेला फ्रांस के भूतपूव राजा फ़िलिप चतुर्थ (07॥9 
[9) की पुत्री थी; अतः उसने कहा कि नाती दोने के कारण, पुत्र 
को अनुपस्थित में फ्रांस का राजसिहासन मुझे |मलना चाहिए । परन्तु 
फ्रांव के नियमानुसार& कन्या को सन्‍्तान को कोई अधिकार नहीं 
पहुँचता था, और इसलिए फिलिप चतुथ के भतीजे को फ़िलिप षष्ठ 
(72॥॥]फ9 ५१) के नाम से फ्रास का राजा बना दिया गया। वास्तव 
में एडवर्ड तृतीय का फ्रांस के राजसिहासन के लिए. उत्तराधिकार बहुत 
कमज़ोर था,.परन्तु इससे उसे फ्रांस के विरुद्ध युद्ध करने का अच्छा 
श्रवसर मिल गया। अपना उत्तराधिकार जतलाने के लिए. उसने 
अपने राजनचिह में फ्रांस के राजचिह्ु को भी मिलाना शुरू कर दिया 
ओर उस समय से लेकर अठारहवीं शताब्दी में जाज तृतीय के समय 


# यह नियम 896 ].8ए कहलाता था और यह सेलियन जाति 
(89]978) का चलाया हुआ था जे पाँचवीं शताब्दी में फ्रांस में 
आकर बस गई थी | 


श्०्४ड इंगलेंड का इतिहास 


तक इंगलेंड के राजा बराबर “क्रांस के राजा? की उपाधि अहण 
करते रहे। 


वंशावली नम्बर ५ 


पडवड तृतीय का फ्रांस के राजसिंहासन के 
लिए उत्तराधिकार 


फ़ॉलिप तृतीय (फ्रांत का राजा) 
| 





फ़िलिप चतुर्थ राजकुमार चाल्स 
( फ्रास का राजा) । 
७ ह 9 | 
आइज़ेबेला - एडवर्ड द्वितीय फ़िलिप षष् 
| (इंगलेंड का राजा) (.फ्रांस का राजा) 
एडवड तृतीय जॉन द्वितीय 
(हँगलेंड का शजा) (फ्रांस का राजा) 


इस “शतवाषिक युद्ध” में दो बार इंगलेंड की बहुत बड़ी विजय 
श्रौर दो बार बहुत बड़ी पराजय हुई। इस परिच्छेद में हम पहली 
विजय तथा पहली पराजय का वर्णन करेंगे। दूसरी विजय तथा दूसरी 
पराजय का ल्डशस्टर राजवश के सम्बन्ध में वर्णन किया जायगा | 





नोट- फ्रांस के नियमानुसार स्त्रो-द्वारा कोई अधिकार नहीं पहुँचता 
था। इसलिए फ़िलिप पषष्ठ के मुकाबले एडवर्ड तृतीय फ्रांस के राज 
सिंहासन का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता था | 


प्लेंटेजनेट वंश के पिछले दो राजा श्म्पू 


क्रेसी का युद्ध (१३४७६)--सन्‌ १३४६ में एडवर्ड तृतीय ने 
फ्रांस पर आक्रमण किया। उसके साथ उसका बड़ा पुत्र श्रर्थात्‌ 
“युवराज”? भी था जे अपने आपदा कक न कार हुक 
काले रंग के कवच के कारण “: प्रथा 
ब्लैक. प्रिन्न॒ ( छाल । 
हि 

| 

| 





एजशा९०) के नाम स प्रश्िद्ध 
है | क्रसी (४6९०५) के 
स्थान पर अँंगरेज़ा तथा 
फ्रांसीसियों म घमासान युद्ध 
हुआ । अगरेज़ी सेना सख्या 
में फ्रांसीसी सेना से कहीं | 
कम थी, परन्तु अ्रंगरेज़ी 
धनुर्धारी ([६॥8॥ ै(०८९॥- ली है ५५ ; 
९७) युद्ध-कला में बढ़े निपुण |; ( ४ १६६८१ 
थे। उनके बड़े धनुषों की : ८ आह हा 
डारी केवल छाती तक ही !| 
नहीं, परन्तु कान तक खींची [... 
जाती थी और इसालए उनके युवराज ब्लैक प्रिन्स 
तीर बड़े वेग से जाते थे | फ्रांसीसी घुडसवार इन सुशिक्षित धनुर्धारियों 
के सम्मुख नहीं ठहर सके और अ्ंँगरेज़ों की पूण विजय हुई | लगभग 
१५०० फ्रांसीसी सरदार और इससे दसगुन सनक युद्ध क्षेत्र में मारे 
गये; और अंगरेज़ों की ओर केवल दो सर्दारों ओर सौ सैनिकों की 
हानि हुई | इस युद्ध में ब्लैक प्रिन्स ने बड़ी योग्यता दिखाई और इस 
युवक योद्धा की शन्नुञ्रों तक ने प्रशमा की । 

अगले व एडब्ड तृतीय ने केले ((१॥]०78) का प्रसिद्ध गढ़ ले 
लिया, जो लगभग दो शताब्दी तक, श्रर्थात्‌ रानो मेरी दयूडर के राज्य- 
काल तक, बराबर अंगरेज़ों ही के श्रधीन रहा । 





है 


१०६ इंगलेंड का इतिहास 


पायटीयसे का युद्ध (१३५६)--दस वर्ष पीछे अँगरेज़ों तथा 
फ्रांसीसियों में फिर दूसरा घमासान युद्ध हुआ । इस बीच में फ़िलिप षष्ठ 
की मृत्यु हों चुकी थी और इस समय जॉन द्वितीय (70॥7 []) 
फ्रांस का राजा था। इस बार युद्धक्षेत्र पायटीयस (?०॥07४8) का 
स्थान था। अँगरेज़ी सेना का सेनापति ब्लैक प्रिन्स था जा पिछले युद्ध 
ही में अपनी वीरता का #४(चय दे चुका था | इस बार फिर अ्रंगरेज़ों ही 


छब््पल्० ऊ. ६ फ्रानी #/709 
(7२७९९ 89078 शाला दं। बा 8, बट 













#7९76/3 #+ उका सूड आानदालएए ज्हुकिकि जी 
74७ 88. #/श00०॥ 67777 न 
एदएचारए ७४० केन>>स ५८ ] 






(९/०0५50000०/77९.................... + >> 
(77070 /॥7०१/:,......,,...... [-...... 





क्रेसी का युद्ध 

की विजय हुई । लगभग दो हज़ार फ्रांसीसी युब्च्षेत्र में पकड़ लिये गये 
और स्वयं फ्रांस का राजा जॉन द्वितीय अँगरेज़ों के हाथों क़ेद हो गया | 

ब्रेटिग्नी की संधि (१३६०)--अपने राजा के क़ेद हो जाने के 
कारण फ्रांसीसियों के संधि की प्राथना करनी पड़ी | ब्रेटिग्नी की संधि 
([7०४४ए ० ]96४ंट्राए) के अनुसार धन के बदले राजा जॉन 
मुक्त किया गया | एडबड तृतीय ने फ्रांस के राजसिहासन के लिए अपना 
उत्तराधिकार जतलाना छेाड़ दिया और उसके बदले उसके फ्रांत के उस 
भाग का राजा स्वीकार कर लिया गया, जिस पर उसने युद्ध-काल में 
ग्रधिकार जमा लिया था | इस प्रकार एडबड तृतीय फ्रांस के लगभग 


5 3 | १५ | 9 पु | (5 ३ रे के रे (3.75725 ०8/95/8४07 ५2 । 


न ॥ है. ५४ 3. हे ु 
॥(: हट / प्र ४ दे <४६८४६ ५ रा ह | ० (की 
9... | |] (22% ट् 2) श्र ९”. है. ८! ० हा है ट ह०] 
2 ४ थी 
२०७७ /287 045 ४6/:: )  ) 
0३८ %? ८ 


प्लेंटेजननेट वंश के पिछले दो राजा १०७ 


एक तिहाई भाग का स्वामी हो गया ओर फ्रांस के कुछ प्रान्तों में 
पहले की तरह फिर अँगरेज़ी राज्य स्थापित हे गया। एडबड तृतीय 
ने ब्लेक प्रिस्स के इस भाग पर शासन करने के लिए. नियुक्त कर 


ऋ९ 47९०५ ० 












६76/8# 7?055९59/0758 टः /&//“£27: 
5220 6 _. - 2222८ पर ५ ८८) 
80074००7५ (0 7/0/:८& ध्रशन्‍्ववककक |. »-+ +-. 


9 8ाएग'+र एभ००७० (छा लल8७०“ 42 3०५ 


ऐप 
४ 0. 0000. ,#शद्भाक है ॒ 
हि है |१() ७ 
2 ००) छाए (6 
! 4७ 0 छछारर१ ५, ठे 
2,00१ /)7707700/ 


ब्ग्ड्र्0ा 


हि ! 22222 4 ; की शष्टए०ण) 
(3 06 कप ७४ (६, न मर 
| (220 ः है 


४०4०४ 772. धन 5 
4 ११ मं ! 
ु रे कट ४; 
५ फ & है 8 6 0 7४ 


ब्रेट्ग्नी की संधि के समय अगरेज़ी राज्य 


दिया और “युवराज” ने बोरडो (॥0700805) के स्थान के राज- 
धानी बनाकर शासन-काय्य आरम्भ किया | 


१०८ इंगलेंड का इतिहप्स 


अगरेज़ों की शक्ति का पतन--परन्‍्तु अँगरेज़ अपनी नई विजय 
का अधिक काल तक लाभ नहीं उठा सके फ्रांसीसियां ने अंगरेज़ी 
सेना की रसद नष्ट करने का प्रबन्ध शुरू किया और धीरे-धीरे अंगरेज़ 
बड़ी कठिनाई में पड़ गये । इसी बीच में, स्वास्थ्य ठीक न होने के 
कारण, ब्लैक प्रिन्स इंगलूंड लोट आया और इस वीर योद्धा के हटते 
ही अ्रंगरेज़ों का फ्रांस में हहरना असम्मव हो गया। यह वह जलमय था 
जब इंगलेंड में “'महामारी” (3|8०६ (68॥॥) रैली हुई थी ओर 
राजा के सम्बन्धी, शासनकाय में शक्ति यास्त करने के लिए, आपस में 
भंगड़ रहे थे। फ्रासीसियों ने अवसर पाकर धीरे धीरे अ्रंगरेज़ी सेना के 
निकालना शुरू कया ओर एडवड तृतीय की मृत्यु के समय तक फ्रांस 
का जीता हुथ्रा भाग फिर अँगरेज़ों के हाथ से निकल गया। केवल 
केले, बोरडों इत्यादि कुछ बन्दरगाह अगरेज़ो के अधीन रह गये; क्योंकि 
समुद्रशाक्त में श्रभी तक श्रेंगरेज़ बढ़े-चढ़े थे । 


(२५) “महामारी” तथा किसानों का विद्रोह 


“ररापारी” (.6 8॥8०८ 20&0)-सन्‌ १३४८ में इँग- 
लैंड में एक बहुत बुरी बीमारी फैली, जो 8|8८४ [068॥॥ के नाम 
से प्रसिद्ध है। इस बीमारी में जगह-जगह फफोाले पड़ जाते थे और 
तमाम शरीर काला हे। जाता था | रोगी के खून की के होने लगती 
थी और दो दिन के भीतर ही उसकी मृत्यु हो जाती थी ' इस “महा- 
मारी” के कारण इंगलैंड-निव्रासियां के एक वष से अधिक घोर घिपत्ति 
का सामना करना पड़ा और देश की जन-संख्या श्राधी रह गई । बहुत- 
से स्थानों में कुटुम्ब के कुटुम्ब्र नष्ठ हो गये और कई स्थानें में एक भी 
मनुष्य जीवत नहीं बचा | 

पूँजीपातयों तथा मजदूरों का बखड़ा--प्राचीन इंगलैंड में भूमि- 
पति के प्रत्येक असामी (80॥45 ०७ ५४]॥|७४॥9) के सप्ताह में कुछ दिन 
अपने स्वामी के खेतों में काम करना होता था। परन्तु सिक्‍के का 


प्लेटेजनेट वंश के पिछले दो राजा १०९ 


रिवाज बढ़ने से भूमिपतियों ने अपने असामियों से सेवा के बदले नक़द 
धन लेना शुरू कर दिया था ओर इस धन से वे मज़दूरी देकर मज़दूर 
नौकर रख लेते थे। “महामारो” के कारण इंगलैंड में मज़दूरों की 
संख्या बहुत कम हो गई और इससे मज़दूरी भी बहुत बढ़ गई । ऐसी 
परिस्थिति में मुमिपतियों को बड़ी हानि होने,लगी; क्योंकि उन्हें असा- 
मियों से तो उतना ही घन मिलता था, परन्तु अब उनके अपने खेतों 
में काम कराने के लिए मज़दूरो अधिक देनी पड़ती थी। 

पालिमेंट में मुमिपतियों का बहुत ज़ोर था। उन्होंने पालिमेंट 
से बहुत-से नियम स्वीकृत कराये, जिनका यह आशय था कि मज़दूरी 
की दर उतनी ह्वी रहे जितनी “महामारो” से पहले थी और जो 
मज़दूर उतनी मज़दूरी पर काम करने को तेयार न हों, उन्हें दड 
दिया जाय। ये नियम “मज़्दूरों के नियम? (8६७प्र/०४ ०0 
[,॥0प्र'९७) कहलाते हैं और इंगलेड के इतिहास में यह पहला 
अवसर है जब पूँजीपतियों ओर मज़दूरा में, मज़दूरी कौ दर के विषय 
में, बखेड़ा हुआ | 

“किसानों का विद्रोह” (१३८१)--इन नये नियमों के कारण 
मज़दूरों में बड़ा असंतोष फेला। “महामारी?” के कारण सब वस्तुओं 
के दाम बढ़ गये थे । और इसलिए पुरानो मज़दूरी की दर स्वीकार करने 
से उनका निर्वाह नहीं हो सकता था | इसी बीच में “शतवाषिक युद्ध” 
के संचालन के लिए देश पर एक विशेष प्रकार का कर ([20]॥| ६85) 
लगाया गया। यह कर घनिक प्रजा के लिए भारी नहीं था, परन्तु 
बेचारे मज़दूर तथा किसान इसे देने में सबथा असमर्थ थे। दिन पर 
दिन अपनी शआआआपत्ति बढ़ते देखकर खेत पर काम करनेवाले मज़दूरों 
ने वाट ढायलर (जल; "'७ए।०/) नामक एक किसान के नेतृत्व 
में एक भयड्ूडूर विद्रोह खड़ा कर दिया, जो “भकसानों का विद्वाह” 
(7९४४७॥४ ि०४०॥) कहलाता है। दविद्रोहियों ने लन्दन पर 
चढ़ाई कर दी, केन्टबरी के बड़े पादरी के मार डाला, पथवारियों के 


! ११० इंगलेंड का इतिहास 


खाते जला दिये, वकीलों के मारना शुरू किया और कचहरियों में 
आग लगा दी । 

इस समय इंगलेंड का राज्य रिचर्ड द्वितीय (३0॥87१ ॥]) था, 
जिसके एडवड तृतीय की मृत्यु के पश्चात्‌ राजसिहासन मिला था और 
उसकी आयु कुल सेलह वक्न की थी । रिचिड ने, अ्रल्पायु होने पर भी, 
बड़े पैये से काम लिया और घे।ड़े पर सवार होकर वह स्वयं विद्रोहियों 
के शान्त करने के लिए रवाना हुआ। राजा के एक साथी ने बाट टाय- 
लर का बढ़-बढ़ कर बातें करते देखकर मार डाला। श्रपने नेता के 
मारे जाने पर विद्रोहियों में और भी अधिक जोश ऐ+_ल गया, परन्तु 
रिचड ने हाथ उठा कर फ़ोरन ही चिल्लाकर कहा, धषराञ्रों पहीं, श्रब 
से में तुम्हारा नेता हूँगा |? प्रह सुनकर विड्रोही कुछ शान्त एुए ओर 
रिचड के यह बचन देने पर, कि मज़दूरों के दुःखों का उचित प्रबन्ध 
किया जायगा, सबने सन्तुष्ट होकर अपने-अपने धरा की राह ली । 

परन्तु पालिमेंट ने राजा के वचन का पालन नहीं होने दिया | मज़- 
दूरों के हित के लिए कुछ भी नहीं किया गया ओर विद्रोह के शान्त होते 
ही विद्रोहियों के मुख्य-मुख्य नेताओं के प्राणद्ड की आज्ञा दी गई । 

“किसानों के विद्रोह” का प्रभाव--धीरे-घारे भूमिवर्तियों ने 
समर लिया कि मज़दूरों के बाध्य करके उनसे ढीक काम नहीं लिया जा 
सकता | मूमिपतियों ने अत्र भेड़ पालने का उद्यम शुरू कर दिया 
जिसमें थोड़े से ही मज़दूरों से काम चल सकता है । उन्हाने अपनी भूमि 
पर भेड़ों के लिए चरागाह ([00प77"69) प्रना ।लिये श्रौर इस 
प्रकार देश में ऊन बनाने का व्यापार खूब चल पड़ा। कृषि की ओर 
बहुत कम ध्यान रह गया और जिन भूमिपतियों के पातत खेती की ज़मोन 
होती भी थी वे उसके किराये (],0४४९) पर उठा देते थे। इस प्रकार 
खेतों के मज़दूरा को कमी का प्रश्न स्वयं ही हल हो गया ओर कृषि के 
स्थान पर ऊन का धन्धा चल जाने से इंगलेंड के आमों की दशा भी 
देसरे ही ढंग की हो गई | 


प्लेंटेजनेट बंश के पिछुले दो राजा 





१११ 


का विद्रोह”? 


[ 


ब्न्जहो 
ह'।! 


य तथा “(कसा 


| ६ आंआओं 


११२ इंगलेंड का इतिहास 


(३ ) लड्भगस्टर बश द्वारा राज्यक्रान्ति 

("पता ),0 00१७ 5।फा ॥४ छ77ए07,70]॥0७) 

रिचडे द्वितीय (१३७७-१३९९)--रिचड द्वितीय (छालाक्षार्त 
[), जे। एडबवड तृतीय की मृत्यु के पश्चात्‌ इंगलेंड का राजा हुआ, 
“युवराज” ब्लैक प्रिन्स# (8|8०६ 4700) का पुत्र था । राज्या- 
भिषेक के समय रिच्ड द्वितीय की अवस्था कुल बारह वष की थी | 
इसलिए शासनकाय का संचालन एक “संरक्षक-सभा” द्वारा होता था, 
परन्तु इस काल में वास्तव में कुल अधिकार उसके चाचा जॉन आफ़ 
गांद (॥0॥॥ ० (ज्षणा) के हाथ में रहा, जा लक्ढाध्टर प्रान्त का 
नवाब था। रचड द्वितीय केवल से।लइ वर्ष का था जब उसने 
“कानों के विद्रोह”? ([2९७४७॥४ १०४०॥) के चैयंपूवक शान्त 
किया था | इससे लागों के आरा थी कि बडा हेने पर वह येग्य 
शासक हेगा, परन्तु बलकुल इतका उलठा हुआ और बडा होने पर 
रिचड अत्याचारी तथा निर्दयी हे गया । वह देश के नियमों का अल्ले- 
घन करने लगा ओर थोड़े ही समय में प्रजा उससे तड्गध आगई | 

रिचर्ड [द्वतीय का राज्यच्युत होना--जॉन आफ़ गांठ की 
मृत्यु होने ५२ रिचड द्वितीय ने उसके पुत्र हेनरी का अपने पिता की 
लकास्टरवाली जायदाद का स्वामी नहीं बनने दिया | रिचड ने हेनरा के 
देशॉनकाला दे दिया और लंकाघ्टर की जायदाद के वह स्वय दबा बैठा | 
कुछ काल तक हेनरी विदेश में घृमता फिरा | परन्तु अवसर पाकर वह 
थोडी सी सेना इकट्ठां करके इंगलेंड में आ पहुँचा ओर उसने यह घाषणा 
की |क में बलपूवक अपने पिता की लड्भाध्टरवाली जायदाद लेने आया 





# ब्लैक प्रिन्स “युवराज” था परन्तु उसका अपने पिता, एडब्ड 
तृतीय, से एक वष पूर्व ही देहान्त हे चुका था; इस कारण उसे राजा 
होने का अ्रवसर नहीं मिल सका | 


क्षेटेजनेट वंश के पिछले दो राजा ११३ 


हूँ, जिसका में नियमानुसार उत्तराधिकारी हूँ । इस अवसर पर जितने 
लोग रिचर्ड द्वतीय से बिगड़े हुए. ये, सब हेनरी से जा मिले ओर शीघ्र 
ही रिचर्ड हेनरी के हाथों क़रेंद हो गया | पालिमेंट ने व्यवस्था दे दी कि 
रिचर्ड, अत्याचारी होने के कारण, राज्यच्युत किया जाय और उसके 
स्थान पर हेनरी के। “हेनरी चतुर्थ” (प्॒७॥/ए [9५) के नाम से राजा 
बनाया जाय। तदनुसार रिचर्ड को राजसिंहासन से हटना पड़ा और 
हेनरी केवल लंकास्टर ही की जायदाद का स्वामी नहीं, बल्कि समस्त 
इंगलेंड का राजा हं। गया। हेनरी चतुथ के राज्यामिषेक के समय से 
लंकास्टर वंश ([,ध॥70प्न४॥8) का राज्य आरम्भ होता है । 

पालिमेंट एडबर्ड द्वितीय को राज्यच्युत कर चुकी थी। अब यह 
दूसरा अवसर था जब पालिमेंट ने रिचड द्वितीय को अत्याचारी होने के 
कारण राजसिहासन से हटाया । इससे पता चलता है कि धीरे-धीरे 
पालिमेंट बड़ी शक्तिशाली संस्था बनती जा रही थी । 


मुख्य-मख्य तिथियाँ 


सन्‌ १३२७--१३७७-- -एडबड तृतीय । 
७9 * रै४६- - क्रसी का युद्ध । 
9 * २४८०---'महामारी? (]॥90०८ ॥009॥0) 
» २३४६--पायरट्टीयस का युद्ध । 
9 १३९ ०--ब्रेटिंग्नी की संचि। 
» *ै रै७७--१२९९--रिचड द्वितीय । 
» ९ ३८१--किसानों का विद्रोह?? ([?९४४७॥६ रि०४०]७ 
8 १३१९९-लंकास्टर वंश द्वारा राज्यक्रान्ति । 


नवाँ परिच्लेद 
माध्यमिक इंगलेंड की सभ्यता 


(१) चच की दशा तथा जॉन विकलिफ 

साध्यमिक चचे--माध्यमिक काल में इंगलेंड का चर्च एक जातीय 
संस्था नहीं कहा जा सकता | उस काल में अधिकतर ईसाई देशों का एक 
ही च्चे माना जाता था, जिसका अ्रधिष्ठाता रोम का पोप हाता था जिसे 
ईसाई लोग प्रृथ्वी पर यीशू मसीह का प्रतिनाच समभते हैं | प्रत्येक देश 
के लिए श्रलग-श्रलग पादरी होते थे, परन्तु वे सब पाप ही की और से 
नियुक्त किये जाते ये | हम बतला चुके हैं कि इंगलेंड में आठवीं, नहीं 
और दसवीं शताब्दी में चच तथा राज्य का बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध था और 
चर्च के लोग ही प्रायः राज्य के भी प्रधान कमचारी हुआ करते थे। 
इसके बाद ग्यारहवीं शताब्दी में पादरियों ने चच का एक स्वतन्त्र संस्था 
बनाने की चेष्टा की, जिसके परिणामस्वरूप बारहवीं और तेरहवीं शताब्दी 
में चच और राज्य में पारस्परिक सम्बन्ध के विपय में ख़ूब कगड़ा चला । 
इस सम्बन्ध में बेकेट तथा हेनरी द्वितीय का झगड़ा बहुत प्रसिद्ध है। 
जिसका इस खंड के दूसरे परिच्छेद में वण न किया जा चुका है। पेकेट 
के वध के बाद चच और भी शक्तिशाली हो गया ओर उसकी स्थतत्रता 
स्वीकार कर ली गई। इस प्रकार चच ओर राज्य के झगड़े में चच 
की पूर्ण विजय हुई। 

“सफ़ेद” तथा “काले” भिन्नुक-तेरहवीं शताब्दी में ज्ञोगों को 
धर्म में रुचि दिलाने के लिए भिन्नुका के दा नये संघ स्थापित किये गये । 
एक संघ “सफ़ेद मिक्ुका? (707 >४िप्त्षा8) का था, जिसको सेंट 
फ्रांसिस (७. एफक्याणं9) ने स्थापित किया था | इस सघवाले सफ़ेद 
बस्तर पहनते ओर यह शपथ खाते थे कि हम भूमि या अन्य सम्पत्ति 
एकत्र नहीं करेगे और अपना जीवन गरीबों तथा अधाहिजों की सेवा में 

११४ 


माध्यमिक इंगलेंड की सभ्यता श्श्प्‌ 


ह्यतीत करेंगे। दूसरा सघ “काले मिक्षकों? (880 [एणंक्वा'8) 
का था, जिसकी स्थापना सेंट डोमिनिक (38. ॥)0॥770) द्वारा हुईं 
थी | इस दूसरे सद्भवाले काले बस्तर पहनते और विशेषतया धर्मंप्रचार 
की आर ध्यान देते थे । 

कुछ दिनों तक इन सफ़ेद तथा काले भिन्षक्ं ने बढ़ा अच्छा काम 
किया; परन्तु धीरे-धीरे इन लोगों ने अपने संप्रों के उच्च आदर्श के 
भुला दया और उनमें तरह-तरह के दोष फैलने लगे । कुछ काल के 
ब्राद उनकी ऐसी हीन दशा हो गई कि मिन्नक शब्द का श्रथ “बेकार 
तथा आलसी मिखारी” माना जाने लगा।.. 


2७ आशा आाणणओ २ ४-२ भा जा ७७४७४ राणा ०५७७४७७७॥एए///॥शआथ७॥४/७॥७॥४७७ी ७७७ आंच 


है] 





| 
है 
। 








हि तु. ट जन हे रा > 
2 की 
+ कक या . है 
४ हल ४ है! ञ्ह 
कि मम 2 अल मी मी के 2 लय अप आती मे “लक अत 


चोदहवीं शताब्दी का पहनावा 


चौदहवीं शताब्दी में चच के देष--चौदहवीं शताब्दी तक 
पहुँचत-पहुँचते कवल मित्रुको में हा नहीं बालक समस्त चच में बहुत-से 


११६ इंगलेंड का इतिहास 


दोष फेलने लगे | पादरियों ने, जिनके जीवन का लक्ष्य स्वाथत्याग हुआ 
करता था, अब सांसारिक भोग-विलास की सामग्री एकत्र करना आरम्म 
कर दिया। अ्रत्र तक पादरियों का बड़ा मान होता था, परन्तु उनका 
जीवन दूषित हो जाने तथा उनके अपने कतव्य से पतित हो जाने के 
कारण उनकी प्रतिष्ठा धौरे-धीरे कम होने लगी। 

स्वयं पोप का जीवन इतना सांसारिक हो गया कि उसमें और इटेली 
के राजकुमारों में कोई अन्तर ही नहीं प्रतीत हाता था । पोष के केष के 
लिए. समस्त ईसाई देशों से, घम-कर (]५६॥०6७) के रूप में, रुपया 
मेजा जाता था | अपने के धनवान्‌ बनाने के लिए. प्रोप लोग, अब 
बिलकुल स्वार्थी राजा को भाँति, ईसाइयों से बुरी तरह रुपया चसने लगे 
थे | पोप कुछ दिन तक रोम छोड़कर फ्रांस के एविगनन (॥५४४270॥) 
नगर में रहे | यह इंगलेंड और फ्रांस के शतवापिक युद्ध का समय था 
और इस कारण इंगलेंड-निवासी पोप का अपने शझ्ओं का ममथ्थक 
समभने लगे | एडवड तृतीय के राज्यकाल में ग्रंगरेज़ों की निगाह में 
पोप का महत्त्व इतना गिर गया था कि उसके विरुद्ध कई नियम बनाये 
गये । एक नियम (हांद्राप्रा० 0 [70ए807"8) का अह आशय था 
कि पोष के नियुक्त किये हुए पादरियों के तब तक पद न दिया जाय जब 
तब उनके इंगलेंड का राजा स्वीकार न कर ले। इूसरे नयम 80 
पए/6 ० शाप) का यह आशय था कि इंगलैंड की श्रपील 
पोप के दर्बार में तथा किसी अन्य विदेशी न्यायालय पे न भेजी जायें। 

बिकल्िफ़ तथा चच के दोषों के विरुद्ध पहली आवाज- चच्च 
के दोषों के जनता पर प्रकाशित करने तथा पोष के प्रति अश्रद्धा 4कंट 
करने का काम सबसे पहले श्राक्सफ्रोड विश्वविद्यालय के एक श्रध्या- 
पक जॉन विकलिक (30.77 श्र८भी0) ने किया | विकलिफ़ 
केवल बाइबिल ही के प्रमाण मानता था और जिन रीतियों तथा 
सिद्धान्तों का उल्लेख बाइबिल में नहीं मिलता था उनके वह 
ईताई-मत का अग मानने के लिए तेयार नहीं था। उसने ईसाइयों 


माध्यमिक इँगलेंड की सभ्यता ११७ 


के कई प्रचलित विश्वासों का विरोध किया और साफ़ कह दिया कि ऐसे 
विश्वासा का आधार मूखता तथा अन्ध-श्रद्धा के अतिरिक्त कुछ नहीं 
हो सकता। वह पहला विद्वान्‌ 
था जिसने बाइबिल का 
अंगरेज़ी भाषा में अ्रनुवाद ० 
किया । इस अनुवाद से विक- 
लिफ़ का यह आशय था कि 
साधारण मनुष्य भी अपने धसम 
की पुस्तक को पढ़कर अपना 
स्वतन्त्र मत बना सके ओर 
स्वार्थी पादरयों के धाखे से 
बचे रह । अपने विचारों को 
फैलाने के लिए. विकलिफ़ ने 
एक नई संध्या खोली जो 
“गरोब पादरियों का संघ”? 
((0/06/' 0 ॥॥6 700०० 
7+०8६8) के नाम से प्रसिद्ध जॉन विकलिफ़ 
है | अन्य पादरी लोग विक- 
लिफ्‌ के शअ्रनुयायियों के [,0क्वाप्त5 श्रर्थात्‌ “व्यर्थ बकबादी” 
कहकर चिढाया करते थे ओर धीर-धीरे उनका यही नाम प्रचलित 
भी हो गया। 

विकलिफ ने बहुत कुछ वही करने की चेष्टा की थी जो आगे चल- 
कर “घम-सुधार” ([१९॥०७०॥७४०7) के काल में हुआ। इसी लिए. 
वह इतिहास में “गभा० ०णगा॥ह हक" 0 ४06 रि९०07- 
09007 ” के नाम से प्रसिद्ध है। 

विकलिफ के प्रचार की विफलता-विकलिफ़ के अनुयायियों 
अर्थात्‌ लोलड स की संख्या पहले तो काफ़ी हो गई और रिचड द्वितीय 





श्श्प्ः इंगलेंड का इतिहास 


के राज्यकाल में उनका काफ़ी ज़ार रहा। परन्तु लंकास्टर-बश के 
राजाओं ने (जो चर्च की सहायता से राज्य पाने के कारण चच से 
मित्रता रखना चाहते थे) लोलड स को दबाने के लिए. तरह-तरह के 
नियम बनाये । यहाँ तक हुआ कि उसके एक दो नेता जीवित जला 
दिये गये । परिणाम यह हुआ कि उनकी सख्या दिन पर दिन कम 
होने लगी और थोड़े ही दिन में इस दल का बिलकुल अ्रन्त हो गया । 

इस प्रकार विकॉलफ़ का प्रचार स्थायी नहीं हो सका श्रोर उसका 
चर्च को सुधारने का प्रयत्न निष्फल द्वी रहा। इस विफलता का सबसे 
बड़ा कारण यह था कि देश म॑ अ्रभी बिद्या का बड़ा अभाव था ओर 
विद्या के प्रकाश के बिना अन्च विश्वासों का स्थायों रूप से हट जाना 
कभी सम्भव नहीं हता । 


(२) पालिमेंट का उत्थान 

पालिमेंट का उत्थान - पालिमेंद के उत्थान को माध्यमिक काल की 
सबसे महत्त्वपृण घटना माना जाता है | पालिमेंट के शचीन रूप श्र्थात्‌ 
आंग्ल-सेक्सन काल की विदान (१७॥कष0) और नामन काल की ग्रेट 
काउंसिल (97690 ()0एा०)) का दम पहले दी वणन कर चुके हैं। 
माध्यमिक काल में बड़े मूमर्पात ही देश के नेता होते थे और उन्हीं के 
आन्दोलन के द्वारा पालिमेंट न राजाओं से लड़कर अपने अ्रधिकार प्राप्त 
किये , पालिमेंट के उत्थान का इतिहास वाध्तव में राजा जान के “महा 
स्वतन्त्रता-पत्र” (जता 8 'क्षष्टा8 (2॥9७748). के समय से आरंभ 
होता है, जिसमें राज-करों के लिए पालिमेंट की स्वीकृषात के सिद्धान्त का 
पहली बार उल्लेख किया गया । इसके बाद हेनरो तृतीय के राज्य-काल 
में साइमन डी मांठफ़ोर्ड (छवा00 ॥)० 0॥/॥0"0) हारा जनता 
के प्रतिनिधियों का पहली बार पालिमेंट में प्रवेश हुआ और इसके तीस 
वर्ष बाद एडबड थम ने “आदर्श पालिमंट” (१0१6 ?ह॥१9- 
0१600) की बैठक करके साइमन की प्रणाली को पूणतया स्वीकृत कर 


माध्यमिक इंगलेंड की सम्यता ११९ 


लिया और पालिमेंट के रूप के सदा के लिए, निश्चित कर दिया ' 
“आदश पालिमेंट” में भूमिपति, पादरी तथा साधारण प्रतिनिधि सब 
एक ही स्थान पर सम्मिलित हुए थे, परन्तु कुछ समय बाद पालिमेंट 
दो सभाश्रों में विभक्त हो गई-- एक हाउस आफ़ लाड_स (प्ृ०प४७ ० 
],0/08) जिसके सदस्य केवल बड़े भूमिपति तथा बड़े पादरी हो सकते 
थे ओर दूसरी हाउस आफ़ कामन्स (00४७ ० (00॥708) 
जिसमें साधारण जनता के प्रतिनिधि सम्मालित होते थक 

पन्‍्द्रहबीं शताब्दी में पालिमंट के अधकार--माध्यमिक काल में 
पालिमेंट ने कितनी शक्ति प्राप्त कर ली थी, इसका पाठकों का अनुमान 
कराने के लिए हम पन्द्रहवीं शताब्दी म॑ पालिमेंट के अधिकारों का 
उल्लेख कर देना आवश्यक समभते हैं । इस काल में पालिमेंट में प्रति- 
निधि भेजना एक बखेड़े की बात समभी जाती थी. क्योंकि प्रतिनिधियों के 
आने-जाने के व्यय का भार उनके निर्बाचन-स्थान ((१0॥80प७॥0५) 
पर ही पड़ता था। अभी देशवासयों में यह भाव नहीं फैला था कि 
अपने प्रतिनिधि-द्वारा उनके देश के शासन में भाग मिलना एक गौरव 
की बात है| पालिमेंट के श्राधकार भी श्रभी स्पष्ट रूप से निश्चित नहीं 
हुए, थे और वे वास्तव में राजा को कृपा पर निर्भर थे । नये राज-करों के 
लिए पालिमेंट की स्वीकृति आवश्थक थी, परन्तु इस सिद्धान्त का पूर्णु- 
तया पालन नहीं हेता था। शॉरक्तिशाली राजा प्रायः मनमाने राज-कर 
लगाते रहते थे ओर आगे चलकर याक वंश के राजाश्रों ने राजकाष की 
सहायता के लिए. दान (]80070]०॥0०७०) के रूप में प्रजा से.घन लेने 
का सुगम उपाय निकाल लिया | राजनियम आजकल की तरह पालि- 
मेंट ही में तेयार नहीं होते थे । जब कभी पालिमंट केाई नया नियम 
बनाना चाहती थी तो वह अपने प्रत्ताव के राजा के सम्मुख, प्राथनापत्र 
(772९४४४०४) के रूप में, उपस्थित करती थी और उसे स्वीकृत 


किये >-०>-«>+9 ने कान+ नम 


#* पालिमेंट के उत्थान का विस्तृत वर्णन इसी खण्ड के चौथे 
पॉँचवे तथा छुठे परिच्छेदों में किया जा चुका है। 


१२० इंगलेंड का इतिहास 


करना या न करना पूर्णतया राजा की इच्छा पर निर्भर होता था। 
राजा के मन्त्रियों तथा राज्य के अन्य कमंचारियों पर भी पालिमेंट का 
अधिक दबाव नहीं होता था; केवल कभी-कभी अ्रयेोग्य कमचारियों के 
विरुद्ध श्रभियोग ([7/880॥॥07) उपस्थित करके पालिंमेंट अपनी 
शक्ति जतला दिया करती थी। 


इस प्रकार पालिमेंट की शक्ति का अभी वरम्म-मात्र ही था, परन्तु 
फिर भी धीरे-धीरे ऐसे चिह्न प्रतीत होने लगे थे जिनसे ज्ञात दढ्वाता था 
कि पारलिमेंट देश की शासन-प्रशाली का एक प्रधान अ्रंग है। लंका- 
स्टर राजवंश का, पालिमेंट ही की ध्वीकृति के कारण, शाजसिहासन 
मिला और आगे चलकर भी पाठक कई उदाहरण ऐसे आरवंगे कि 'जन 
राजाश्रों का वंशीय अधिकार अधिक पुष्ट नहीं होता था वे अपने राज्या- 
धिकार के पालिमेंट ही को स्वीक्वांत द्वारा पुष्ट करते थे । संक्षेप मे यो 
कहिए, कि पालिमेंट का अभी प्रारम्मिक काल था, ररन्‍्तु धीरे-धौरे 
उसकी भावी शक्ति के लक्षण भी अस्तुत होते जाते थे | 


(३) सामाजिक दशा 

माध्यांसक व्यापार--मार्थ्यामक काल में इंगलेंड में केवल साधा- 
रण व्यापार होता था | एक बस्ती का दूसरी बस्ती से बहुत कम सम्बन्ध 
था ओर प्रत्येक बस्ती में दैंनक जीवन की सभी आवश्यकताश्रों का पूरा 
करने की चेष्टा की जाती थी। सप्ताह में एक-दो बार बड़ी-बड़ी बस्तियों 
में हाट (१७/7९४७) तथा मेले ([7७॥78) लगते थे, जिनमें आस-पास 
के व्यापारी अपनी दूकानें ले आते थे । ऐसी वस्तुश्रों का माल लेने के 
लिए, जे साधारणतया बस्ती में नहीं मलती थीं, लोगों के इन्हीं 
हाटों तथा मेलों की प्रतोक्षा करनी पड़ती थी। देश में घन का बहुत 
अभाव था और समाज में केवल यहूदो (॥०ए७४) ही इतने धनवान 
होते थे कि आवश्यकता पड़ने पर व्यापारियों के ऋण दे सके। यहूदी 
लोग ब्याज बहत लेते थे, जिसके कारण ईसाई जनता उनसे घुणा 


माध्यमिक इँगलेंड की सभ्यता १२५ 


करती थी | “(बिजयी विलियम” ने यहूदियों को इंगलैंड में बुलाया था 
जिससे देश के व्यापारियों के धन की सह्दायता मिल सके; परन्तु उनके 
ब्याज को दर बराबर बढ़ती जाने के कारण एडवड्ड प्रथम ने उन्हें देश 
से निकाल दिया | 

माध्यमिक काल में प्रत्येक व्यवसाय के लोगों ने अपने अलग-अलग 
संघ बना रखे थे जो गिल्ड ((पां।0) कहलाते थे। गिल्ड का यह 
उदेश्य होता था कि अपने सदस्यों के हर तरह की सहायता दी जाय 
और अपने व्यवस्ताय की उन्नति के लिए सदा प्रयत्न किया जाय । धीरे- 
धीरे ये गल्ड इतने शक्तिशाली हो गये कि बिना उनकी स्वीकृति के 
केई नया आदमी किसी व्यवसाय मं शरीक नहीं हो सकता था और जे 
सदस्य उनके नियमो का उल्लंघन करते थे, उनके कड़े दड दिये जाते 
थे ओर कभी-कभी उनके व्यवसाय से निकाल भी दिया जाता था। 

ऊन के व्यवसाय में उन्‍नति--माध्यमिक इंगलेंड का प्रधान 
व्यवसाय खेती करना था; परन्तु “महामारा” (83॥80०८ ])०980॥॥) शोर 
“किसानों के विद्रोह?” ([?७४७४७॥४ ०५४०)) के बाद स्थिति बिल- 
कुल बदल गई। मज़दूरों की कमो के कारण खेती का काम बहुत कम 
रह गया ओर उसके स्थान पर भेड़ पालने तथा ऊन बनाने का व्यवसाय 
धीरे-धीरे बहुत फैल गया, क्योकि उसमें थाड़े से ही मज़दूरों से काम चल 
जाता था और उसमें लाभ भी अधिक हाता था। पहले इंगलेंड का कच्चा 
ऊन सब फ्रांस के प्रांत फ़्लान्डर्स ([|७॥00४8) देश के भेज दिया जाता 
था, परन्तु अब धीरे-धीरे इंगलेंड ही में ऊनी कपड़ा बनाया जाने लगा 
ओऔर इसलिए जितना ऊन पैदा होता था उसकी अब देश ही में खपत हे 
जाती थी | उस काल में बड़े बढ़े कारख़ाने नहीं थे ओर छेटे छेटे जुलादे 
अपने घरों पर ही चर्ख ओर कर्घ की सहायता से कपड़ा बनाया करते थे | 

नगरों को स्वतन्त्रता-प८--व्यापार में धीरे-धीरे उन्नात होने के 
कारण देश में नगरों को संख्या बढ़ने लगी। फ़्यूडेलिज़्म ([९९४१४/ शा) 
की प्रथा के अनुसार जिस भाभपति के इलाके में नगर होता था 


श्२२ इगलेड का इाांतहास 


बही उसका स्वामी माना जाता था और उसी के नगर के व्यापारी 
कर इत्यांद देते थे। कुछ काल के बाद नगरनिवासियों ने अपने 
स्वामिये से कुछ घन के बदले स्वतन्त्रता-पत्र (0॥&46॥98) प्राप्त कर 
लिये, जिनसे देनें के लाभ हुआ । स्वामियों के काफ़ी नक़द धन 
मिल गया ओर निवासियों के अपने प्रतिनिधियों द्वार अपने नगर का 
स्वयं शासन करने का अवसर मल गया। इसी त्षमय से इंगलंड में 
“स्वतन्त्र नागरिक शासन? ('प्याटाएशे 60ए0७फा।0॥ ) की 
प्रारम्भ होता है, जा वाध्तव में “स्थानीय स्वराज्य? (],009) 80 
(०0४९/४॥३९॥ ) को नींव है । 

वास्तु-विद्या तथा रहन-सहन--माध्यमिक काल में इँगलंड में 
सभ्यता ? चिह् धीरे-धीरे बढ़ने लगे। नामन ओर अ्रंगरेज़ आपस में 
मिल-जुलकर एक जाति बन चुके थे ओर उनका रहन-सहन तथा सम्यता 
भी एक ही ढग की ह्वो गई थो | देश में लकड़ी के स्थान पर इंट और 
पत्थर के मकान बनने लगे और इस काल में भूमिपतियों ने बड़े सुन्दर 
गढ़ ((88॥08) तेयार किये। माध्यमिक वास्तु-विद्या में गाथक ढल्ढ 
(5000॥० 80ए]०) बहुत प्रचलित था, जिसके अ्रंगरेज़ों ने फ्रांसीसियों 
से सीखा था | इस काल में बड़े गिरजाघर तथा अन्य सुन्दर इमारतें 
प्रायः इसी ढक्ग की बनाई जाती थीं। हेनरी द्वितीय ने जब वेस्टमिन्स्टर 
एबे (ए ०४४॥779027 &0॥०9) के फिर से बनवाना चाहा तब 
उसने भी उसी गाथिक ढड्ग पर उसके तेयार कराया । वेस्टमिन्स्टर एबे 
इस ढंग की इमारतों में सबसे सुन्दर मानी जाती है। 

माध्यमिक वस्त्र बहुत भड़कीले हेते थे ओर स्त्री ओर पुरुष देनों 
गइरे रण के कपड़े पहनते ये। देशवासियों के मनेाविनेद का काफ़ी 
प्रबन्ध था। बड़े नगरों में प्रतिमास टूर्नामेंट (]'0प7%॥०॥0) इश्रा 
करता था, जिसमें नाइट ([ांट्00) अर्थात्‌ स्दांर अपनी वीरता 
तथा कतब्य दिखाते थे। अभी इँगलेंड में नायक (])7&॥9) शुरू 
नहीं हुआ था, परन्तु स्वॉग इत्याद प्रायः होते रहते थे | 


माध्यमिक इंगलेड का इतद्वास १२३ 









शः दै 
/! 9 '५2:.7/ /7 7 
पे लि हे +श्र ही हक] +» लि पी 
7 ही न ! है १९ है हा ् 2. 5 26 ! हक 5 ०5 
४ हा ५ मेजर ८ ६; ३ ५-०० सम हा. 
बम मै कम रा टू, गा तर न कक ५ 
हक दिनांक पी हल छा हे रे जा हा ः * ८ / है है 3, हे गे 
५ ग * 52८ 
५ भ््‌ #7 ५लयदट; 9, 5 अल मा >्करक-ज 3क ४ जा०.. कीट 22०५० अल था. १३ 37रामवडीज ०कन्का, 
अलग टी पं ५ श् ४ हा आप हर 
के /> ५ का ई अं, ऊ ४० 3 हे + , 5६४ पी, 
औिलतन ही ह के न 4 ५. 5 बम अरे + कंबल 48% ते के >ट -र हनन ८ -क वपललिलवोनकडकीमि #०+ा८५+ वहन. १करा- कक १७३०१ 
त न्‍ * ५६ 5.2 ५ 
के 


हि 

50 नम «बी न 
(८ ५ हे गन 

4 '#2,६ है; ॥ 





है 


3. 5४ नजनीजी +त«०>म कानों ले ममम>न आनग जनम ले के है हुआ 


व लक हे. . 








माध्यमिक टूर्नामेंट ( खेल ) 


श्र इंगलेंड का इतिहास 


विश्वविद्यालयों की स्थापना--बारहवीं शताब्दी तक हँगलेंड में 
विद्या सिखाने का केाई उचित प्रबन्ध नहीं था। केवल पादरी लोग ही 
पढ़े-लिखे होते थे और वही मढों या चर्च की पाठशालाश्ों में थड़े-से 
विद्याथियों को बटारकर उन्हें थोड़ा बहुत अ्रक्षरों का शान करा देते थे । 
उस काल में शिक्षित छहलाने के लिए. बराइबिल का पढ़ लेने की 
योग्यता हो जाना काफ़ी था। परन्तु धीरे-धीरे विद्या का प्रचार बढ़ने 
लगा और तेरहवीं शताब्दी के आदि-काल में विश्वविद्यालयों (एन 
ए७/80085) की स्थापना शुरू हुईं, जहाँ विविध विषयों को शशक्षा का 
प्रबन्ध होता था | ईंगलेंड के सबसे प्राचीन विश्वव्रद्यालय आ्राक्सफ़ोड 
(05070) श्रौर केम्ब्रिज ((१8॥।॥प0१26) के हैं, जिनका अरब तक 
ग्रन्य विश्वविद्यालयों की अ्रपेज्ञा अधिक श्रादर होता है। 
शा अंगरेज़ो भाषा का प्रचार-- 
नामन राज्य के स्थापत हाने के 
समय से दबार तथा उच्च समाज 
में फ्रेंच (#00॥) भाषा का 
प्रयाग होने लगा था। लग- 
भग तीन शताब्दियों तक फ्रेंच 
भाषा ही का इंगलेंड में ज़ोर 
रहा, परन्तु “शतवाधिक युद्ध” 
के कारण अंगरेज़ां को फ्रांसी- 
सियां तथा उनकी भाषा से 
धुणा होने लगी थी। परिणाम 
यह हुआ कि चोदहवीं शताब्दी 
में धीरे-चीरे फ्रेंच का प्रयाग 
कम होने लगा और उसके 
वेस्टमिन्ध्टर एनें स्थान पर श्रेंगरेज़ी भाषा 
(7१०१४) प्रचलित होने लगी । सन्‌ १३६२ में राजकीय न्यायालयों 





माध्यमिक इंगलेंड की सभ्यता १२५ 


में फ्रेंच के स्‍थान पर अंगरेज़ी भाषा के ए्योग करने की आज्ञा 
प्रकाशित कर दी गई ओर चोदहवीं शताब्दी + अंत तक अँगरेज़ी के, 
जो श्रब तक किसानों की भाषा समकी जाती थी, उच्च समाज में भी 
ध्थान मिल गया । 

परन्तु चर्च की भाषा अश्रभी तक लैंटन (].8४॥) ही थी ओर 
धार्मिक विषयों पर वाद-विवाद तथा लेखों में लैटिन ही का प्रयाग 
होता था। अँगरेज़ी आगे चलकर सेलहवीं शताब्दी मे “घमसुधार”? 
(१९[077807) के पश्चात्‌ चच की भाषा हुई | माध्यमिक काल 
में केवल विकलिफ़ (७६८।॥॥ ९०) एक ऐसा धामिक विद्वान हुआ 
जिसने धामिक विषयों में भी अ्रंगरेज़ी भाषा ही का प्रयोग शुरू कर दया 
था; परन्तु जैसा हम बतला चुके हैं, विकलिफ का प्रभाव देश में स्थायी 
नहीं हो सका | 

माध्यमिक अंगरेजी साहित्य--मा* मक अँगरेज़ी साहित्य मं 
फ्रेंच तथा लै-टन साहित्य का बहुत कुछ थ्रभाव पाया जाता है। शुरू 
में ते अंगरेज़ी भाषा में फ्रेंच श्रोर लै.टन से अनुवाद की हुई पुस्तकों 
के अतिरिक्त कुछ था ही नहीं, परन्तु चांदहवीं शताब्दी से अ्रंगरेज़ी 
साहित्य में कुछु मौलिकता भी पाई जाने लगी | चोदढवीं शताब्दी का 
सबसे प्रसिद्ध कवि चांसर (()॥४0८९) हुआ है, जिसकी रचनाओं से 
मौलिक अँंगरेज़ी साहत्य का प्रारम्म माना जाता है। चाँसर की 
प्रसिद्ध रचना “]॥6 (76फप्र'ए ४७४” को माध्यमिक अँग- 
रेज़ी साहित्य का सबसे उत्तम रत्न कहा जाता है। इस काल का दूसरा 
प्रसिद्ध कवि विल्यिम लैंगलैंड (५४॥॥|४॥ ,47829॥0) हुआ 
जिसकी सबसे उत्तम रचना '!॥6 शाज्रणा ० 20४8 20 छ- 
॥&7” है | 

मुख्य-मुख्य तिथियाँ 
सन ११७०--टामस बेकेट का बंध | 
» २१२१५४--“महास्व॒तन्त्रता-पत्र” (0४६08 (087) 


१२६ इंगलेंड का इतिहास 


सन्‌ १२६४५--साइमन की पालिमेंट | 

१२९०-- यहूदियों का इँंगलेंड से निकाला जाना। 

१२६३४--“आदश पालिमेंट” *)|006।| [हा व्ा0शा0 

१३६२--राजकीय न्यायालयों म॑ फ्रंच के स्थान पर अँगरेज़ी 
का प्रचार । 

१ ३८४--जॉन विकलिफ़ का मृत्यु । 

१४०० --चाँसर की मृत्यु । 


9) 


9) 


१) 


99 


तीसरा खण्ड 


माध्यमिक काल का अन्त तथा लंकास्टर 
आर याक राजवश 


पहला परिच्छेद 


लंकास्टर तजवंश तथा फ्रांस से शतवाप्कि 
पुद्ध (द्वितोंय भाग) 


हेनरी चतुथ (१३९९-१४१३)--देेनरी चतुथ का पिता जॉन 
आफ़ गांद (उ०का ० 09070) एडवड तृतीय का तीसरा पुत्र 
था | वंशोय अधिकार की दृष्टि से रिचड द्वितीय के राजच्युत शेने के 
पश्चात्‌ राजसिहासन एडवर्ड' द्वितीय के दूसरे पुत्र के परपोत “एडमंड 
मार्टिमर? (]70वराणातव 0धींग्रा७)) के मिलना चाहिए था | तीसरे 
पुत्र की संतान की अपेक्षा दूसरे पुत्र की सतान का अधिकार अधिक पृष्ट 
था, परन्तु पालिमेंट ने हेनरी चतुर्थ ही के राजा बनाना उचित समझा | 
इस प्रकार हेनरी चतुथ का राज्याधिकार बिलकुल पालिमेंट की स्वीकृति 
पर निभर था और इसी लिए उसने तथा लंकास्टर वंश के अन्य 
पजाओं ने सदा पालिमेंट के प्रसन्न रखने की चेष्टा की । 

हेनरी चतुथ के राज्यकाल में कई विद्रोह हुए | इस समय रेश में 
पर्ती वंश ()॥७ ?6/८४०४) वालों की शक्ति बहुत बढ़ी-चढ़ी थी। 
इस वश के दो भाइयों ने, हेनरी चतुथ से झगड़ा हो जाने के कारण, 
एडमंड मार्टिमर केा राजा बनाने की चेष्टा की; परन्तु उनका प्रयत्न 
सफल नहीं हो सका और वे दोनों भाई युद्ध में हेनरी चतुथ के हाथों 
मार डाज्े गये। एडवरड तृतीय के वंशजों में राजसिंहासन के लिए 
भगड़े का यह आरम्भमात्र था। अगले परिच्छेद में पाठक पढ़ेंगे कि 
इन भंगड़ों ने धीरे-धीरे बड़ा भयंकर रूप धारण कर लिया। 

२१२९ 


४9 


१३० इंगलेंड का इतिहास 


हेनरी पंचम (१४१३--१४२२)--हेनरी चतुथ की मृत्यु के 
पश्चात्‌ उसका बड़ा पुत्र “हेनरी पंचम” (प्०७॥"ए ५) के नाम से 
राजा हुआ। हेनरी पंचम याग्य राजनीतिज्ञ तथा वीर योद्धा था 
झीर वह लंकास्टर राजवंश का सवश्रेष्र राजा माना जाता था। उसका 
यह विचार था कि अपने वंश की 
स्थिति पुष्ट करने का सर्वोत्तम 
उपाय यद्वी हो सकता है कि विदेशी 
युद्धों में विजय प्राप्त करके देश- 
वासियों का प्रशंसागात्र बनने का 
प्रयत्न किया जाय । 

“शतवाषिक युद्ध” का पुनरा- 
रम्भ#--हेनरी पचम ने राज्या- 
भिषेक ही के समय से विदेशी युद्धों 
द्वारा यश प्राप्त करने की धारणा 
कर ली थी। उसने भी एडबर्ड 
तृतीय की भाँति फ्रांस के राजसिंहा- 

हैगरो पचम सन के लिए अपना उत्तराधिकार 
जतलाना शुरू किया | यह उत्तराधिकार जतलाना सवबंथा अनुचित था, 
क्योंकि पहले तो एडवर्ड तृतीय ही फ्रांस के राजसिंहासन का नियमा- 
नुसार उत्तराधिकारी नहीं था ओर इसके अतिरिक्त बड़े पुत्र के वंशजों 
के जीवित रहते हेनरी पंचम स्वयं एडबड तृतीय का भी वास्तविक 
उत्तराधिकारी नहीं हो सकता था। परन्तु हेनरी पंचम फ्रांस से युद्ध 
पुनरारम्भ करने के लिए केवल एक बहाना खोज रहा था। उसके 
सफलता की पूर्ण ग्राशा थी; क्यांकि इस समय फ्रांस की बड़ी हीन दशा 








# “शतवा्िक युद्ध/ट (पल प्रथावा'हते ४०४७४ ७४०) फे 
प्रथम भाग के लिए. पिछले छणड का आढवाँ परिच्छेद देखा। 


लंकास्टर राजवंश तथा फांस से शतवार्षिक युद्ध. श्११ 


हो रही थी; फ्रांस के राजा चाल्स प्रष्ठ के पागलपन का रोग लगा हुआ 
था और उसके संबंधी तथा श्रन्य बड़े दर्बारी इस अवसर से लाभ उठाकर 
अपनी-अपनी शक्ति बढ़ाने में लगे हुए थे | फ्रास में एकता नहीं थी ओर 
राज्य के हड़प करने के लिए वहाँ बहुत-से दल आपस में कगड़ रहे थे। 
एगिनकोट का यद्ध--सन्‌ १४१५ में देनरी ने भारी सेना लेकर 
फ्रांस पर चढ़ाई कर दी। केले को जाते समय मार्ग में उसकी फ्रांसीसी 
सेना से मुठभेड़ हो गई और २५४ अक्टूबर के एगिनकाट (#शात- 
0०ए०) के स्थान पर घमासान युद्ध शुरू हुआ | क्रेसी तथा पायटीयस 
के युद्धां की भाँति इस युद्ध में भी श्रेंगरेज़ी धनुर्धारियों ने बढ़ा काम 
किया । इस बार देनरी पंचम ने एक विशेष सावधानी यह की थी कि 
धनुर्धारियों के सामने बड़े-बड़े खँटे गड़वा दिये थे, जिससे वे शत्रओं के 
श्रक्रमण से सुरक्षित रह सके । इस युद्ध में अ्रंगरेज़ों की पूण विजय हुई 
और उन्होंने लगभग ८ हज़ार फ्रांसीसियों के युद्धक्षेत्र में मार गिराया। 
इस विजय के कारण अंगरेज़ों की फिर से फ्रांस में धाक जम गई । 
बगेडी से मेल तथा ट्रायस की सन्धि (१४२०)-- फ्रांस 
में इस समय दो मुख्य दल, राज्य में शक्ति प्राप्त करने के लिए, रगड़ 
रहे थे | एक दल बगंडीवालों (॥977207॥09॥9) का था और दूसरा 
आलियन्सवालों (()7९७॥808) का। अवसर पाकर आलियन्सवालों 
ने बगंडी के बड़े नवाब के मार डाला। इसका बदला लेने के लिए 
बरगंडीबालों ने अ्रेंगरेज़ों से मेल कर लिया और “शतवापिक युद्ध” में 
उनके सहायता देना शुरू किया | एगिनकाट की विजय से अंगरेज़ों की 
फ्रांस मं घाक जम ही चुकी थी; अब स्वयं फ्रास ही के एक दल की 
सहायता मिल जाने से अगरेज़ां की शक्ति ओर भी अधिक बढ़ गई । 
सन्‌ १४२० में फ्रांसीसी ट्रायस की सन्धि (]+७७५ ० ]7090४8) 
करने पर बाध्य हुए, जिसके अनुसार देनरी पच्रम ने फ्रांस के राजा 
चाल्स षष्ठ की पुत्री केधरायन से विवाह किया और वह अपने ससुर का 
उत्तराधिकारी भी स्वीकृत कर लिया गया । यह निश्चित हुआ कि चाल्स 


१३२ इंगलेंड का इतिहास 


पष्ठ के पागल होने के कारण उसके जीवन-काल में हेनरी पंचम 
“संरक्षक” होकर फ्रांस का प्रबन्ध करेगा और अपने ससुर की मृत्यु 
होने पर बह फ्रांस का राजा हो जायगा | 


4->_्वाककबकक पटक ८ ::::--2०-वपमवनफरपयकरनपप-पा दा: 2 
># ७7७४५ 
7 44:29 पा 
६80०0. ?०55658085 ४22८ 
3५7६०४०४४०४.._ 


80ए0749/9 ० #€ध८7 
हाए्रबत0/7/ $॥0५०7 बह 













का 2»22% 22 604४ 2 4४220: ५ 
दे 00.8र] 7 72६ 40022: &: ५] 2//५६४ 
422 जा । रे! ४ 
22. ५ 2 ॥ | जो, 
>७७7०७४+५६ हि | क्ष 
?0॥0८:१६ ६ [ 
६. ?0।7'0 ७ 798007980 
& /७४९९।१६९ 





घणा 
(७5४00 ८४ ।. ६ 
09, ८,7/0025 | 
0५ ५ 
807469 4४8४. । ० $ 
हि 
22 90३ हर ] 0 ५६४०४ ४४६ कि 


४, 4८ 428, 


छः 
रे 00 (5 हि 
<. 2. 7-५६ हि 
५ थी छू 5 9 ७०७५६ हे 
्र ) ९, 
पथ ु+ 


/ साथ" उन्‍ अगानयकायाकरमकका ९० पाक कान >-+ 


टरायस की सन्धि के समय श्रगरेजी राज्य 


“शतवाषिक युद्ध” में अ्गरेज़ी विजय का यह पूण रूप था । ब्रेटिग्नी 
की सन्धि ([५.७७४ए ० 97७ांद्वा)ए) में एडवर्ड तृतीय के फ्रांस का 
केवल तिहाई भाग मिला था, परन्तु इस बार हेनरी पंचम स्पष्ट रूप से 
फ्रांस के राजसिंहासन का उत्तराधिकारी स्वीकृत कर लिया गया। 

हेनरी षष्ठ (१४२२-१४०६१)--सन १४२२ में हेनरी पंचम, ३५ 


लंकास्टर राजवंश तथा फ्रांस से शतवापिक युद्ध १३३ 


वष ही की अवस्था में, परलेक सिधारा ओर उसका पुत्र “हेनरी पढ्ठ” 
(म्‌ृणाएए श]) के नाम से राजा हुआ । हेनरी पष्ठ इस समय केवल 
नो महीने का बालक था । शीघ्र ही फ्रांस के राजा चाल्म पष्ठ की भी 
मृत्यु हो गई और ट्रायस की सन्वि के अनुसार हेनरी षष्ठ फ्रास का भी 
राजा हो गया । हेनरी षष्ठ के अल्पायु होने के कारण उसका चाचा जाँन 
ड्यूक आफ़ बेडफ़ोड (॥0॥॥॥ , 906 0[| 860070) “संरक्षक”! 
नियत हुआ और उसने फ्रांस तथा इंगलेंड का प्रबन्ध शुरू किया। 
उत्तरी फ्रांस के सब प्रान्तों ने, जहाँ बगंडी दल का ज़ार था, हेनरी प्र 
के राज्याधिकार का स्वीकार कर लिया; परन्तु दक्षिणी प्रान्तवाले, जहाँ 
आरलियन्स दल प्रधान था एक विदेशी राजा के अधीन होना पसन्द 
नहीं करते थे और वे चाल्स पष्ठ के पुत्र श्र्थात्‌ इ। फ़िन# ( ])8॥॥॥) 
के फ्रांस का राजा बनाने की चेष्टा करने लगे । 

जोन आफ आक--डाँफ़िन के समर्थकों की संख्या आरलियन्स 
(0/९७॥9) में अधिक होने के कारण अ्गरेज़ों ने यही उचित समझा 
कि समस्त फ्रांत पर अधिकार जमाने के लिए आरलियन्स ही पर घेरा 
डाला जाय । अ्रंगरेज़ों के घेरा डालने के समय आ्राररलियन्स की दशा 
सन्तेोषजनक नहीं थी और ऐसे ही लक्षण दीख पड़ते थे कि यह गढ़ भी 
शीघ्र ही अंगरेज़ों के अधीन हो जायगा। परन्तु जेन आफ़ श्रार्क 
(087 0/ 7८) नामक एक कृषक की लड़की ने इस समय फ्रांस 
के बचा लिया | उसने यह प्रसिद्ध किया कि मुझे स्वयं देवताओं ने 
फ्रांस का पुनरुद्धार करने को प्रेरणा की है| डॉ फ़िन के पास पहुँचकर 
उसने कटद्टा--हे राजकुमार ! स्वर के राजा के आशानुसार में आपके 
यह बतलाती हूँ कि आपका रेम्स (]१॥शं॥॥8) के स्थान पर राज्या- 
भिषेक संस्कार हांगा और आप ईश्वर के प्रतिनिधि होकर फ्रांस में 
राज्य करंगे।.......... 

# फ्रास के राजा का बड़ा पुत्र अर्थात्‌ उत्तराधकारी ४])80॥!ा॥7 
कहलाता है। 


१३४ इंगलड का इतिहास 


एक साधारण कृषक की लड़की के मुख से ऐसी बातें सुनकर पहले 
ते सबने उसे हँसी में उड़ा [दया। परन्तु उसका घै्य तथा साइस 













(7 





ढ़ श्र 
गा । 07) ४! हा 2 
ह की. 


(॥,, (/॥॥# ग दर 






/ 


( /7 7८ | 










मर 
कम ह फ्का, 
ह//00000/ ॥ धिईक20. ॥॥ 


जान आफ़ आक 





देखकर डॉफ़िन के सिपाहियों ने उसे अपना सर्दार बना लिया। जान 
ने मर्दाने कपड़े पहने, कवच धारण किया और फ्रांसीसी सेना के लेकर 
वह श्राजियन्स की रक्षा करने का रवाना हुईं । फ्रांस के सिपाही जान 
के देवी-रूप समभते थे ओर उसकी सेना में रहकर उन्होंने मदिरा आ्रादि 
भी त्याग दी थी। फ्र सीमियां में यह भाव उत्पन्न हो गया था कि हमारे 
जातीय मान की रक्षा के लिए ईश्वर ने यह देवी सहायता भेजी है और 
इस भाव ने उनमें एक नई जान फूँक दी। फ्रांसीसी सेना के श्राते दी 


लंकास्टर राजवंश तथा फ्रांस से शतवापिक युद्ध १३१५ 


श्रंगरेज़ों के आलियन्स# का घेरा उठाना पड़ा और शीघ्र ही पैटे 
(299) के युद्ध में अंगरेज़ों की बुरी तरह पराजय हुई। जोन ने 
जाकर अपने कथनानुसार रेम्स (३॥७॥॥४) के स्थान पर ख़ास उत्तरी 
फ्रांस में, जहाँ शन्नओं का ज़ोर था, डॉफ़िन का राज्यामिषेक संस्कार 
किया और उसके “चाल्स सप्तम” ((॥ष०९8 शत) के नाम से 
फ्रांस का राजा बनाया । 

परन्तु इसके थोड़े ही समय बाद जान अंगरेज़ों के हाथों पकड़ी गई, 
ओर उन्होंने उसे जादूगरनी ठहराकर जीवत जलवा दिया । जान ने ऐसे 
सकट के समय फ़ांस का पुनरुद्धार किया था कक स्वयं उसके शन्रु अर्थात्‌ 
अँगरेज़ तक यह कहते थे “यह कुमारी अवश्य देवी हे। ईश्वर ऐसी 
देवी को जीवित जलाने के पाप से हमारी रक्षा करे”? | 

अंगरेजी शक्ति का पुन: पतन--चाल्स सप्तम के राज्याभिषेक 
के समय से अंगरेज़ों की शक्ति फ्रांस में दम पर दिन घटती गई। बेड- 
फ़ोड (00070) का, जे। “संरक्षक” की हैसियत से अरंगरेज़ों की 
ओर से “शतवापिक युद्ध” का संचालन कर रहा था, बगडीवालों से 
भगड़ा हो गया जिसके कारण उन्होंने अंगरेज़ों का साथ छोड़ दिया। 
बास्त4 में बगडी ही की सहायता से अँंगरेज़ फ्रांस में इतनी घाक जमा 
सके थे परन्तु अब इस सहायता के न रहने से अँगरेज़ी शक्ति के बड़ा 
धका पहुँचा | इसी बीच में सन्‌ १४३४ में बेडफ़ोड की मृत्यु हो गई और 
उसको मृत्यु के पश्चात्‌ अ्रेंगरेज़ों के के।ई दूसरा याग्य नेता नहीं मिल 
सका | हेनरी पष्ठ अ्रभी अ्ल्पायु ही था और इंगलेड में उसके सम्बन्धियों 
ने राज्य के हड़प करने के लिए झगड़ा शुरू कर दिया था। ऐसी परि- 
स्थिति में फ्रांस में अ्ँगरेज़ी राज्य का स्थायी रहना असम्भव था। अँपगरेज़ों 
ने हेनरी षष्ठ का विवाह चाल्स सप्तम को भतीजी मार्गेरेट ()७॥'४2७/९४) 

# आलियन्स की रहच्ता करने के कारण जान )|&0 0 07]0क॥॥8 
भी कहलाती हे | 


१३६ इंगलेंड का इतिहास 


से करा दिया और इस प्रकार फ्रांस में अपनी शक्ति के पतन के रोकने 
की चेष्टा की। परन्तु फ्रांसीसियों में इस समय जातीय जोश उबल 
रहा था ओर उन्होने प्रण कर लिया था कि विदेशियों के फ्रांस से 
निकालकर ही दम लेंगे। परिणाम यह हुआ कि धीरे घीरे सब॒ फ्रासीसी 
प्रान्त अँगरेज़ों के हाथ से निकल गये। सन्‌ १४५३ में केवल केले का 
गढ़ श्रेंगरेज़ों के अधीन रह गया ओर प्रांस के शेष भाग में अंगरेज़ों का 
केाई अधिकार नहीं रहा | 
“शतवाषिक युद्ध” (एप७ प्रष्यात-8त१ ४०७४१ फेक्ला) में दो 
बार. अँगरेज़ों ने फ्रांस को विजय किया, परन्तु दोनों ही बार जीते हुए 
प्रान्त, थोड़े ही वर्ष बाद, उनके हाथ से निकल गये। इतिहास में कई 
अवसरों पर यह सिद्ध हुआ है कि देशवासियों में जातीय मान का भाव 
उत्पन्न हो जाने पर विदेशी राज्य का स्थायी रहना असम्भव है | 
मुख्य-मुख्य तिथियाँ 
सन्‌ १३९९--१४१३- हेनरी चतुर्थ । 
» ४९ ३--१४२२--हेनरी पंचम । 
» १४१४५--एगिनकोट का युद्ध । 
» १४२०--ट्रायस की संधि । 
४७ ४२२--१४६१--हेनरी परष्ठ । 
४ १४३०--जान आफ़ आक का जीवित जलाया जाना । 


दूसरा परिच्छेद 


याक राजवंश तथा गुलाबों के युद्ध 


हेनरी षष्ठ तथा वंशीय युद्धों का काल--देनरी पष्ठ के राज्यक्राल 
में “शतवाषिक युद्ध” के श्रन्तम भाग तथा फ्रांस में अगरेज़ों की शक्ति 
नष्ट होने का वणुन हम पिछुले परिच्छेद में कर चुके हैं। विदेशी युद्धो 
के समाप्त होने पर बहुत-से अ्रंगरेज़ी सिपाही बेकार हो गये ओर वे सब 
देश ही में लड़ाई-कगड़े का अवसर खोजने लगे। यह अवसर मिलना 
कुछ कठिन नहीं था, क्योंकि इस समय इंगलेंड में कई कुटुम्ब ऐसे थे 
जिनका राजवश से सबध था और जो बहुत दिनों से राजरसिहासन पर 
ताक लगाये बैठे थे। राजा हेनरी षष्ठ नेक तथा सदाचारी था, परन्तु 
वह इतना कायर था कि उससे इन शक्तिशाली कुद्धम्ब्रों तथा भयानक 
सिपाहियों के दबाने की कोई आशा नहीं हो सकती थी। राजा की 
कमज़ोरी के कारण देश में गड़बड़ी फेलने लगी और शीघ्र ही राजबंश 
के सम्बन्धियों के कगड़ें ने एक भयंकर रूप धारण कर लिया | 

गुलाबों के युद्ध, रिच७ ड्यूक आफ़ याक--सन्‌ १४५४ में 
हेनरी षष्ठ बिलकुल पागल हो गया। ऐसी परिस्थिति में रिचड ड्यूक 
आाफ़ याक (छि0॥970, ॥)प76 0/ ५०/॥२) संरक्षक नियत हुआ। 
यार्क को माता एडवर्ड तृतीय के दूसरे पुत्र की वंशन थी और उसका 
पिता उसी सम्राट के चौथे पुत्र का वंशज था। इस प्रकार याक॑ को 
एडबड तृतीय के दूसरे तथा चौथे दोनों पुत्रों का उत्तराधिकार पहुँचा था 
और इस कारण वंशीय अधिकार की दृष्टि से हेनरी पष्ठ (जो एडबड 
तृतीय के तीसरे पुत्र का वंशज था) की अपेक्षा याक का राजसिंहासन 

१२७ 


श्श्द «५रलेंड का इतिहास 


के लिए अधिक हक़ था । परन्तु संरक्षक हाने पर याक॑ ने कोई अनुचित 
व्यवहार नहीं किया और येग्यता-पूवक राज्य का संचालन किया । 

थोड़े दिनें में हेनरी परष्ठ स्वस्थ हो गया और याक के संरक्षक के 
पद से हटना पड़ा । अब तक याक इस आशा में था कि हेनरी षष्ठ के 
केाई सनन्‍्तान न होने के कारण वहीं राजासहासन का उत्तराधिकारी 
होगा, परन्तु हेनरी के एक पुत्र पैदा हां जाने के कारण स्थित बिलकुल 
बदल गई | इसके अतिरिक्त देनरी षष्ठ , स्वस्थ हो जाने पर, याक के 
प्रति बड़ी कठोरता का व्यवहार करने लगा और उसने उसके वेरियों के 
राज्य के बड़े पदों पर भरना शुरू कर दिया। यह देखकर याक ने, 
अपने वंशीय अ्रधधकार की रक्षा के लिए, शस्त्र उठाये ओर इस प्रकार याक 
तथा लंकास्टर वंशों में भयंकर युद्धों का सिलासला शुरू हो गया। ये युद्ध 
“गुलाबो के युद्ध? (५४॥॥४ 0। ॥6 [९0808) कहलाते है; क्याकि लका- 
स्टरदल का चिह्न लाल गुलाब और याक दल का चिह्न सफ़द गुलाब था । 

सन्‌ १४४४ में सट एलबेन्स (5+, ॥।॥॥॥9) के स्थान 4र याक 
ने अपने शन्‍्झ्नो को परास्‍्त किया ओर स्वयं हेनरो पश्ठ उसके द्वाथों क्रेद 
हो गया | इस विजय के पारिणाम-स्वरूप याक फिर “'सरत्षुक” हो गया 
और शीघ्र ही याक तथा लंकास्टर दलों में यह समभांता हो गया कि 
हेनरी प्रष्ठ अपने जीवनकाल तक राजा रहे और इसके बाद याक [संहा- 
सन का उत्तराधिकारी हो | परन्तु हेनरी प्रष्ठ की फ्रांसीसी रानी मार्गरेट 
के यह समभौता पसन्द नहीं आया; क्योंकि इससे उसके पुत्र का हक़ 
मारा जाता था। मार्गेरेट ने कुछ सेना इकट्ठी करके वेकफ़ोल्ड (५४॥॥)२०- 
800) के स्थान पर याक दल के परास्त किया | यारक स्वयं युद्ध में 
मारा गया और मार्गग्ट ने उसके शव पर कारज़ का मुकुट लगाकर 
उसे एक ऊँचे खम्भे पर लथकबा दिया, जिससे लोग देख ले कि याक- 
दल के राजसिहासन प्राप्त करने की आशा भंग हुई । 

याक-बंश की विजय, एडबर्ड चतुर्थ (१४६१-१४८३)-- 
थेड़े ही दिन बाद रिचड ड्यक आफ़ याक के पुत्र एडव्ड ने अपने पता 


याक राजवंश तथा गुलाबी के युद्ध १३९ 


की मृत्यु का श्रच्छी तरह बदला ले लिया | हेनरी प्रष्ठ के राज्यकाल की 
गड़बड़ी से इंगलेंड-निवासी तह श्रा गये थे | इसलिए एडवड के सेना 
ज्ञेकर लन्दन पहुँचते ही प्रजा ने उसका हांदिक स्वागत किया और 
पालिमेंट ने उसे “एडबड चतुर्थ” (0 छत ॥9) के नाम से राजा 
उद्घोषित कर दिया | शीघ्र ही एडवड ने टाउुन्टन (]'0छ700॥) के 
स्थान पर लड्जास्टर दल के पूर्णतया परास्त किया | इसके बाद हेनरी 
प्रष्ठ लन्दन के टॉवर में क़ेद कर दिया गया और उसकी रानी मार्गेरेट 
फ्रांस के भाग निकली | इस प्रकार सन १४६१ में याक-वंशवालों का 
इंगलेंड के राजसिंहासन को प्राप्त करने का प्रय्ल सफल हो गया | 

रिचड नेवील, अले आफ़ वाबविक (किंग मेकर)--एडवर्ड 
चतुथ के राजसिहासन प्राप्त करने में रिचड नेबील, अल आफ़ वाविक 
(ंजाबाते ०6, शिक्षा 0 फेशा'फा८) से बहुत सहायता 
मली थी | नेवील वंश की शक्ति इस समय बहुत बढी-चढ़ी थी और 
जिस समय से इस वंश की एक कन्या का रिचड ड्यक आफ़ याक से 
विवाह हे! गया था, उस समय से इस वशवालों ने याक-दल का साथ 
देना शुरू कर दिया था। वाविक इतिहास में कग-मेकर (हट- 
५४७) के नाम से प्रसिद्ध है; क्योंकि उसने राज्य में इतनी शक्ति 
प्राप्त कर ली थी कि वह चादे जिसके राजा बना सकता था और चाहे 
जिस राजा के सिंहासन से हटा सकता था | उसी की सहायता से एड- 
वर्ड चतुर्थ राजा हुआ था, परन्तु उन दोनों में शीघ्र ही भूगड़ा होने 
लगा | धीरे-धीरे कगड़ा इतना बढ़ गया कि वाविक के देश छोड़ना 
पड़ा | वह फ्रांस पहुँच गया और वहाँ मार्गेरेट से मिलकर लड्ढास्टर 
वश का पुनः राज्य स्थापित करने की चेष्टा करने लगा। थोड़े ही दिनों 
बाद वाविक तथा मार्गेरेद सेना लेकर इंगलेंड आ पहुँचे और उन्होंने 
एडघर्ड चतुर्थ को राजसिंहासन से हटने पर बाध्य किया | इस बार 
वाविक ने बूढ़े हेनरी पष्ठ के, बन्दीणह से मुक्त करके, राजा बनाया 
ओर उसके नाम से वह स्वयं राज्य का शासन करने लगा । 


१५८० हँगलेंड का इतिहास 


परन्तु वाविक की शक्ति अधिक काल तक स्थायी नहीं रह सकी । 
एडवरड चतुथ चुप बैठनेवराला नहीं था। उसने अपनी सेना इकट्टी करके 
बानेंट (8970/) के स्थान पर वाविंक का पूर्णतया परास्त किया। 
वाविक स्वयं युद्ध में मारा गया और एडवड चतुथ फिर इंगलेंड का 
राजा है। गया | थोड़े ही दिनों बाद एडबड चतुर्थ ने लझ्लास्टर दल की 
शेष सेना के टयूकसबरी (]'6७१७०४॥पा"ए) के स्थान पर परास्त 
किया । इस युद्ध के बाद मार्गेरेट क़ेद कर ली गई, उसका पुत्र मरवा 
डाला गया और उसका पति हेनरी पष्रष्ठ फर बन्दौण॒ह भेज दिया गया, 
जह' शीघ्र ही उसके भी प्राण ले लिये गये । 

इस प्रकार राजसिहासन के लिए. झगड़ा करने के लक्लास्टर वंश का 
अब केई राजकुमार जीवित नहीं रहा और कुछ काल के लिए याक-दल- 
वालों के निश्चन्त हाकर राज्य करने का अवसर मिल गया ! अपने राज्य- 
काल का शेष भाग एडवर्ड चतुथ ने सुख तथा शान्ति से व्यतीत किया। 

एड़बड पंचम तथा संरक्षक रिचड--सन्‌ १४८३ में एडवर्ड 
चतुथ की मृत्यु हुई | उसने दे छोटे छेटे लड़के तथा एक लड़की छोड़े. 
जिनमें से बड़ा लड़का “एडवर्ड पचम” (]80 ७9७0 ५) के नाम से राजा 
हुआ | एडबडे पचम के अल्पायु होने के कारण उसका चचा रिचड 
“सरक्ष॒क”” नियत हुआ | रिचड ( ांलाब्ा'त, प76 0। (7070९86/') 
पहले ही से बहुत बदनाम था | लोगों का विचार था कि याक-वंश की 
स्थात पुष्ट करने के लिए, एडवर्ड चतुथ के राज्यकाल में, रिचड ही ने 
हेनरी षष्ठ तथा उसके पुत्र को जान ली थी। संरक्षक होने के थोड़े ही 
दिन बाद रिचंड स्वय राजा बनने की चेष्टा करने लगा। उसने यह 
प्रसिद्ध कया कि एडबड पंचम की माता का विवाह नियमानुसार नहीं 
हुआ था और इसालए वह राजसिहासन का वास्तविक उत्तराधिकारी 
नहीं है | कुछ चापलूस दब्ारियों ने इस समाचार के खूब फेलाया और 
उन्हीं की सहायता से संरक्षक रिचर्ड, अवसर पाकर, रिचड तृतीय 
([४०॥७१ ][) के नाम से राजा बन बैठा । राजा होते ही उसने एडवर्ड 


याक राजवंश तथा गुलाबं के युद्ध श्ड१ 





टॉवर में दो राजकुमारों की हत्या | 


१४२ इंगलेंड का इतिहास 


पंचम और उसके छेटे भाई के टॉवर में गुप्त रूप से मरवा डाला, 
जिससे उसके मार्ग में कोई कॉटा न रहने पावे | 
रिचर्ड तृतीय तथा बास्वथे का युद्ध--जब देश में यह समाचार 
फैला कि रिचड तृतीय ने अपनी स्थिति पुष्ट करने के लिए अपने छेटे- 
छोटे निर्दोष भतीजों की जान 
ली है तो सब देशवासी 
उससे घुणा करने लगे। 
राजा के प्रति इस घृणाभाव 
का लाभ उठाकर हेनरी टयू- 
डर (प॒शा7ए 7000) ने 
कुछ सेना इकट्टी करके देश 
पर चढ़ाई कर दी | हेनरी 
की माता ब्यूफ़ोट (]80क0- 
£07५) वंश की थी, जिसकी 
उत्पत्ति लड्डास्टर वंश की 
भाँति एडवर्ड तृतीय के 
तीसरे पुत्र से हुई थी और 
रिचड तृतीय उसका पता बेल्ज़ का एक 
प्रसिद्ध ज़मींदार था | अपनी माता के नाते हेनरी के लड्ढास्टर दलवालों 
से पूण सहायता मिली और एडव्ड चतुर्थ की राजकन्या एलिज़ेबेथ 
([0290०॥) से, जो अपने दानों सहोदर भ्राताश्रों के वध के पश्चात्‌ 
याकवंश की उत्तराधिकारिणी होती थी, विवाह कर लेने का वचन दे 
देने के कारण याक दलवालों ने मी उसका साथ दिया। लड्ढास्टर 
तथा याक दोनों दलों की सहायता पाने से हेनरी को शक्ति बहुत 
बढ़ गई थी ओर वह सुगमता से रिचड तृतीय के बॉस्वर्थफ़ील्ड 
(86890 ०0) के स्थान पर परास्त करने में सफल हुआ। 
ञरभी कुछ दिन हुए बॉस्वथ के युद्ध-क्षेत्र के पास एक कुआँ मिला है, जिस 





याक राजवंश तथा गुलाबों के युद्ध १४३ 


पर लिखा हुआ है, “२२ श्रगस्त सन्‌ १४८५४ केा जिस समय इंगलेंड 
का राजा रिच तृतीय हेनरी के विरुद्ध युद्ध में लड़ते हुए बेदम हो 
रहा था और सायंकाल से पूब उसके राज्य तथा जीवन दोनों के जाने 
के लक्षण दिखाई दे रहे थे, उस समय उसने इस कुएं के पानी से अपनी 
प्यास बुकाई थी ।” बड़े घमासान युद्ध के बाद युद्धक्ेत्र ही में रिचड 
तृतीय मारा गया और हेनरी ट्यूडर “हेनरी ससम”? (सलाह शा) 
के नाम से इंगलैंड का राजा हो गया | 


गुलाबों के युद्ध का अन्त तथा व्यूडर राज्य का आरम्भ-- 
हेनरी सप्तम के राजा होने पर गुलाबों के युद्ध, जिनके कारण तीस वर्ष 
तक राज्य में ग्राफ़त मची हुई थी समाप्त हुए और इंगलेंड में ट्यूडर 
राज्य का प्रारम्म हुआ | याक तथा लंकास्टर राजवंशों के भंगड़ों में बड़ी 
उलभन ६ ऑऔ+ इस सम्बन्ध में जितनी निर्देष जानें ली गईं, उनका 
वृत्तान्त पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस काल में बरीय बैर तथा 
स्वाथ इतने बढ़े हुए थे कि अपनी स्थिति पुष्ट करने के लिए, अपने किसी 
सम्बन्धी के प्राण ले लेना ता माना साधारण बात थी। फ़्यूडेलिज़्म 
(00089) को प्रथा के कारण प्रत्येक भांमपति के पास निज के 
सिपाही काफ़ी रहते थे जिससे दोनों दलवालों के सेना इकट्ठटी करने 
में बराबर सुगमता बनी रही। गुलाबों के युद्धां को मली भाँति समझने 
के लिए पाठकों के लिए यह अच्छा हागा कि वे इस परिच्छेद के 
आरम्म में दी हुई वंशावली का ध्यान से अ्रध्ययन करे | इससे वे समझ 
सकेंगे कि किसी विशेष व्यक्ति अथवा वंश ने एक वा दूसरे दल का 
किसलिए साथ दिया । 


गुलातं के युद्ध के समाप्त होने के काल से “माध्यांमक इईंगलेंड” 
(४०१४४८ए॥।| शिाए।७॥0) का अन्त माना जाता है और ट्यडर 
राज्य के स्थापित होने के समय से इंगलड के इतिहास में एक 
नया युग शुरू हाता है। इसी युगान्तर के समय से “आधुनिक 


१४४ इंगलेंड का इतिहास 


इंगलैंड” (१०00५ शिष्टीक्षात) का आरम्भ हाता है, जिसका 
बरणंन अगले खण्ड में किया जायगा | 
मुख्य-मुख्य तिथियाँ 
सन्‌ १४५५--सट एलबेन्स का युद्ध । 
» १४६०--वेकफ़ील्ड का युद्ध तथा रिचर्ड ब्यक आफ यार्क 
को मृत्यु । 
» १४६१- हेनरो षष्ठ का राज्यच्युत होना तथा एडबवंड चतुथ 
का राज्याभिषेक | 
» १४७०--हेनरी षरष्ठ का पुनः राजा होना । 
» १४७१--वानेंट तथा ट्यूकस्बरी के युद्ध तथा एडबर्ड चतुथ 
का पुनः राजा होना । 
” १४८३--एडवर्ड चतुर्थ की मृत्यु तथा एडबड पतच्रम हा 
राज्यामिषेक | 
१४८३ -- रिचड तृतीय का राज्यामिषेक । 
१४८५ बास्वथफ़ील्ड का युद्ध । रिचड तृताँय का मृत्यु 
तथा ट्यूडर राज्य का आरम्म | 


। 


च्च्क्कि 


का 


(०वटों (3प्र८४ा०74 
(टाल बात रिटवालरलओ सिर 8० गपवे) 


!., ज्वाशीए 0680706 !0ए ४6 ता ण॑ 68०५ डउिल्नोधात 
88 60७7 बाीं४७४९९ ४939ए ॥8 फ्ाइ्रडा04 6880ए7"869, 800004)|ए४ 08 
प्रा 7 छा! 0087007. 

2. छएा॑ए6 बा) 80007 ० 8 सिग्राक्रा 000फ्र॒था०णा ० 
उिल्ाबरा।), शैंत वा मा ७ तोए 286छ कुछशादा0॥ 09068 
०0शाए0 ? 

8. छ०र वात 006 4॥72]९8, 885078, दावे उंपा6ठ8 86006 क्‍5 
मिए्रीाभाव ? (हञाए06 का] ॥000प्रा 0 06 फणाएंफूथ 472]0-545%07 
]750॥[प70078. 

4... विंएफ रब जिप्रीग्रात 0005ए0+5608 (५0 शाणष॑षधभगगांष ? 
[87908 [6 ॥7900708706 ०0 09७ 59700 ए४४७४ए- 

5, एाह 9॥०7१३ ताव तत्व बोट8 00 8360प8 पड एछ०020079 
ब2धां790 096 जिशांशी ए0ावक ? एांए8 80760 ७000076 07 कांड 
रा007॥0 78075, शछवा0 0ाणा6 शातरा 00 928 ए60[६20760त बद्वष्ठ 
06 27/69/8680 0०0 थिा9॥8)7 टा28. 

6, 7४०७ 006 0०४०प्रा४धश्रा088 [0829प798 (६४०0 ४6 'तात्ा 
0०धुए्०४., पर०च्च त4 कांड 0ग्रापृप९३॥ ब्री०00 06 90807 ० 
706 0९2)79 ? 

7, छीर२७ 0 8000पा0 ० ४6 ॥770070था0 80७6फ58४ (बॉ2९च७ 
एच फ्राशांबगा 6 00)74५०७४०७ 40 00780॥0406 फां3 908007 [7 


772४8]9874. 
१४४ 


१४६ इईंगलेंड का इतिहास 


8, #हफीबांग 6 0धघा म#छ०७परतश्ांग्रा”,. 0680४00 ४060 
परगए0४७क70. गर0ब्र8प्रा'88. 8009060 फ 'पएशाब्षा थाते €ोए 
7?]879880760 रां7९8 00 ॥06 06९ ९ए्रतेशे 0008 7] 060८. 

(्र॥//--शित97989796 #6 ग.070फ4700 0। 8929) प्र'ए 080, 
007स्‍60868ए 8600, ७॥6 80प09826, बात #6 68808॥07 
० 70ए9] उप्र४700,) 

9. (0ए७ 86 ४8०७ पिशा'ए ता फांप्राफा०0; ४० 
जाफडठला णा ॥6 0000०. कैश्यात ए0०5086 7.7 आरफकांत ांड 
धाते 880 2960 था 80007 0 6 गरए0/्रा। बताई ए8 
#९0प79 0 सशाए हा, 

0, (0ए6 &7॥ 80009 0 6 इशिए्रषट्रीोी0 फऐशश९श ॥6 
जापाठएं थावे 6 #वक्वा6 79 6 ९8ए०७॥॥ हा0 ६0 02070प- 
7स्‍08, /2068070096 #॥6 कृ्ाफ॑ 9]996व ॥ +# एज #शडोशा शाते 
8060760. 

]], (७ए6 8 000७ 80007 ०0 6 एशंजश्ञा ण शिणाब्र्त 
06 (7"०8४४0००67, 

2. ज्ए 8 छ्ांगड उणाण 6४60 07 (6 7,807७70?” ९ 
गिशंाणाकद्रा6 गरी6 शंशाीठक्वा706 0 उ0ाब छप्राषशाव6 0 ४6 
096, 

8. फ6 १४2०४ (8-8 78ए [ंप्रछीए 96 0686जी060 88 
6 3706 0 06 शिए्रांशोी ठ6णाडइपा00.7" फ्रेशाए (98 #00 
श80807706 ॥0ए (6 घिए74 (ज्ना।8 ए98 860760., 


4, 5%00 06 076७१ 0 शाप्रणा 66 +07॥070, एशए 


8 ॥6 76287466 88 66 07667 0 था6 मनिंठप86 00 (ए०्रागाड़ ?: 


याक राजवंश तथा गुलाबों के युद्ध १४७ 


]8. एछ॥8६ ज्०8 66 0646 एब्लाॉंशा०त7 7? ? ० वात 
9 वीगिए' (6) एआ (6 रिब्नलांक्रातश॥॥। 8प्ररा05600 9१ 7079 
46 ॥(०ग्रा॥0709, (9) [707 086 (०0667 रि्वापा्रा]07 ? 


6,. (७गाातणा 6 फ्याएं0प्7 हॉब2698 वं्त पी6 %९त्र0च8 
060ए6000 जिश्ठोध्ात 8700 8600%70 तफच्चंप्रन्‍ 06 7४शं27 0० ६06 
080 0766 ग्रितछ&॥"08. जन फु्लाक 00 ज़]]8००७ ४00 ०००४४ 


उिएप्र०6 0॥85 ॥7 णा€ 87ए28286 0 80000 ॥700000700708 ? 


7 “एहवजकब्ाते ] 8 कछए्टधा-प80 88 #6 ए7९४9०860 0 806 
श]क्रा#2०ा087, जान इ0ा6एशशहशाड वृष्धांत्रि गत 00 99 
8९ 04॥5त * 

]6. 7906807708 (76 6ए6गा5 ]6क06ा72 ॥0 ॥06 0प्र)्ठा'श्ध्वोट ० 
6 निपावारव फेएजा8ह फिक्वा', (806 6 एछा0ट27088 07ततं8 
एाधा' तैपाााएं 6070ंशा ० ग्रिपेकद्वापे ही. 

9. शात्ा 60 00 06 ?6घ5क्या। १०४०४” ? [06507 06 ॥08 
गरा007६ 0 8000गरां? छीं९०0॥8. 

260. 3वि0छ एत्त8 6 4धा0व््मजाशा रि०९०0फए॥0०7 7970०पएट्ा( 
धो00प॥ ५ शैक्ञक्वा। 0क्वाग्ा58 वात निशाएए एऐ ४० 868 ४7०४० ० 
॥9 70 * 

2]। शान छोड ग9त 6900 गरा0 6 फपाकी के शी 
तिप्राक0शाह ९शापा'ए ? सि०स वात उत्ा छरकआओंए 0ए ४० 
707609 छाशा शाप छाए 00ँत ॥6 ह0+ 96 5प00687 पा ? 

22. ॥7ब९6 6 रत्वापं0प३ डाइच209 ता धा8 ए-००जएण्का ता ४6० 
शिब्रापीक्षागणां। गा का6 6ता6रबी ?6-3०१. जशर्तक छठ्जलछाड तांत 


006 एिड्वापाक्लाशआ ॥088688 वा धाए #॥80७ाती गे ? 


१४८ इंगलेंड का इतिहास 


23, 926₹6फ7%96 ॥60 ४छां०शशात्ग्रांड-0्ा नि०ाएए ५ 90॥6 
मिण्यवा'806 फेशबाड शैंदा', रि०0एा शा8 ॥6 शैक्वात 0 00878 
ग्रई।प्राश्यांत्रों . 6 (60796 0० ॥6 छाद़्ाशा छ0ज067 जा 
४706 ? 

24, ैछाातणा ॥0 गश[?04थ%॥/ 88268 ॥ ॥6 एकड़ ० 
06 05808. (0४6 28९70९७)020व] ६90]68 8॥09॥77४ (॥6 0्वा॥5 
0 06 ४870प08 थि॥68 ॥20॥0792 407 06 (07076, 

25. ७४४६6 8॥07 70668 07 :-- 

एण्पांतड; लिए का'ए0॥; (60१076; [2प्रा४त्ा; जिविशर860 ६09 
एछ8१0ए;, एथाप006 +तएछव्ाा'त. 6 (007688070. निछ-0०फ्क्षा'त 
776 ए०7:6; 00708089ए 300४8; नि७ाए 775 (४7४७७ ० [॥807- 
(68; ॥8008; 960ए॥7॥07 ,्राएं0णा; ते [20॥व07/: 3960९ 
० गिएशशाक्षा।।.. एणााबा0 ग्बनाक्षापा;. उिक्ृएछ॑: ?छंच्व०6; 
0॥870७५ 3480४ 9647; #94प७ ० 4,४00प७४४; ए/०/"ए्0८ 


(४० &72-7/७):०7). 


रा भाग 
द्स 


हास 
ति 
का इ 

लंड 

गले 

ःछु 

निक 

घु 

तश्प्र 


| खण्ड 
त्ता 
पह 


शासन 
र 
5 


तथा 


तर 
क्‌ 

| 

)) क्‌ृ 
मेसुधार 

$ ध्ध््‌ 


पहला परिच्छेद' 


हेनरी सप्तम 
(१४८०-१५०९) 


हेनरी सप्रम--बॉस्बथ ([8085070॥) के युद्धक्षेत्र में रिच्ड 
तृतीय के परास्त करके राज्य प्राप्त करने से देनरी ट्यूडर की समस्त 
इंगलैंड में काफ़ी प्रतिष्ठा फेल गई थी। “हेनरी सप्तम” (पाए 
शए]]) के नाम से इंगलेंड का पहला ट्यूडर राजा होते ही उसने अ्रपने 
प्रतिशानुसार याक वंश की उत्तरा- 
धिकारिणी एलिज़ंबत्रेथ ([09४॥- 
0९6॥॥) से विवाह किया और 
अपने राजचिह् में याक तथा 
लड्ढास्टर वंश के सफ़ेद तथा लाल 
दोनों गुलाबों के मिला लिया, 
इससे हेनरी का यह उद्ृंश्य था 
कि जनता अब गुलाबों के युद्ध 
(५४३४ ० ॥॥० 80569) के 
काल के भूल जाय और लोग 
उसी का दोनों वंशों का उत्तरा- 
धिकारी समझभें। : 





हेनरो रुप्तब 


] 


इंगलेंड का इतिहास 


च्स 


(६०४७३) 
2४७०।॥+% ।५% 
32022)० » >4(6६ 3 2४२ 


(॥४/४ % ४] [&) 
& 5६ |202 पक! चिप 
। पु 
(१९ 4/2० 
० कै ०0६३ ) (8०४३-०४४३) (०४४४-४६ ४४३) ४ 3/02।%२ 
4५० 2० हो 8825 +६६&॥2|7 [७(४ रख [४ हे एड... [| 
ला 82८ | | हू |... १७ ++७- 
५०९७ । ४६४ १५ #|फ (७४४३ ) । कस 
3 62%३3-३ ०४३ |. 4& 2/22/%२ ४०१३ पे 
4% ५$%७ - ३५४ 5 |४2०॥४ हैं ॥७3/& [४०३ 2६४४४ ' (9 फ्रडछ ञ्ञ अत हु 


क्‍---- शक मकसद न मलिक अमन पक 
| 


(७०७३४-४०५३४ ) 


(20203[2 (४८ ॥0&॥0४:॥.८ ५७.०2 
4 2०५७७ ॥६९।०।।४॥० 


हेनरी सप्तम प्‌ 


दंशगत ग्रधिकार की दृष्टि से हेनरी का राज्याधिकार श्रधिक पुष्ट 
न था । अपनी माता के नाते उसका लंकास्टर वश से जो सम्पन्ध था, 
वह अधिक घनिष्ठ न था। ओर एडवर्ड चतुर्थ की राजकन्था एलिज़ेबेथ 
के द्वारा जो उसे याक वंश का उत्तराधिकार पहुँचा, उसमें कई बाधायें 
थीं; क्योंकि एडवर्ड चतुथ का भतीजा अल आफ़ वाविक (छरक्का। ० 
४४०७/७।८४) अ्रमी जीवित था, जिसे देनरी ने बन्दीण॒ह में रख छोड़ा 
था | हेनरी सप्तम को वास्तव में उसके बॉस्विथ के युद्ध में विजयी होने 
के कारण ही राजसिहासन मिला था| इसके बाद अपना राज्याधिकार 
अधिक पुष्ट करने के लिए हेनरो ने पालिमेंट से अपना शजा होना 
स्वीकार करा लिया । 

प्रारम्भिक उपद्रव--हेनरी का एलिज़ंबेथ से विवाह हो जाने पर 
भी याक दल के कुछ सहायकों ने हेनरी के विरुद्ध कई षड़यन्त्र रचे। 
पहले उन्होने लैम्बट सिम्नल (| ,8॥/0॥6 ि6)) नामक एक 
द्वादशवर्षीय बालक के विषय में यह प्रसिद्ध किया कि यही एडवड चतुथ 
का भतीजा अल आफ़ वाविक (7७ 0 ५४॥।७०८) है, जो हेनरी 
के बन्दीयह से भाग आय। है | आयरलेंड ले जाकर उसका राज्यामिषेक 
भी कः डाला गया और उसको इँगलेड का राजा उद्घोषित किया गया । 
परन्तु तुरन्त ही हेनरी ने वास्तांवक अल आफ़ वाविक को बन्दीणह से 
निकालकर प्रजा को दिखला दिया, ओर सब लोग जान गये कि 
अआयरलेंडवाला बालक नकली है ओर धोखा दे रहा है। हेनरी ने बड़ी 
सुगमता * उस बालक के सहायकों को परास्त किया और डसे क़ेंद 
करके अपने राजमहल में रसोईदार बनाकर रखा | 

इसके बाद याक दलवालों ने पकिन वार्बेक (?८हंपा। 
३७०८८) नामक एक वधिक पुत्र के विषय में यह प्र/सद्ध किया 
कि यह एडवर्ड चतुथ का कनिष्ठ पुत्र स्विड ड्यूक आफ़ याक (छिं०॥- 
870, स्‍)076 0 १०।|-) है | सब लोग जानते थे कि एडबड चतुथ 
के दोनों पुत्रों को रिचड तृतीय ने टॉवर में मरवा डाला था; परन्तु पकिन 


श्र इगलेड का हांतहास 


ने ऐसी तफ़ाई से जनता का धोखा दिया के बहुत दिन तक कुछ लोग 
उसको सचमुच राजकुमार ही समभते रहे। फ्रास ओर स्काटलेंड के 
राजाओं ने भी उसकी सहायता की | स्काटलंड के राजा जेम्स चतुर्थ ने 
तो श्रपनी भतीजी का विवाह भी उसके साथ कर दिया। पकिन ने 
आकर द्देनरी के विरुद्ध युद्ध ढठान दया । परन्तु शीघ्र द्वी हेनरो की सेना 
ने उसे परास्त किया और बह बन्दीगरह में भेज दिया गया। वहाँ भी 
अल आफ वाविक से मलकर उसने उपद्रव मचाना चाहा, और इस 
कारण हेनरी ने उसको तथा अल श्राफु वाबिक दोनों के प्राणदश्ड 
दिया । श्रब तक याक बश के राजकुमारों में केवल श्रल आफ वाविक 
ही बचा हुआ था । उसका भी अन्त हो जाने से याक दल के सहायकों 
को ग्ब सफलता की कोई थआ्राशा न रही और इसके पश्चात्‌ हेनरी का 
इस प्रकार की किसी ओर आप/त्त का सामना न करना पड़ा। 
भूमिपतियां का दमन तथा फ़्यूडेलिज़्म का अन्त--देनरी ने 
अच्छी तरह समझ लिया था कि देश में शान्ति रखने के लिए यह परम 
आवश्यक है कि बड़े भूमिपतियों की शक्ति कम की जाय। माध्यमिक 
काल की प्रचलित फ़्यूडे।लज़्म ([7७प08[9ा) प्रथा के अनुसार भूमि- 
पतियों (]39079) को इस शत पर भूम दी जाती थी कि वे अपने यहाँ 
सैनिकों की एक निश्चित संख्या सदा तेंयार रखें श्रोर आवश्यकता पड़ने 
पर उन्हें राजा की सहायता के लिए भेजें। धीरे-धीरे मूमिपतियों ने इन 
सैनिकों का राजा की सहायता के अतिरिक्त अपने श्रापस के भगड़ों में 
भी प्रयोग करना शुरू कर दिया था | प्रत्येक भूमिरपत के यहाँ फ़ोजी वर्दी 
पहने हुए. जवानों की एक निज की सेना रहने लगी थी जिसको सहायता 
से वे कभी-कभी राजा तक के विरुद्ध विद्रोह ठान देते थे। हेनरी ने इस 
प्रथा को बन्द करने के लिए एक राजनियम (80900॥९ ० [॥ए७/४) 
बनाया कि किसी भूमिपति के यहाँ निज की सेना तथा किसी प्रकार की 
फ़ौजी वर्दी पहने हुए आदमी नहीं रह सकते | इस नियम का पूणतया 
पालन किया गया। एक बार जब देनरी के परम मित्र झ्राक्सफ़ोड के 


हेनरी सप्तम ७ 


नवाब ने वर्दी पहने हुए सैनिकें-सद्दित उसका स्वागत किया, ते हेनरी 
ने उसके भी बिना दंड दिये न छोड़ा । 

दूसरी अनुचित प्रथा यह चली थ्रा रही थी कि जब किसी बड़े 
भमिपति के किसी अपराध के कारण न्यायाधीश के सम्मुख उपस्थित 
होना पड़ता था, तब उसके निज के सैनिक तथा सेवक न्यायालय में 
पहुँचकर न्यायाधीश इत्यादि के धमकी देते थे; और इस प्रकार भय 
दिखलाकर अपने स्वामी के विरुद्ध न्याय न होने देते थे । देनरी ने एक 
दूसरे राजानयम (७७8॥700 0 )॥0॥4॥70९) द्वारा इस प्रथा 
का भी बिलकुल बन्द कर दिया । 

बड़े भमपतियां के पूर्णतया शासन-विधान में बाँधने के लिए 
हेनरी ने एक विशेष प्रकार का न्यायालय स्थापित किया। जिस णह में 
इस न्यायालय का काय होता था, उसकी छुत में सितारों कौ-सी सजा- 
बट थी; और इस कारण उसका नाम “नक्षत्र-भवन? ((0प्रा+ ० 
७॥॥ ()॥७॥॥|0०॥) पड़ गया । उसमें उच्च श्रेणी के सात न्यायाधीश 
बैठते थे और उन्हें पूरे-पूर अधिकार प्रास थे । यहाँ बड़े भूमिपति अपनी 
प्रतिष्ठा या बल आ्रादि के कारण कोई अनुचित लाभ नहीं उठा सकते 
थे। यह न्यायालय प्रिबी काउन्सिल ([2४५४ (00प्ञा्)) की एककमेटी 
के रूप में था और इसमें विद्रोह, जालसाज़ी ओर षडयन्त्र इत्यादि के 
अभियोगों का विचार होता था और बहुत कड़े-कड़े दंड दिये जाते थे। 

राजके।ष की उन्नति--हेनरी ने श्रपनी शक्ति और भी श्रधिक 
बढ़ाने के लिए. धन संचित करने के बहुत-से उपाय निकाले । बिना 
पालिमेंट की स्वीकृति के केई नया राज-कर नहीं लगाया जा सकता था; 
इसलिए हेनरी ने माध्यमिक काल के राजाश्रों की तरह धनिक लोगों से 
राजकेष की सहायता के लिए दान (807९ए0०7८८) के रूप में 
धन लेना शुरू किया | 

हेनरी का मंत्री काडिनल मान (0७978 0००१०) बड़ी 
अपूर्व रीत से यह दान एकत्र करता था। जो लोग अधिक ठाट-बाढ से 


धर इंगलेंड का इतिहास 


रहते थे, उनसे कहा जाता था कि तुम्हारे रज्ञ ढज्ज से प्रतीत होता है कि 
तुम्हारे पास बहुत धन है; तुम राजा के लिए. दान दे । और जे लेग 
साधारण ढंग से रहते थे, उनसे कहा जाता था कि तुमने अवश्य बहुत 
घन बचाया होगा; तुम्हें राजकोष की सहायता करनी चाहिए | इस मांगने 
की रीति का नाम (/97'प[।74|] 050778 707" पड़ गया। इस 
प्रकार माटन ने अपने स्वामी के लिए बहुत-सा धन एकत्र किया था। 
राजद्रोहियों की सम्पत्ति छीन ली जाती थी: ओर अपराधियों के अधिक- 
तर जुमाने का ह्दी दंड दिया जाता था। जुर्माना अपराध के श्रनुसार 
नहीं बल्कि अपराधी को आ्राथिक दशा के अनुसार कम या अधिक होता था। 

हेनरी ने अपनी सन्‍्तान के लिए इतना घन छोड़ा कि टथूडर 
राजाओं के नये राज-कर स्वीकृत कराने के लिए पालिमेंट के अधिवेशन 
करने की विशेष ग्रावश्यकता ही नहीं पड़ती थी | इस काल में पारलि- 
मेंट को बहुत कम ब्रैठके हुई । इस प्रकार पालिमेंग का दबाव ट्यूडर 
राजाओं पर नाम मात्र ही रह गया। 

हेनरी की नीति ओर व्यापारिक उन्नति--देनरी बहुत चतुर 
ओर दूरदर्शों शासक था। यह उसी की योग्यता का परिणाम था कि 
गुलाबें के युद्ध के घोर अनथ काल के पश्चात्‌ इँगलेंड में शान्ति 
स्थापित हुई | भूमिपतियों के उसने अच्छी तरह से वश में किया और 
धन संचित करके अपनी शक्ति बढ़ाई। उसने व्यापार की भी बहुत 
उन्नति की, ओर फ़्लेंडस ([7]७॥0७/8) देश से, जे। बहुत दिन से ऊनी 
कपड़े के लिए प्रतिद्ध था, एक व्यापारिक संधि (3827प08 7॥07"- 
०प/8४४)# की, जिससे दोनें देशों के व्यापार के बहुत लाभ हुआ । 

हेनरी ने नये उपनिवेश स्थापित करने का भी प्रयत्न किया; और जॉन 
कैबट (30०॥॥ 09000) के इस आशय का एक आश्ापत्र प्रदान किया 
कि जिन नये देशों में तुम पहुँचे, वहाँ अँगरेज़ी कंडा गाड़कर इंगलेंड के 


॥# ७2008 [॥(९/८प्र/8प8---0000 $#क॥/2७४॥7॥ (श्रच्छा 


सौदा) ! 


हेनरी सप्तम ९ 


राजा के नाम से श्रधिकार जमा लो | केबट के: जहाज़ उत्तरी श्रमेरिका 
के उत्तरी-पूबों तट पर पहुँचे; ओर इस प्रकार लैनब्रेडर (],807.8007) 
और न्यूफ़ाउंडलेंड (९०७(०४7०॥७॥0) का पता लगा । 

परराष्ट्रनीति और अन्तर्देशीय राजविवाह--हेनरो के इस बात 
की बहुत चिन्ता थी कि आस-पास के सब राजा मेरा राज्याधिकार 
स्वीकृत कर लें | पकिन वार्बेक को स्काटलेंड और फ्रांस से जो सहायता 
मिली थी उससे हेनरी की आँखें खुल गईं । उसने भली माँति समझ 
लिया कि अपनी स्थिति के हृढ़ करने के लिए अन्य देशों से मेल 
रखना अत्यन्त आवश्यक है | इस उद्देश की पूति के लिए हेनरी ने 
अपने पुत्र-पुत्रियों के विवाह देशान्तरों के राजवंशों में किये+ | 

फ्रांस से हेनरी को सवदा भय लगा रहता था; इसलिए, फ्रांस के 
विरुद्ध सहायता प्राप्त करने के उद्दंश से हेनरी ने स्पेन से मित्रता की; 
ओर अपने बड़े पुत्र आथर (॥7४॥००) का विवाह स्पेन की राजकुमारी 
केथराइन ((१७॥॥९४५॥७) से किया | कुछ दिनों बाद जब आथर का 
देहान्त हो गया, तब हेनरी ने यह सोचकर कि स्पेन से सम्बन्ध बना 
रहना चाहए, केथराइन का विवाह अपने दूसरे पुत्र (भावी हेनरी 
अष्टम) से कर दिया। यद्यपि इस प्रकार का विवाह ईसाई-मत के 
नियमों के विरुद्ध था, परन्तु इसके लिए हेनरी ने अपने धमंगुरु रोम के 
पाप की विशेष आज्ञा (])8])0॥88007) प्राम कर ली थी । 

हेनरी स्काटलेंड से भी मेल करना चाहता था | स्काटलैंड अब तक 
प्रायः फ्रांस का साथ देता आया था और इंगलैंड के अपना शन्नु सम- 
भता था । हेनरी ने अपनी पुत्री मार्गेरेट (१७६४७/०४) का विवाह 
स्काटलैंड के राजा जेम्स चतुर्थ (#7708 [५) से किया; और इस 
प्रकार दोनों देशों में पारस्परिक प्रेम का अंकुर लगाया। झागे चलकर 
हम बतलावेंगे कि इसी तिवाह से उत्पन्न सनन्‍्तान के द्वारा इंगलेंड और 
स्काटलेंड के राजसिह्ासन एक हुए । 


कनब-मककलननाननमनकनकननेा 7 ये 


भर )ए79800 (७077928« 





जल जल 


२१७ 


इंगलेंड का इतिहास 


मुख्य-मुख्य तिथियाँ 
सन्‌ १४८५-०--द्देनरी सप्तम का राज्यामिषेक | 
9 १४९७--कबट उत्तरी अ्रमेरिका पहुँचा । 
” १४९९---पकिन वार्बेक और एडबड अल श्राफ़ बराबिक को 
प्राणुदंड | 
9 १५०२--आधभथर की मृत्यु । 
» १५०९ --हेनरी सप्तम की मृत्यु | 


दूसरा परिच्छेद 


७ मे ० 
रंगलेंड में नवीन युग 
(' आधुनिक इंगलड” का आरम्भ) 


माध्यमिक काल का अन्त--पन्द्रहर्यी शताब्दी के शअ्रन्त से 
“माध्यमिक इंगलेंड”? (१॥०१॥७ए७। शिट्ट)॥70) का अन्त माना 
जाता है। माध्यमिक काल की विशेपतायें श्रत्॒ धीरे-धीरे लुप्त होने 
लगी श्रौर उनके स्थान पर एक नये ही ढक्ल की सभ्यता का आरम्भ 
हुआ । माध्यमिक काल की शअ्रपेक्ञा अब देशवासियों के विचारों में 
श्रधिक उदारता पाई जाने लगी ओर उनकी रहन-सहन इत्यादि में भी 
भारी परिवतंन होने लगा। माध्यमिक सभ्यता अब पुरानी पड़ गई और 
जनता में नवीन भावों का विकास शुरू हे! जाने के कारण देश के 
सामाजिक, धामिक तथा राजनीतिक जीवन सभी में एक नई भलक 
दिखाई पड़ने लगी । 

नवीन युग की विशेषतायें--इंगलेंड में इस युगान्तर के साथ ही 
एक नये राजवंश का भी आरम्भ होता हे । इसलिए इस नये राजबंश 
अर्थात्‌ ययूडर राज्य ही के स्थापित होने के समय से इस “नवीन युग” 
के इतिहास का भी शुरू किया जाता है। इँगलेंड में इस समय नये-नये 
बिचारों, नये-नये देशों और नई-नई वस्तुश्रों का आ्रविष्कार हुआ ओर 
देश में नये ठज्ञ की उन्नति दिखाई पड़ने लगी। इस “नवीन युग” में 
प्रवेश करने के समय से “आधुनिक इँगलेंड” (४०१७० 'क्ाए- 
]070) का आरम्भ होता हे जिसकी मुख्य-मुख्य विशेषताश्रों का उल्दोख 
झागे किया जाता दे । 

१९ 


श्२ इंगलेंड का इतिहास 


नये देशों की खेज ओर व्यापारिक उन्नति-पन्द्रहवीं शताब्दी 
में कुतबनुमा ()&॥५॥0778 (१0॥0989) के आविष्कार से लोगों के 
समुद्र-यात्रा में बहुत सुभीता हो गया। सन्‌ १४९२ में केालम्बस 
((०)णा।४७) ने एटलांटिक महासागर के पार करके अमेरिका का 
पता लगाया; श्र सन्‌ १४९८ में वास्को डी गामा (५४४०० 0७ 
(09) ने केप आफ़ गुड होप (४७७ ० 0०0०4 05०) होकर 
भारतवष के लिए समुद्री मांग मालूम किया। इन देशों और मार्गों का 
पता लग जाने से दुनिया के व्यापार में बहुत उन्नत हुईें। अब तक रूम 
सागर ((९०४७४'७॥०७॥ 5069) ही व्यापार का बड़ा केन्द्र था, जो 
इंगलेंड से बहुत दूर पड़ता है। परन्तु नवीन देशों और मार्गो' का पता 
लगने पर एटलांटिक महासागर व्यापार के लिए. अधिक प्रसिद्ध हो 
गया; ओर इस परिवतन से इँगलेंड के नई व्यापारिक उहृति में सम्मि- 
लित होने का अवसर प्राप्त हुआ । 

युद्ध-कल्ला में परिवतेन--गेले बारूद का आविष्कार हो जाने से 
युद्ध-कला में भारी परिवर्तन हो गया। तोपड़ाने के सामने भूमिपतियों 
के दुग (887078) (088॥॥09) भला क्‍या ठहर सकते थे ! और 
श्रच्छी बन्दृक़ों के प्रचलित हो जाने से तलवारों और तीरो से युद्ध करने 
का काल भी समाप्त हो गया। मध्यकालीन सदोरों ([(772॥8) की 
युद्धकला अब पुरानी और निरथंक-सी हो गई। इस परिवतन से राज- 
कीय शक्ति भी अ्रधिक बढ़ गई, क्‍योंकि राजा के अ्रतिरिक्त और केई 
तोपख़ाना न रख सकता था | 

राष्ट्रीयवा का विकास--माध्यमिक काल में येरप के किसी देश मे 
भी राष्ट्रीयता का भाव नहीं पाया जाता था। परन्तु अब धीरे-धीरे प्रत्येक 
देश के निवासियों में यह भाव उत्पन्न होने लगा कि हम अपने ही देश 
की भाषा, धर्म तथा मर्यादा को अपनावे और विदेशी विचारों तथा 
संस्थाओं के अपने देश में ज़ोर पकड़ने से रोके । चौदह्ववीं शताब्दी ही में 
इंगलेंड-निवासियों ने फ्रेंच के स्थान पर अपनी मातृ-भाषा श्रेंगरेज़ी का 


च्चा 


इ गलेंड में नवीन युग श्ह 


र, 
५ है #न्‍ह 


छः 
+ (/7, ई 
५ ७ मिड 
है 


कट चीज पाकर अब मी 





१४ इंगलेड का इतिहास 


प्रचार करना शुरू कर दिया था। अब “आधुनिक काल” में आकर 
जीवन के अ्रन्य विभागों में भी उनमें स्वदेश-प्रेम की मात्रा धीरे-धीरे 
बढ़ने लगी थी । यह “आधुनिक काल” की सबसे बड़ी विशेषता है कि 
येरप के सब देशों में धीरे-धीरे संगठित राष्ट स्थापित होने लगे थे और 
लोगों म॑ देशप्रेम तथा जातीय गोरव के भाव दिन पर दिन बढ़ते जाते थे। 

छापे को कल-- मध्यकाल में हस्त-लिखित पुस्तकों से ह्दी काम 
चलता था ओर केवल धनाक््य परुप ही उनसे लाभ उठा सकते थे | 
पन्द्रहवां शताब्दी में जमनी मं पहले पहल छापे की कल का आविष्कार 
हुआ | केक्‍्सटन ((५४॥०॥) ने जमनी जाकर छापेख़ाने का काम 
सीखा; ओर वहां से लौटकर सन्‌ १४७४ में उसने इँगलेंड में भी एक 
बड़ी छापे की कल खाल दी। उस समय यह इतनी अद्भुत वस्तु 
समभी जाती थी कि स्वय राजा ओर रानी इस कल के देखने के लिए 
गये थे। अब किताबे थश्रांधक्त सख्या में छपने लगीं और उनका मूल्य 
भी कम हे गया। ट्स प्रकार साधारण जनता के भी विद्योपार्जन का 
अवसर प्राप्त हुआ । 

विद्या का पुनजन्म--चोदहवीं शताब्दी में येरप भर में विद्या की 
बड़ी हीन दशा हो गई थीं। केवल कुस्तुन्तुनिया या कांसटटीनोम्ल 
((078&7070|)|९) दी एक ऐसा स्थान रह गया था, जहाँ प्राचीन 
यूनानी सभ्यता के चिह्न अ्रभी तक दीख पड़ते थे। सन १४५४३ में तुर्कों ने 
कांसटेटीनोड् पर आक्रमण करके उसे अपने अधीन कर लिया । यूनानी 
विद्वानों ने वहाँ से भागकर इटली में शरण ली, जहाँ उनका अ्रच्छी तरह 
स्वागत किया गया इन्हीं यूनानी विद्वानों के द्वारा इटली में यूनानी 
कला-कोशल का प्रचार हुय्ा | श्रव इटलीवालों का ध्यान अपने प्राचीन 
रोमन साहित्य की श्रोर भी आआक्ृष्ट हेने लगा । थोड़े ही दिनों में इटली 
का प्रसिद्ध नगर फ़्लारस ([१]9/७70०) कलाकौशल और साहित्य का 
केन्द्र हो गया; ओर वहाँ के विद्वानों के द्वारा समस्त यारप में विद्या 
का प्रचार होने लगा। इस प्रकार यारप में “विद्या का पुनर्जन्म? 


इंगलैंड में नवीन युग श्षू 


([१009[89970९) हुआ; ओर पन्द्रहवीं शताब्दी के अन्त से सभी 
यारपीय देशों में विद्यान्नति का प्रारम्म हुआ | 

ऑक्सफ़ाड के विद्वानू--विद्योन्नति की लहर शीघ्र हो इँगलेंड 
तक पहुँच गई ओर आऑऑक्सफ़ोड विश्वांवद्यालय में बढ़े-बढ़े विद्वान दिखाई 
पड़ने लगे . इन विद्वानों में तीन मुख्य थे | कॉलेट (00]७&)) ने एक 
नये स्कूल की स्थापना की, जिसमें मध्यकालोन स्कूलों की भाँति विद्यार्थियों 
के कड़े दंड नहीं दिये जाते थे . अब यह विचार ज़ोर पकड़ने लगा कि 
जो विद्या प्रेम से पढ़ाई जातों ६, उसी का ढीक-ढठीक प्रभाव होता है। 
टॉमस मार (]॥0788 076) ने देश के आथिक और राजनीतिक 
दोषों की और जनता का ध्यान आकृष्ट किया और अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 
युटापिय' (()80.978) में एक कल्पित स्थान का उदाहरण लेकर 
समझाया कि इन दोपों का किस प्रकार सुधार हा सकता है। इरास्मस 
([प्तप्नातपठ) * घामिक सुधार का काय्य किया। उसने जाइबिल 
का लैटिन भाषा में अनुवाद प्रकाशित किया और पाद-टिप्पणियों में. 
बहुत-से घामिक विपया पर स्वतंत्रता-पूषंक अपने विचार प्रकट किये | 
इन सब बातों से शात होता है कि पन्द्रहवीं शताब्दी के अन्त से यारपीय 
जनता की आँखें दिन पर दिन खुज्ञती जाती थीं और जीवन के प्रत्येक 
विभाग में एक नये ही ढज्ञ के विचार फैलने शुरू हो गये थे। 

मुख्य-मुख्य तिथियाँ 
सन्‌ १४५३  कान्तट्टीनोन्न पर तुर्कों का अधिकार | 
» २४७४--केक्सटन ने छापे की कल खोली । 
५» १४९२--केालम्बस ने अमेरिका का पता लगाया। 


» १४९८--वास्केा डी गामा ने भारतवष के समुद्री माग का 
पता लगाया। 


तीसरा परिच्छेद 


हेनरी अष्टम तथा बृल्ज़े 

हेनरी अषप्टम--सन्‌ 7५०९ में देनरी ससम की मृत्यु हुईं। उसके 
ज्येष्ठ पुत्र आथर का पहले ही देहान्त हो चुका था; अतः अब उतका 
कनिष्ठ पुत्र “हेनरी अष्टम” 
के नाम से गद्दी पर बैठा । नय॑ 
सम्राट की अवस्था कुल श्८ 
वर्ष की थी। बह बहुत ही 
सुन्दर था और खेल-कूद तथा 
शिकार का बड़ा शोक़ीन था | 
उसने धामिक पुस्तकों का 
अच्छी तरह से भ्रध्ययन किया 
था और उसे अपने धामिक 
विषयों के ज्ञान का बड़ा 
अभिमान था | हास्यध्रिय 
तथा प्रसन्नचित्त होने के 
कारण वह शीघ्र ही समस्त 
हेनरी अ्रष्टम प्रजा का प्रेशपात्र हो गया । 
बिलासी होने के कारण उसके दरबार का व्यय बहुत बढ़ गया। बह 
बड़ा कृतन्न भी था। गद्दी पर बैठते ही उसने अपने पिता के भूतपूर्व 
मनन्‍्त्री एम्पतन (0800) और डडले ([)70|०५) के, जिन्होंने 
राजकाष के लिए बहुत-सा धन एकत्र किया था, मरवा डाला। केवल 
जनता को प्रसन्न करने के लिए, जो उन दोनों के देश से रुपया चूसने 

के कारण नहीं चाहती थो हेनरी ने उनकी जान ली थी | 

१५ 





हेनरी अ्रष्टम तथा वल्ज़े १७ 


वूल्जो (ए७०४०४)--देनरी ने वृल्ज़े नामक एक पादरी को 
अपना मन्त्री बनाया। वल्ज़े इप्सविच ([]98एछ7[८॥) के एक व्यापारी 
का पुत्र था; ओर बहुत ही थोड़ी 
ग्रवस्था में उसने आक्सफ़ोड 
विश्वविद्यालय से बी० ए० की 
उपाधि प्राप्त की थी। तत्यश्चावू 
उसने दरबार म॑ प्रवेश करना 
चाहा। देनरी सप्तम ने उसकी 
योग्यता से प्रसन्न होकर उसे अपने 
गाज-प्रासाद के गिरजे का अध्यक्ष 
नयत किया। हेनरी श्रष्ट्म के 
समय में वह पहले याक का बड़ा 
बशप (#7०ा०9॥09.. ० 
५९००)) और फिर प्रधान मन्त्री य्ल्ज़े 
((0॥0॥0७)]07) दी गया | रोम के पाप ने उसे इंगलेड है लए 
अपना प्रतिनिधि (28087 ॥,९2४॥0० 07 (क्षता8)) वेबत केया 
ओर इस प्रकार देश में उसकी प्रतिष्ठा बहुत बढ गई । अब उसे धामिक 
तथा राजनेतक दानों क्षेत्रों मं पूण अधिकार प्राप्त हो गये प्रोर 'ह गड़े 
ठाट से जीवन व्यतीत करने लगा । 

पर-राष्ट्रनीति तथा यारपीय शरक्त-सतुलन--येरप व इस 
समय फ्रांत और €पेन की शक्ति अधिक बढ़ी-चढ़ी थी। तब तक 
इंगलेंड की गणना योरप के प्रधान राष्ट्रों में नहीं हाती थी । हेनरी ग्रष्टम 
को बल्ज़े ने यह सम्मति दी कि ऐशी परिस्थिति में इंगलेंड के लए 
यही ठीक होगा कि वह कभी स्पेन और कभी फ्रांस को सहायता दे। 
इस प्रकार इन दोनों राज्यों में से किसी की शक्ति अधिक न बढ़ने 
पावेगी; और साथ दी योरपीय राजनीतिक क्षेत्र में इंगलेंड की प्रतिष्ठा 
भी अधिक हो जायगी । 





श्ट इंगलेंड का इतिहास 


हेनरी सबसे पहले पाप और स्पेन तथा आस्ट्रिया के सम्राठों के 
साथ “पवित्र सघटन” (प0।ए ,08276) में साम्मलित हुआ ' 
इस सघटन का उद्देश्य फ्रांस की शक्ति को रोकना था। हेनरी ने बहुत 
बड़ी सेना लेकर फ्रांस पर आक्रमण कया । युद्ध मे फ्रांसीसी परास्त 
हुए आ२ रणात्षेत्र से घाड़ों को ऐड लगाकर ऐसे वेग से भागे कि यह 
युद्ध “एंड का युद्ध? (8006 ० 8]9प्ा8) के नाम से प्रश्िद्ध 
हो गया। थोड़े ही दिनों में हेनरी को विंदत हुआ कि युद्ध का 
सारा भार तो मेरें सर पर रहता हैं, और उससे विशेष लाभ मेरे 
मत्र उठाते हैं। इसलिए बह सघटन से अलग हो बैठा और उसने 
फ्रांस से साध कर ली | उसी समय हेनरी ने अपनी छोटी। बहन का 
विवाह फ्रास के बुडढे बादशाह लूई बारहव ([,008 र।]) से 
कर दिया | 

फ्रास और स्पेन दाना अपनी-अपनी शाक्त बढ़ाने के ईच्छुक ये। 
उस समय इंगलंड की स्थिति ऐसी थी कि जिस ओर वह महायता 
करता, उसी आर का पन्ला भारी हां सकता था । फ्रांस और स्पेन दोनों 
(ज्यों ने इंगलेंड से मित्रता करनी चाही। फ्रांस का राजा स्वयं हेनरी 
पे भेंट करने आया । हनरी ने ऐसे ठाट-बाद से उसका स्वागत किया 
के जिस स्थान पर दोनों की भट हुई, वह स्थान अपनी वमक-दमक 
के कारण “'स्वणवस्त्रीय क्षेत्र” ([॥०॥0 0॥ ॥॥०७ (0॥0४॥ ०। (40।५) 
के नाम से प्रसिद्ध हो गया । इसी बोच में स्पेन के सम्राट ने वल्ज़े को 
अपनी श्रोर मला लिया था, वूल्ज़े की सम्मति के अनुभार हेनरी ने 
स्पेन का ही साथ दिया और फ्रांस से फिर युद्ध ठान दिया । इस युद्ध 
में अधिक घन व्यय हुआ; और वृल्ज़े को राजकोष कौ पूर्ति के लिए 
जनता स ऋण (0॥0॥)|० ],080) लेना पड़ा। यह ऋण दबाव 
डालकर लया जाता था; इस कारण वल्ज़े देश में बहुत बदनाम हो 
गया । अन्त में हेनरी ने देखा कि इन युद्धों में इंगलेंड का बहुत घन 
ब्यय दाता है ओर काई अधिक लाभ नहीं होता; इसलिए वह योरपीय 


हेनरी अ्रष्टम तथा वल्ज़े १९ 


राजनीतिक भगड़ों से अलग हा गया; ओर उसने फ्रांस से; जिसके 
विरुद्ध वह अब तक युद्ध कर रहा था, गुप्त रीति से सन्धि कर ली । 

वूल्जे की पर-राष्ट्रनीति का परिणाम--वुल्ज़े पहला अगरेज़ी 
राजनीतिश था जिसने यारपीय “शक्ति-सतुलन” (छद्नाश्ाठ० ० 
?०५८०) के विचार का प्रचार किया | उसकी परराष्ट्रनीति का 
परिणाम यह हुआ कि स्पेन और फ्रास दोनों ही इंगलेंड की सहायता 
के इच्छुक रहने लगे; और इस प्रकार इंगलंड का ये(रपीय राजनीतिक 
क्षेत्र में भली भाँति प्रवेश हो गया । 

कैथराइन का परित्याग--हेनरी को अपनी रानी कैथराइन 
(0४0धा6न7९०) बहुत पसन्द न थी , कारण यह था कि वह अवस्था 
में उससे पाँच वष बड़ी थी; और 
फिर उससे अरब तक केई पुत्र भी 
न हुआ था । कुछ दिनों बाद हेनरी 
अपने दरबार की एनी बोलीन 
(776 30]0ए॥) नामक 
एक बहुत ही सुन्दरी युवती पर 
मोहित हो गया, ओर उससे विवाह 
करने के लिए उसने कैथराइन 
का परित्याग करना चाहा। 

हम पहले कह आये हैं कि कैथ- 

राइन का विवाह उसके पूव पति 
आधथर की मृत्यु होने पर हेनरी कंथराइन 
के साथ हुआ था। बड़े भाई की विधवा से विवाह करना ईसाई-मत 
के विरुद्ध था; इस कारण इस विवाह के लिए ईसाइयों के धमंगुरु रोम 
के पोप की विशेष आशा ([)89०7890#07) प्राप्त करनी पड़ी थी। 
ऐसी अवस्था में पोप से दूसरी आज्ञा प्राप्त किये बना कैथराइन का 
परित्याग नहीं किया जा सकता था । हेनरी ने पोप से पत्नी-परित्याग के 





२० इंगलेंड का इतिहास 


लिए आज्ञा प्रदान करने की प्राथना को | परन्तु उसकी प्राथना स्वीकृत 
करने से पोप हिचका; क्योंकि इस काय्य से फ्रांस और स्पेन जैसे दो 
शक्तिशाली राज्यों के <£ हंने का भय था। फ्रांस के बड़े राजकुमार 
के साथ कैथराइन की पुत्री का विवाह निश्चित हुआ था; ओर स्पेन 
का सम्राट केथराइन का भानजा होता था। 

पोप ने इस कार्य में टाल-मठोल की । पहले उसने इस ।वषय में 
जाँच करने की इच्छा प्रकट की। इसके लिए. उसने उच्च कोारटि के 
एक पादरी के रोम से नियत करके भेजा | उस पादरी ने इंगलेंड में 
आकर वल्ज़े के साथ जाँच का काय्य आरम्म किया | कुछ ही [दनों 
बाद पोप ने यह जाँच बन्द करने की आज्ञा दी और कहा के इस 
विषय पर रोम में ही विचार हो सकता है । 

वूल्ज़े का पतन--हेनरी के आशा थी कि वृल्ज़े का शहायता से 
शीघ्र ही यह निरणंय मेरे पक्ष में हो जायगा | परन्तु जब उसने देखा कि 
मेरे लिए पत्नी परित्याग की आज्ञा प्राप्त करने में वल्ज़े सफल नहीं हुआ, 
तब उसके क्रोध को सीमा न रहीं | उसने वृल्ज़े के सब पदों से हटा 
दिया और अब वह केवल यॉक का बिशप रह गया । यॉक में भी हेनरी 
ने उसे चेन से न बेठने दिया; ओर राजद्रोह का अपराध लगाकर उसे 
लन्दन के न्यायालय में उपस्थित होने की आशा दी | उस समय बृल्ज़े 
का स्वास्थ्य ठीक न था। लन्दन जाते समय रास्ते में, लीसेस्टर के 
गिरजाघर में, उसका देहान्त हो गया। उसके अन्तिम शब्द ये थे-. 
“र्जजस प्रकार मैंने हृदय से राजा की सेवा की थी, उसी प्रकार यदि मैंने 
परमात्मा की सेवा की होती, तो इस बृद्धावस्था में वह मेरे साथ ऐसा 
श्रत्याचारपूण व्यवहार न करता |” 


मुख्य-मुख्य तिथियाँ 
सन्‌ १४०९--हेनरी अष्टम का राज्याभिषेक । 
» **१३- एड़ों का युद्ध8 (88006 ० #एएा) 


हेनरी अष्टम तथा वल्ज़े २१ 


सन १५२०--“स्वण-वस्रीय क्षेत्र! ([७१ 0/ ४० 000४ 
० (+0]0) 
» २३२६--वृल्ज़े का पतन। 


चोथा परिच्छेद 


योरप में “घमे-सुधार”! 

चच के दोप--पिछुले भाग में हम लिख आये हैं कि चौदहवीं 
शताब्दी तक आत-आते चच-सम्बन्धी संम्थाओं में कई प्रकार के दोष 
आरा गये थे , ईसाई-घम की प्राचीन सरलता के स्थान पर उपासना- विधि 
इत्यादि में नये-नये ग्याडम्बर बढ़ते जाते थे। धरम के नाम पर पाखंड 
इतना बढ़ गया था कि साधारण मनुष्य वास्तविक धर्म के ब्रिलक॒ल 
भल बेठे थे । लागा में उासत प्रकार की धामिक शक्तषा का बिलकुल 
अभाव था, जिसके कारणा अभन्न-भिन्न प्रकार के अधविश्वासा ही के 
धम का प्रधान अग मानः जाने लगा था । 

चच क पदाधधकारा, जा पहले निःस्वाथ जीवन का महान लक्ष्य 
अपने सामने रखकर घम की सेवा किया करत थे. अब बिलकुल सांसा- 
रिक मायाजाल में फंस गये, ओर जनता के अंधविश्वास तथा अ्ज्ञान 
का अनुचित लाभ उठाकर अ्रब उन्होंने तरह-तरह से घन बटोरना तथा 
अपने भोग-विलास की सामग्री एकत्र करना शुरू कर दिया था। म्वय 
गैस के पोप भा, जो समस्त ईसाई चर्चों के आधिष्ठाता माने जाते ये 
ओर जिन्हें ईसाई लेग प्रथ्वी पर यायू मसीह का प्रॉतानाधि समभते थे 
इन दार्षा से ख़ाली न थ। पाप के प्रति इंसाइया की अधभश्रद्धा यहाँ 
तक बढ़ गई थी कि उसके दरबार के आज्ञापत्र (?.3|8| |30||9) 
स्वयं इंश्वर को वाणी माने जाने लगे थ | इस अ्ंधश्रद्धा का ग्रनुचित 
लाभ उठाकर कुछ पापां ने घन के बदले सब प्रकार के अ्रपराधां से 
मुक्त होने के ज्षुमापत्र वेचने शुरू कर दिये । इसके अतिरक्त पापों ने 
अपने केष में बृ( करने के लिए तरह-तरह के धामिक कर लगा दिये 
जिनके द्वारा उन्होंने ईसाई देशों से खूब रुपया चूसा । 

२२ 


यारप में “घमं-सुधार” २३ 


विद्योन्नांत का प्रभाव--जब तक लोगों मं अ्रज्ञान रहा, उस काल 
तक तो यह सब प[ख॒गबाज़ी खूब चलती रही, यहाँ तक कि विकलिफ़ 
(एएए८॥#०) जैसे जाशाले धम-सुधारक के प्रचार का भी कोई स्थायी 
परिणाम नहीं हुआ । परन्तु पन्द्रहवां शताब्दी के अंत में समस्त यारप 
में “विद्या के पुनजन्म” ([छाक्लांउप्धा00), की लहर फेल जाने से 
लोगों के विचारों म॑ं परिवतन होने लगा। भला, विद्या के प्रचार के 
सम्मुख अधावश्वास और ग्रामक सिद्धान्त कहाँ तक ठहर सकते थे ! 
परिणाम यह हुआ ।क सासारिक पात्रों के प्रति शिक्षित समाज की श्रद्धा 
घटने लगी; और लेोग समझ गये कि पोप के काप के ।लए कई रूपों में 
जो धन भेजा जाता है, वह सब्र व्यर्थ जाता है। उससे काई घामिक 
लाभ नहीं होता ओर बह केवल पाप के भेाग-बिलास में व्यय होता है , 
धीरे-धीरे लेगों म॑ यह चार भो फैलने लगा |क चच में कुछ संशोधन 
करना अत्यन्त ग्रावश्यक है । 

माटिन लूथर चच के संशोधन का आन्दोलन माटिन लूथर 
()0की। [,0॥॥8॥/) ने आरम्म किया । यद जमनी का निवासी था 
ओर इसकी शिक्ष। एक ईसाई-मठ को पाठशाला में हुई थी। इसने 
विदेश-यात्रा भी खूब की थी आर स्वयं राम जाकर च्च के सब दोष 
देखे थ। जब पाप के प्रातनिधि राम में एक बड़ा गिरजाधघर बनाने क 
लिए. सकसनी में यद्द कहकर चन्दा ले रहे थे कि यह दान देने से दाता 
अपने जीवन भर के अपराधों से मुफ हा जाता है, तब चूथर ने ऐसे 
भ्रामक सिद्धान्तों के बिरुद्ध कुछ लेख प्रकाशित किये । इन लेखों का 
समाचार पाकर पोप आगबबूला हो गया श्रार उसने कहा कि लूथर के 
विचार ईसाई-धम के बलकुन विरुद्ध हैं । 

“धमे-सुधार ” को लहर (॥॥6 छिछ0वात्राणा) -लूथर 
ईसाई-मत का शत्रु नहीं था | उसका अ्भिप्राय केवल यही था कि 
ईसाइयो में थम के नाम पर जो अ्रधश्रद्धा और हानिकारक रीतियां 
फैली हुई हैं, उनका सुधार किया जाय | अब तक धामिक विषयों की 


२४ इंगलेंड का इतिहास 


चचा लैटिन भाषा म॑ ही होती थी। लूथर ने जमनी के निवासियों पर 
जमन-भाषा में हो अपना विचार प्रकट करना आरम्म किया, जिससे 
साधारण जनता भी उसकी बातें समझने लगी । उसने बतलाया कि 
प्रत्येक व्यक्ति के। बाइबल का अपना स्वतन्त्र अर्थ लगाने का अधिकार 
है; और पोपों तथा पादरियों की सहायता ही ईश्वर प्राप्ति का एक-मात्र 





माटिन लूथर 


साधन नहीं है। धीरे धीरे लूथर के विचार समस्त योारप में फैलने लगे 
ओर उसके अनुयायी प्राटेस्टट# ([2/.00906) नाम से प्रसिद्ध हुए । 
# यह शब्द अँंगरेज़ी के [2/0॥680 शब्द से निकला है, जिसका 


अथ “विरोध करना” है । जा लेग रोमन चच का विरेध करते थे, वे 
प्रोटेस्टेंट कहलाने लगे थे । 





यारप में ““घधम-सुधार” २५ 


कैल्बिन ओर नॉक्स--लूथर की ही तरह श्रन्य देशों में भी कई 
श्रोर धर्म-सुधारक इसी काल में हुए। इनमें जॉन कैल्विन (079 
(१७) ४॥॥) मुख्य है, जिसने जनेवा (0०७॥०९४७) में “धम-सुधार” 
का काय्ये आरम्म किया था। फ्रांस के हा गनॉदस (म्रप्न्‍्ठ०70॥8) 
उसी के अनुयायी थे। कैल्विन के एक शिष्य जॉन नॉक्स (]0०॥ा 
ज०5) ने स्काटलेंड में “घर्-सुधारर का आन्दोलन आरम्भ किया 
था । केल्विन के सिद्धान्त लूथर से कुछ भिन्न थे; परन्तु मुख्य विषय में 
दोनों का मत एक था। दोनों ही कहते थे कि पोप के ईसा मसीह का 
प्रतनिधि मानना केवल भ्रम है। आगे चलकर स्कॉटलेंड के प्रेसबि- 
टेरियन चर्च (7०४0ए६९४४७॥ (॥0/८॥) वाले और इंगलेंड के 
प्ये।रटन (?प्रा।&78) दल के लेाग केल्विन के ही सिद्धान्त मानने- 
वाले हुए । इंगलेंड में “घमं-सुधार” की लहर फैलने तथा अँगरेज़ी 
चच में भिन्न-भिन्न प्रकार के परिवतनों का वृत्तांत पाठक अ्रगले परि- 
ज्छेदों में पढेंगे । 

मुख्य-मुख्य तिथियाँ 
सन्‌ १५१७--मार्टिन लूथर के धर्मसुधार का प्रारम्म | 
» १५४०--नॉक्त का स्कांटलेंड में धर्म-प्रचार । 


पाँचवाँ परिच्छेद 
हेनगी अछ्ठम ओर “धम-सुधार”! 


रोम के पोप से कगड़ा---हम पहले बतला आये हैं कि किस प्रकार 
हेनरी अ्रष्टम ने केंथराइन का परित्याग करने की आशा प्रदान करने के 
लिए पोप से प्राथना की थी और किस प्रकार पाप ने वह प्राथना अस्वी- 
कृत कर दी थी । एनी बालीन से विवाह करने के लिए हेनरी इतना 
मत्त हो रहा था कि वह केथराइन का परित्याग किये बिना न रह सकता 
था। पाप के धमकी देने के आ्राशय से हेनरी ने पालिमेंट से यह राज- 
नियम (७८६ 0 ै॥09॥88) स्वीकृत कराया क पाप के कोष के 
लिए इंगलेंड से [कसी प्रकार का धर्म-कर न भझा जाय । जब इस पर 
भी पोप अपनी बात पर डटा ही रहा, तब देनरी ने एक दूसरे राजनियम 
(0९४ 0( &])॥७९७)७) द्वारा यह निश्चित किया कि इँंगलेंड की काई 
अपील देश से बाहर फंसला होने के लिए न भेजी जाय । शज्य के 
न्यायालयों में जिस तरह साधारण विवादों का निणय होता है, उसी 
तरह घामिक विपया का भी निणय देश के बड़े पादरियोा-द्वारा इँगलेंड 
में भी हुआ करेगा। इसी नियम से लाभ उठाकर हेनरी ने केंटबरी के 
बड़े पादरी क्रेन्मर ((१+७४७॥॥००) से कैथराइन के परित्याग के लिए 
व्यवस्था प्राप्त कर ली और भझटपट एनी बालीन से विवाह कर लिया | 

पोप से सम्बन्ध-त्याग--पेप भला क्रैन्‍्मर के ऐसी व्यवस्था 
प्रदान करने का आयकारी कब मान सकता था ! उसने तुरन्त व्यवस्थ। 
दे दी के एनी बालीन का विवाह वरांघ-विहित नहीं है। अब हेनरी 
भली भाँति समझ गया कि जब तक पोप से सम्बन्ध रहेगा, तब तक 
मुझे अपनी इच्छाओं की पूर्ति में आये दिन बाधाओं का सामना 

२६ 


हेनरी अष्टम और “घम-सुधार” २७ 


करना पड़ेगा । इसलिए उसने “सब-प्रधानता का राजनियम” (॥ ८६ 
०४ 8प77०७7809) के द्वारा यह निर्धारित कर दिया कि अब से 
इंगलेंड के राजा तथा रानी ही अ्रँगरेज़ी चर्च के मुख्य अधिष्ठाता और 
सब-प्रधान आच।य हुआ करेंगे। इस नियम को न मानना राजद्रोह ठह- 
राया गया; और राज्य के बड़े-बड़े कमचारियों को शपथ खानी पड़ी कि 
हम इंगलेंड के राजा को 
ही चच का मुख्य अधि- 
ब्राता मानते हैं; इसालए 
उसके ।नयत कये हुए. 
कैंट्बरी के बड़े पादरी 
का केथराइन के विषय में 
नणुय बलकुल विधि- 
वहित है। सुप्रसद्ध 
वद्वानु सर टामस 
भोर (87 "0त988 
४०7४९) ने यह शपथ 
थाना स्वीकृत न किया; 
और इसलिए, उस पर 
राजद्रोइ का अपराध 
लगाकर हेनरी ने उसे सर टामस मोर 
प्राण-दड दया | ऐसे प्रसिद्ध वद्गान्‌ का वध यह सूचित करता है कि 
दैनरी अपनी इच्छा के विरुड्र किसी प्रकार का प्र तरोध सहन नहीं कर 
तकता था । 

मठों का ध्यस--अब हेनरी ने मढों (3॥०॥8806५08) को दशा 
की जाँच कराना आरम्भ किया । प्रत्येक मठ में धनिक लोगों की धर्मोथ 
दान की हुई बहुत-सी जायदाद होती थीं। उन भढों में बहुत-से साधु तथा 
व्यागी पुरुष और खियाँ (१[00|78 8॥0 'रए॥8) रहती थीं जिनक' 





श्ध इंगलेंड का इतिहास 


यह प्रण होता था कि हम विवाह के बखेड़े में न पड़कर अपना समस्त 
जीवन धम-प्रचार में व्यतीत करेंगे। पहले कुछ दिनों तक तो इन मढों 
ने बड़ा अच्छा काम कया था; परन्तु अब ये व्यभिचार के अडु बन रहे 
थे | हेनरी ने पहल छोटे मठों को और फिर बड़े पढों को तोड़ा ओर 
उनकी सब जायदादे बेचु दी गई । जिन्होंने मठों फनी जायदादें व्रीदी 
थीं, वे कमी यह नहीं पसन्द कर सकते थे ।क गेप !फर अश्रगरेज़ो चच 
का अधिष्ठाता हो जाय; क्योंकि उस दशा में पढों की 'कर ते स्थापना 
होती ओर उनकी जायदादे उन्हें फिर वापस दलाई जातीं | इस प्रकार 
देश में ऐसे लोग! की बहुत थ्राधक तंख्या हा गई जो तबंदा “घम- 
सुधार” क पक्षपाती रहे | मठो की सम्पात्त मल जाने से ५जा फ्री शाक्ति 
भी बहुत बढ़ गई | अब तक बहुत-से मढों के अ्रधिष्ठाता आ.लंमेंढ के, 
हाउस आफ़ लाइ स ([00४४७ ० ,0709) के सदस्य होते थे। उनके 
यान पर हेनरी ने अपने पक्षपातियों को, कुछ जायदाद॑े देकर, नाडड- 
ता का सदस्य बना दिया; और इस प्रकार पालिमेंट का एक प्रवान 
अंश राजा की मुट्ठी मं आ गया । परन्तु मठों के इटने ते उन निःसहाय 
कड्भालों की हान हुई, जिनका निर्वाह मढों के सदात्रत से होता या | 

धामिक बिद्रोह--देश में कुछ लोग ऐसे भी थे जो धर्म में कुछ भी 
परिवतन नहीं चाहते थे | ये लोग श्रेगरेज़ी चचे के पोप से अलग हो 
जाने के कारण बहुत अ्रसन्तु८ थे । अब मढों के टूटने पर ये लोग और 
भी घत्राये | इन लोगां ने वद्रोह ठान दिया। इनका कहना था कि 
हम ईसा के माम पर “घामक आन्दोलन”? (?(वपा॥888 ता 
67:906) कर रहे हैं । यह विद्रोह शीघ्र ही शान्त कर दिया गया और 
विद्रोहियों के मुख्य मुख्य नेताओं का प्राण-दंड मिला | 

टामस कॉमवेल--वल्‍ज़े के पतन पर हेनरी ने विद्वान मोर को और 
उसको प्राण-दंड देने के पश्चात्‌ टामस क्रॉमवेल (]॥॥0॥89 (१०॥- 
|) को अपना प्रधान मंत्री बनाया था। क्रॉमवेल “धम्मं सुधार”? 
(३१९(०07७780807) का बड़ा पतक्षपाती था; और उसी ने हेनरी को पोप से 


हेनरी अष्टम और “घधम-सुधार”? २९ 


सम्बन्ध त्याग करने और 
मढों के ताड़ने की सम्मति 
दी थी | हेनरी उसे बहुत 
चाहता था; क्‍योंकि उसने 
राज्य की शक्ति बढाने में 
बहुत सहायता दी थी। 
परन्तु एक मामले में हेनरी 
उससे रुष्ट हो गया। एनी 
बोलीन का, जसके साथ 
इतने अयत्नो के पश्चात्‌ 
हेनरी ने विवाह किया था, 
व्यमिचार का दाप लगाकर टामस क्रॉमवेल 
प्राण दंड [दया गया | श्रगली रानी जेन साइमर (,6 56४7॥0प्रा) का 
प्रसूतागार में ही देहान्त हो गया था | अब क्रॉम्‌वेल ने हेनरी के विवाह 
के लिए एनी आफ़ क्लीव्ज़ (0776 ० (०४७७) के दूंढ़ा | परन्तु वह 
सुन्द्री नहीं थो, इस कारण हेनरी के पसन्द न आई । और ऐसी कुरूपा 
त्री दूँढने के कारण राजा क्रामवेल से रुष्ट हो गया। थोड़े ही दिनों में, 
हेनरी ने क्रॉमवेल का, राज-द्रोह का अ्रपराध लगाकर, प्राण-दड दिलाया, 
और तुरन्त एनी का परित्याग करके फिर एक ८सरा विवाह कर डाला । 
हेनरी अ्रष्टम के समय में अँगरेज़ी चच की स्थिति- हेनरी 
पहले “घम सुधार? (]१८(०॥१9#0॥) का बड़ा वरोधी था। उसने 
लूथर के प्रचार के प्रतिवाद में एक पुस्तक १ काशित की, जिसमें रोमन 
चर्च की सस्था का भलो भाँत समथन कया। इससे ६सन्न होकर पोप 
ने उसे “घम -रक्षक”” ([)0000067 ०0।0॥6 7४४४॥)) की उपाधि दी, 
जिसका £येग अब तक इंगलेंड के राजा सिक्कों और घोषणाश्रों में करते 
हैं । परन्तु कैथराइन के परित्याग के विषय में पोप से झगड़ा हो जाने 
के कारण हेनरी ने इंगलेंड के चर्च का सम्बन्ध पाप से हटा लिया और 





३० इँगलैंड का इतिह।स 


बह स्वयं श्रेंगरेज़ीं चच का अधिष्ठाता बन बैठा | जनता ने भी इसे पसंद 
किया; क्योंकि उस समय जातीयता की लहर फेलती जा रही थी और 
धार्मिक विषयों में भी लेग एक विदेशी पोप के अ्रधीन रहना नहीं 
चाहते थे | हेनगी ने बाइबल का अनुवाद श्रगरेज़ी में कराकर उसकी 
प्रतिलिपियाँ प्रत्येक गिरजाघर के खम्मां से बँघवा दीं, जिसमें लेग 
स्वयं देख ले कि ईसाइयाँ की घमपुस्तक में, पोप के अधीन 'हने के 
विषय में, कहीं केई उल्लेख नहीं है । 

परन्तु इतना सब करने पर भी हेनरी प्राचीन धम के सद्धान्तों में 
केाई परिवर्तन नहीं करना चाहता था। उसने एक राजनियम ध्वीकृत 
कराया, जिसमें प्राचीन केथोलिक मत की मुख्य मुख्य छः धाराये (8(७- 
6 0। 5 /४068) सम्मिलित थीं। इससे हेनरी का यही 
उद्द श्य था कि पोप से सम्बन्ध न्यांग होने पर भी लोग अपने बम के 
सनातन की भाँति ही मानते रहें ओर उसमें लेशमात भी 4रिबतंन ने 
हेने पावे | सारांश यह कि हेनरी श्रैंगरेज़ी चच के पूर्णतया प्रोटेस्टेंट 
बनाने के पक्त में नथा। वह हृदय से ऊ#ंथोलिक सिद्धान्तीं का ही 
अनुयायी था; ओर यदि पोप से उसका भरूंगड़ा न हुआ होता, ते 
सम्मवतः वह पोप से अ्रंगरेज़ी चच का सम्बन्ध-वच्छेद भी न करता। 


मुख्य-मुख्य तिथियाँ 


सन्‌ १४२४ --]न शा"ए तह औए 0। हप0'शा३८ए 
(पोप के स्थान पर हेनरी अष्टम का स्वयं अरंगरेज़ी 
चच का अधिष्टाता होना) । 
७ १३३९-१५३९--मढों का ध्वंस । 
8७ २ २२९-०-७॥७६०६९ 0 शिह (2698 
(छुः घाराश्रों का नियम)॥ 
8 २१४४७--देनरी अ्रष्टम को मृत्यु 


छठा परिच्छेद 
एडबड पष्ठ ओर धार्मिक सिद्धान्तों में संशोधन 
(सन्‌ १४७७-१४५३)' 

एडवड षष्ठ तथा संरक्षक समर्सेट--६नरी श्रष्टम की मृत्यु के 
पश्चात्‌ उसका इकलौता लड़का, जे जेन साइमर के गर्भ से उत्पन्न हुआ 
था, एडवरड षष्ठ के नाम से गद्दी पर बैठा । गद्दी पर बैठने के समय उसकी 
अवस्था केवल दस वष की थी; इसलिए उसका पता मरते समय एक 
सरक्षुक-सभा नियत कर गया था, जिसमें “धम-सुधार? के पक्ष और 
'बपज्ञवाले दोनों प्रकार के सदस्य थे। परन्तु एडवड का मामा एडबर्ड 
ताइमर (09४70 9८श॥॥0प) अपनी निपुणता से उस सभा का 
मुखिया बन बैठा. ओर अब वह ड्यूक आफ़ समर्सेट (])प76 ०४ 
50007860) हो गया। उसने एडवर्ड का विवाह स्काटलैंड की राज- 
कुमारी मेरी से कराना चाहा, परन्तु इसमें उसे सफलता न हुईं। एक 
अंगरेज़ो फ़ाज ने जाकर स्काटलेंड में पिनकी ([2|॥|00) नामक स्थान 
में विजय भ॑ प्राप्त की, परन्तु इससे स्कराटलेंडवाले और भी चिढ़ गये | 
उन्होंने मेरी के। फ्रांस भेज दिया और वहाँ फ्रांस के राजकुमार से 
उसका बिवाह भी निश्चित हो गया | 

धामिक सिद्धान्तों में संशोधन--समर्सट “घर्म-सुधार' (३०- 
(0798#07) का हादिक समथक था। उसने अँगरेज़ी चचे के पूर्णतया 
प्रोटेस्टंट बनाने का प्रयक्ष किया। पोोप से तो सम्बन्ध-त्याग हो ही चुका 
था। समसेंट ने अब धामिक धिद्धान्तों में भी संशोधन आरम्भ किया | 
हेनरी अष्टम का छः घाराश्रोंवाला राज-नियम (:$॥8॥घ४0 0। 5६ &ा- 
९८)०४), जिसका आशय यह था कि सिद्धान्त सनातन ही रहे, हटा दिया 
गया ओर पादरयों के विवाह करने की आज्ञा दे दी गई। गिरजों कौ 

३१ 


३२ ईंगलैंड का इतिहास 


मूर्तियाँ तोड़ दी गई और खिड़कियों तक के वे शीशे. जिन पर महात्माश्रों 
के रंगीन चित्र बने हुए थे, तोड़ डाले गये | मूर्तियों और चित्रों का रहना 
प्राचीन अ्न्ध-विश्वास का 
चिह् समझा गया। अ्रबत्र 
तक प्राथना लैटिन भाषा 
में होती चली आई थी, 
परन्तु समसंट ने एक नवीन 
प्राथना-पुस्‍्तक (९७ 
78४९४ 300)0 अँग- 
रेज़ी भाषा में प्रकाशित 
की; ओर सब पादरियों के 
उसी का प्रयोग करने के 
लिए बाध्य किया गया। 
उसका अ्रभिप्राय यही था 
कि लैटिन भाषा में प्राथना 
करना, जिसे बहुत थोड़े से 
एडवड पष्ठ लोग समभते थे, बिलकुल 
व्यर्थ है । यह नवीन प्रार्थना-पुस्तक “घम-सुधार? ([१७/०४०॥४07) 
के सिद्धान्तों के अनुसार ही बनी थी | 
सन्‌ १५४५९ के विद्राह तथा समर्सेट का पतन--धम में इतने 
बड़े-बड़े परिवतन मानने के लिए जनता तेयार न थी। पोप से सम्बन्ध 
त्याग करना तो जनता पसन्द करती थी परन्तु सैकड़ों वर्षों के प्रचलित 
सिद्धान्तों में संशोधन के नाम से लोग बबराते थे। इसलिए प्राचीन 
मत के अनुयायियों ने डेवन प्रान्त (]007078॥76) में विद्रोह 
आरम्भ किया; परन्तु वह शीघ्र ही शान्त कर दिया गया। 
थोड़े ही दिनों बाद नॉफ़ाक (१९०।०॥२) प्रान्तवालों ने एक और 
विद्रोह खड़ा किया | इस विद्रोह का एक ग्रख्य कारण था। ऊन का 


[बे #धधाउवाबाहंरसआार लक 4 ऋषययपका डिककाााबकमायायालाााबक | 
इ 





एडवर्ड प्ष्ठ और धामिक सिद्धान्तों में संशोधन ३३ 


९० 


व्यापार अधिक लाभदायक था; इस कारण देश में भेड़ पालने का काम 
ब्रह्युत ज़ोरों से चल पड़ा था#; ओर कृषि की ओर लोग बहुत कम ध्यान 
देने लगे थे । ऊन तेयार करने में थोड़े हो आदरमियों की आवश्यकता 
होती हे; इस कारण बहुत-म मज़दूर अब बेकार फिरने लगे। इन्हीं 
बेकारों ने यह विराध खड़ा किया था | उसका मुखिया रॉबट केट 
((१0॥९५ ।९ ०४) नामक एक रगसाज़ था। समर्सेट इस विद्रोह 
के शांत न कर सका, और इसलिए, वह संरक्षक ण्द से हटा दिया 
गया । थाड़ ही दिनों बाद राजद्रोह का अ्रपराध लगाकर उसे प्राण- 
दंड दिया गया । समस ट हृदय का सच्चा था. परन्तु उसके सुधारों के 
लिए देश अ्रभी तेयार न था 

नॉथेबरलंड तथा “धमे-सुधार” की उन्‍नति--समसेंट के हटने 
पर वाबविक का श्रल जोन डडले (० ीएव670, शिक्षा। ० 
ए७-फांट) सरक्षक हुआ । वह शीघ्र ही ड्यूक आफ़ नॉथबरलेंड 
(006 0 074प्रा0९")७700 बना दिया गया । वह “घम- 
सुधार! (९ ०पा&707) में अधिक विश्वास न रखता था; परन्तु 
यह सोचकर, कि इस बहाने से गिरजों और मठों की सर्म्पात्त हमारे ओर 
हमारे मित्रों के हाथ लगेगी, उसने “घम-सुघार” का ख़्ब प्रचार कया | 
एक दूसरा ग्रार्थना-पुस्तक प्रकाशित की गई, जिसमें पहली प्रति की 
अपेक्षा भी अधिक प्रोटेस्टेट विचार भरे हुए थे | त्रयालीस घाराओ्रोंवाला 
एक नय राजनियम (छप्वापाए 0 7०0४ए-कछ0०0 &7४068) 
स्वीकृत कया गया, जिसमें लूथर के चलाये हुए प्रोटेस्टे ट मत के प्राय: 
सभी सिद्धान्त सम्मिलित थे । इस प्रकार अ्रेगरेज़ी चच सिद्धान्तों तथा 
रोतियों में तब ५ कार से पूर्णतया »टेस्टेट हो गया. परन्तु जनता की 
सहानुभात इन तब परिवतेनों के प्रात बलकुल न थी। देश यही 





# इसी सम्बन्ध में विद्धान मोर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 
ध्युटापिया” (0(0979) में लखा है--“मभेड़ीं की संख्या इतनी बढ़ 
गई है कि वे मकानों और मनुष्यों के खाये डालती हैं |?” 


झ्ड ईंगलेंड का इतिहास 


तट कं कूल एफ १ 
ढ 


है रचेेअ र 





जैन ग्रे का वध 


चाहता था कि पोप से सम्बन्ध-त्याग तो ढीक है, परन्तु धामिक 
सिद्धान्त सनातन ओर ज्यों के त्यों बने रहें । 


मनन निनिना-++-+-+०+ 


एडवर्ड षष्ठ और धामिक सिद्धान्तों में संशोधन झ्प्‌ 


लेडी जन प्र--एडवर्ड षष्ठ क्षय-राग स अस्त था; इसलिए, उसके 
अधिक दिनों तक जीने की श्राशा नहीं थी। संरक्षक नॉथबरलेंड ने 
अपने वंशजों और कुल की प्रतिष्ठा स्थायी बनाने के हेतु एक सुंदर उपाय 
(नकाला | एडबड के पश्चात्‌ सिहासन की उत्तराधिकारिणी उसको बड़ी 
बहन मेरी हती थी, जा पक्की कैथोलिक था ' नार्थबरलेंड ने एडबड के। 
सुकाया के राजसिहासन पर मेरी के आरूद होने 'स “घमं-सुधार”” के काय 
में बड़ी बाधा पड़ेगी । उसकी सम्मत से एडवड ने यह वसीयत की कि मेरे 
पश्चात्‌ गद्दी की मालिक लेडी जेन ग्रे ([,809 ७6 (4769) होगी। जेन 
ग्रेहेनरी श्रष्टम की सबसे छोटा बदन की दौइत्री थी। वह प्रोटेस्टेट मत 
के मानती थी और उसका विवाह नॉथंबरलेंड के पुत्र से हो चुका था। 

सोलह वर्ष की अवस्था में ए.डवर्ड का देहान्त हो गया; और नर्थि- 
बरलैंध ने तरन्‍त जैन ग्रे का रानी घापित कर दिया। परन्तु कोई यह 
नहीं चाहता था के असली उत्तराधकारणी मेरो के रहते जेन ग्रे रानी 
है। । जेन ग्र कुल नां दिन; राज्य कर पाई थी कि वह गद्दी से हृठा दी 
गई; और मेरी के सहायकों न उसके रानी बनाया। अपने प्रयक्ष में 
।बफलता देखकर नाथंबरलैंड स्वयं भी मेरी का सहायक हो गया; परन्तु 
मेरी ने बिना उसे प्राण-दंड दिये न छोड़ा । कुछ दिनो बाद लेडी जेन 
ग्रे का भी, उसके समस्त परिवार-सहित, मेरी ने वध करा डाला, जिससे 
उसके मार्ग में काई काँटा न रदने पावे । 

मुख्य-मुख्य तिथियाँ 

सन्‌ १४५४७-- पिनकी का युद्ध । 
१५४९ - एडवर्ड षष्ठ के राज्यकाल की प्रथम प्राथना-पुस्तक | 
» १४४९--समर्सेट का पतन । 
,, १५४२--एडब्ड षष्ठ के राज्यकाल को द्वितीय प्राथना-पुस्तक। 
3» ५४३ - एडबड पश की मृत्यु । 
# [,809 चैक्ला० (076३, /॥॥6 )ैशा6 28 587 ()प९णा.”? 


१: 


अधाकशनंरानम्पामाना कमल विकयेला 








सातवाँ परिच्छेद 


रानी मेरी ओर केथेलिक मत का पुनः प्रचार 


(सन्‌ १०५०५३-१५५८) 


रानी मेरी-मेरी का अधिकतर जीवन दुःख और निराशा में ही 
बीता था। उसको माता कैथराइन के परित्याग के विषय में सब बाते हम 





। 
| 
। 
। 
॥ 
॥ 


हत 
>ाजननल+करकामकर. के नमन. “>नव-ननननक- टानक वैन+न न + बल किन ४. हा 
उडलम सम 39% अहम ते कल8 सु लम आमने आनह9+ 9 5३ रकम: >प नल सरजल+ पट 


है जुः 
। 
)) 


22325 मन कक 58. मो कह की मीट पी चली बल गम. कक जज कट न 40307 पक ५ > हरि कफ मय जड हिटन म मत्की टला जल अर छा 





रानी मेरी टयूडर 
की बढ़ती हुई लह्दर के रोकने का यथाशक्ति प्रयत्न करूँगी। 
२६ 


पहले ही बतला 
चुके हैं। अपनी 
माता का अपमान 
मेरी कभी न भूल 
सकती थी। बड़ी 
हाकर वह पक्की 
कैथे।लिक हुई,और 
राजसहासन पर 
आते ही उसने यह 
हृढ़ निश्चय कर 
लिया कि श्रंगरेज़ 
चर्च के फिर 
सनातन की भाँति 
पृणंतया कैयोा- 
लिक बनाऊँगी 
ओर “धम-सुधार” 


(१९6007॥8607) 


रानी मेरी ओर केथोलिक मत का पुनः प्रचार ३७ 


स्पेन से विवाह तथा वाट का विद्रोह--मेरो ने स्पेन के सम्राद 
फ़िलिप द्वितीय (?॥॥॥9 ![) से विवाह करने की इच्छा प्रकट की । 
इस बात का इँगलंडनिवासी कभी पसन्द न कर सकते थे; क्योंकि 
इससे यह भय थ कि याद मेरी के केई पुत्र हुआ, तो वह स्पेन का 
राजकुमार कहलावेग और किसी दिन इंगलेंड तथा स्पेन दोनों देशों 
कः स्वामी है! जायगा । इस प्रकार इँगलेंड की स्थिति स्पेनिश साम्राज्य 
वे: एक प्रान्त के समान है जायगे। जिसरे अँंगरेज़ जाति के मान की: 
बड़ी हानि होगी , परन्दु मेर' श्रपन विचा: पर दृढ़ थीं; इस कारण 
देश में विद्रं'ष्ट भी हुआ जिसका नेता बॉद (ए३४॥0) था। विद्रो- 
हियो ने मेरी की छोटी बहन एलिज़ेबेथ के रानी बनाना चाहा। परन्तु 
यह विद्रोह शीघ्र ही दबा दिया गया; औ- अपनी स्थिति दृढ करने के 
लिए मेर्स ने एलिज़ेबे४ के टावर में कैद कर दिया। अन्त में पालिमेंट 
के! फ़िलिए के साथ विवाह करने के स्वीकृति देनी पड़ी, लेकिन यद्द 
निश्वय कझ लिय; गया कि स्वयं मेरी ही इंगलेड का राज्य प्रबन्ध 
करेगी. और इंगलेंड तथा स्पेन के राजसहासन मिलाकर संयुक्त-राज्य 
कभी न बन सकेगः 

कैथेलिक मल क॒' पुन: प्रचार--मेरी न एडवर्ड पष्ठ के समय के 
धम सम्बन्ध, राजनियण ।बलकुल रद कर दिये; और हेनरी अ्रष्टम के 
समय का छुः घाराआवाला राजनियम (3६७॥ए॥९ 0[ 85४ 7४0९४) 
फि पार. कराकर केथोलिक सिद्धान्तों का पुनः प्रचार किया। परल्तु 
इतन ही रु मेर॑ सन्‍्तुष्ट नहीं दो सकती थी। उसका उद्देश्य तो यह 
था कि अँंगरेज़ चर्च के फिर से पूणतया केथोलिक बनाया जाय । 
उसने पो१ वे प्रतिनिधि काडिनल पोल (0/9979)। 200) के 
इंगलेंड में बुलाया । पालिमेंट के सब सदस्यों ने उसके सम्मुख आदर- 
पूवंक कुककर, पेप का अपमान करने के लिए, क्षमा माँगी | अब अँग- 
रेज़ी चच फिर पोप के अधीन हो गया ओर गिरजों में सनातन की 
भाँति फिर पूजा-पाढ हेने लगा | सब प्रेटेस्टेंट पादरी निकाल बाहर 


श् इंगलेंड का इतिहास 


किये गये और उनके स्थानों पर कैथोलिक पादरी नियत हुए। परन्तु 
मेरी मढ़ों की सम्पत्ति वापस न दिला सकी; क्योंकि ऐसा करने से राज- 
काष से भी बहुत-ला घन देना पड़ता। इस कारण “घम-सुधार” 
(११८(०७४)७४॥०॥) का बृतक्ष बिलकुल जड़ सेन उखाड़ा जा सका | 
उसका कुछ अंकुर रह ग्रया जो अवसर पाकर फ़िर हरा-भरा हो जायगा । 

प्रोटेस्टटों का जीवित जलाया जाना-मेरी ने अब्र प्रोटेस्टटों 
के अपना मत छेड़ने पर बाध्य करना आरम्म किया। जिन्‍होंने 
कैथेलिक मत स्वीकार न किया, उन्हें कड़े कड़े दंड दिये गये । लगभग 
तीन सो प्रोटेस्टट, अपना धर्म न छाइने के कारण, जीवित जलवाये 
गये ! इन शहीदा की वीरता के विषय में बहुत-सी कथाये प्रचलित हैं । 
रेलेंड टेलर (॥१0७|»70 989|07) के जब सिपाही बन्दीग्रह की ओर 
लेजा रहे थे; तब रास्ते में जनता ने उस पर फूलों की वर्षा की | 
लैटिमर ([,७॥॥0) और रिडले (४0॥09) एक साथ आक्सफोड 
में जलाये गये | आग की लपटों में से लैटिमर ने चिल्लाकर कहां-- 
“मास्टर रिडले |! धर्म के लिए वीरता से प्राण निछावर करो | हम 
लेग आज उस ज्वाला का प्रकाश कर रहे हैं, जिसके इँगलेंड में कोई 
न बुझा सकेगा ।” हुआ भी ऐसा दी । धम के नाम पर ऐसे अत्याचार 
होते देखकर जनता का मेरी से घृणा हो गई; ओर प्रोटेस्टट लेग अपने 
धार्मिक विश्वासें में ओर भी कट्टर हो गये | 

क्रेन्मर (७7767) का मेरी अ्रपना पुराना शत्न समझती थी: 
क्योंकि उसी ने उसकी माता केथराइन के परित्याग की व्यवस्था दी थी। 
क्रेन्मर केा भी प्रोटेस्टंट मत न छोड़ने के अपराध में जीवत जलाने की 
श्राशा दी गई । क्रेन्मर कुछ दुबल हृदय का था, इस कारण उसने अपने 
प्राण बचाने के लिए छमापत्र पर हस्ताक्षर कर दिये। परन्तु उसकी 
आ्रात्मा ने इसका प्रतिराध किया और उसने शीघ्र ही अपना क्षमापत्र 
लैटा लिया | अतः उसे जीवित जलाने की फिर से आशा दी गई | जब 
क्रेम्मर जलाया जा रहा था, तब उसने बड़ी वीरता से अपना दाहिना 


रानी मेरी और कैथोलिक मत का पुनः प्रचार ३९ 


हाथ अग्नि में बढ़ाकर कहा--“इस दह्वाथ ने क्षमापत्र पर हस्ताक्षर करने 
का अपराध किया है, और इसलिए सबसे पहले यही भस्म होना 
चाहिए ।” " 
केले का पतन ओर मेरी की मत्यु--मेरी के अन्तिम दिन बड़ी 
निराशा और कष्ट में बीते। शहीदों की वीरत[ देखकर प्रोटेस्टेंट मत 
के प्रात जनता की सहानुभुत और भी अधिक है| गई । मेरी के पति 
फ़िलिप ने उसे, सुन्दर न होने के कारण, त्याग दिया। मेरी ने उसके 
प्रसन्न करने के लिए फांस के विरुक युद्ध में उसका साथ दिया | परन्तु 
इससे मेरी पर एक दूसरी श्रार्पत्ति आई ; युद्ध में अवसर पाकर प्रांसी- 
सियों ने कैले (09)09) के दुगे पर अपना अधिकार जमा लिया; 
और इस प्रकाः फ्रांस पर प्राचीन काल की अश्रेंगरेज़ों की विजय की 
अन्तिम निशानी भी इंगलैंड के हाथ से निकल गई । मेरी का स्वास्थ्य 
पहले से ही ठीक न था । केले के छुन जाने से उसके हृदय पर बड़ी 
चे।ट लगी ओर कुछ ही दिनों ब!द वह इस संसार से चल बसी। 
उसकी मृत्यु के दे ही दिन ब्राद काडिनल पोल भी परलोक [सधारा | 
मुख्य-मुख्य तिथियाँ 
सन १५४५४४--अंगरेज़ी चर्च का फिर पोप के अधीन द्वाना। 
५ १४५८ -केले का इँगलेंड के हाथ से निकलना। 
७3 २३४८- मेरी को मृत्यु । 


आठवाँ परिच्छेद 


3 4220 8 ( 
रानी एलिज़बेथ तथा अँगरज़ी चच 


रानी एल्िज्ेबेथ -मेरी की मृत्यु हेने पर एलिज़ेबेथ (]7- 
2800(॥) टावर से मुक्त हुई और राजसिंदासन पर बैठी। अपनी 
माता एनी बोलीन 
की भाँति उसे भी 
सज-धज का बहुत 
शौक़ था; और यह 
शोक़ वृद्धावस्था तक 
बराब' बना रहा। 
उसे गान-विद्या से भी 
अधिक प्रेम था; और 
वह नाचने मे भी 
परहुत निपुणु थी। 
अपने पिता हेनरी 
अप्टम की भाँति वह 
दूरदर्शी, उत्साह्दी और 
घीर भी थी घमंड 
भी उसमे कूट कूट- 
कर भरा हुआ था; 
रानी एलिज़ंबेथ ओर वह केवल इस- 

लिए आजन्म अ्रविवाहत रही, जिसमें उसे किसी स्वामी के अधीन न 
होना पड़े | वह कई भाषाये जानती थी ओर विद्वानों का बड़ा आदर 





रानी एलिज़ेबेथ तथा अँगरेज़ी चच ४१ 


करती थी | देश के शासन में उसे कितनी ही बड़ी-बड़ी कठिनाइयों का 
सामना करना पढ़ा । परन्तु अपने धैय्ये ओर राजनीतिशता के कारण 
उसे कभी विफलता न हुई । भाग्यवश उसे मन्त्री भी बहुत अच्छे मिल 
गये। एक का नाम विलियम सेसिल (फ़ा॥&ग 06०॥) था 
जिसे उसने लाड बगले ([,070 छ8072)0५) बना दिया; और दूसरा 
वालसघम (१॥।शालड्रावा) था, जा गुप्तचर-विभाग का 
अध्यक्ष था । 

अंगरेज़ी चच का प्रबन्ध--इस समय सबसे आवश्यक काय्य 
यह था क अंगरंज़ां चच का उचित प्रबन्ध किया जाय । प्रोटेस्टेंटो ओर 
कैथोलिकों के झगड़े से देश शक्तिहीन हो रहा था | स्वयं एलिज़ेबेथ की 
धामिक विषयों में कुछ भी रुचि न थी और उसने चर्च का प्रबन्ध एक 
शजनीतिज्ञ की भाँति किया । वह जानती थी कि देश पोप के अधीन 
रहना कभी पसन्द न करेगा; और इसलिए उसने अपने पिता की भाँति 
“मुख्यता का राजनियम”? (७८६ ० 8097०॥७०५) स्वीकृत किया, 
जिसके अनुवार वह स्वयं अगरेज़ी चर्च की मुखिया तथा सरक्षक बनी । 
एडवर्ड घष्ठ के राजत्वकाल की द्वितीय प्राथना-पुस्तक फिर प्रचलित की 
गईं; परन्तु उसमें से ऐसे शब्द निकाल दिये गये जिनसे पुराने धर्माव- 
लम्बियों के हृदय के कष्ट पहुँचने की सम्मावना थी। “एकरूपता का 
राजनियम” (१७ 0। (7र/07॥9) के द्वारा किसी और प्राथना- 
पुस्तक का सावजनिक गिरजाघरों में प्रयाग करने की मनाहीं कर दी गई। 
एडवड्ड षष्ठ का ४२ धाराश्रोंवाला राजनियम (]06 42 4४2०४ ०/ 
]०॥६8707॥) फिर स्वीकृत किया गया; परंतु उसकी तीन धारायें, जिन 
पर सनातन-प्रथा के अनुयायी आक्तेप करते थे, हटा दी गई | एलि- 
ज़ेबेथ का प्रबन्ध स्थायी हुआ; ओर वर्तमान अगरेज़ी चच का प्रबन्ध 
बहुत कुछ उसी ढंग का है । 

एलिज़बेथ की धामिक नीति--एलिज़ेबेथ ने चच के प्रबन्ध में 
मध्यम माग का अश्रवलम्बन किया | उसकी इच्छा थी कि अँगरेज़ी चच 


२ इंगलेंड का इतिह[स 


समस्त जाति का चच हो जाय, जिसमें सब्र ।वचारों के मनुष्य मिल सके | 
वह चाहती थी कक मेरे राज्य में, जहाँ तक हो सके, किसी के धामिक 
विश्वास के लिए दंड न दिया जाय । केवल पदाधिकारियों के ही उसका 
“मुख्यता का राजनियम” मानने की शपथ खानी पड़ती थी। यदि वे 
शपथ न खाते थे तो इनकी पद न दिया जाता था परन्तु इसके 
अतिरिक्त उन पर और कोई अत्याचार नहीं किया जाता था | सावंजनिक 
गिरजों में तो सबके नियत की हुई प्राथना-पुस्तक का ही व्यवहार करना 
पड़ता था. परन्तु अपने घरो म॑ सबके स्वतन्त्रता थी कि जिस प्रकार 
चाहें, प्राथना किया कर । राज्य को झ्ोर से केवल इतनी समझता थी कि 
जो लोग सावजनिक गिरजाघरों में उपस्थित न होते थे, उन्हें कुछ थोड़ा- 
सा जुर्माना देना पड़ता था । अन्य धर्मावलम्बी जब तक शातिपृवक रहते 
थे, तब तक एलिज़ेबेथ उनसे कुछ न बोलती थी | पर वह यह सहन नहं। 
कर सकती थी कि उसके चच-प्रतबन्ध के विरुद्ध किसी प्रकार का आन्‍्दो 
लन हो । उसने एक “घामिक न्यायालय” (छ॥ (00॥890॥ 
00प्रा५) बनाया, जिसमें ऐस मनुष्यों के दड दिया जाता था जां 
अगरेज़ी चचे के विरुद्ध प्रचार करते थे। यदि हम रानी मेरी के शहीद 
का ध्यान करे, तो हम समझ सकेंगे के एलिज़बेथ की धामिक नीति 
कितनी उदार थी । 

प्योरिटन दल (0प५॥879)--इँगलेड में कुछ लेाग जनेवा के 
धमं-सुधारक महात्मा कैल्विन के भी अनुयायी थे। उनके विचार बड़े 
स्वतंत्र थे । वे लाग उपासना में बहुत-सी रीतियों और बिधियों के बखेड़े 
पसन्द नहीं करते थे । उनका मत था कक उपासना बिलकुल सीधे-सादे 
ढेंग से होनी चाहिए. ओर उसमें बहुत-से आडम्बरों की कोई ग्रावश्यकता 
नहीं है । किसी नियत प्राथना-पुस्तक के भी वे आवश्यक नहों समभते 
थे और वे पादरियों के विशेष प्रकार के वस्र पहनने के भी पक्ष में न थे । 
आचार की ओर उनका बहुत ध्यान था ओर साधारण मनेविनाद ताश, 
शतरंज, बाजे आ्रादि के भी वे लोग अच्छी दृष्टि से नहीं देख़ते थे | 


रानी एलिज़ेबेथ तथा गअ्रेंगरेज़ी चर्च ३ 


उनका कहना था कि हमारा उद्दश्य चच के पवित्र बनाना है। ओर 
इसी लिए वे लोग प्येरिटन (?प78॥9) श्रर्थात्‌ “पवित्रता-प्रचारक”? 
के नांम से प्रसिद्ध हैं | इनको प्रोटेस्टेंट दल की ही एक शाखा समझना 
चाहिए: परन्तु स्मरण रहे कि इनके और माटिन लूथर के सिद्धान्तों में 
बहुत कुछ भेद ६ 

इंगलेंड के प्योरियन एलिज़ेबेथ के चच्च-सम्बन्धी प्रबन्ध से सन्तुष्ट 
न थे और वे “धमं-सुधार' ((२०/०००७४०॥) की लहर का और 
आगे बढ़ा ले जाना चाहते थे। परन्तु एलिज़ेबेथ उनके विचारों से 
सहमत न थी । वह प्यारिटन दल के अंगरेज़ी चर्च का उतना ही शत 
समभती थी जितना कि रोमन कैथेलिक दल केा। सब पादरियों के 
उपासना के समय विशेष कार के वस्त्र पहनने पड़ते थे | प्याोरिटन 
पादरी ऐसा करना आवश्यक नहीं समझते थे; ओर इसलिए एलिज़ेबेथ 
ने उन्हें निकाल बाहर किया था । प्येरिटन दलवाले अ्रेंगरेज़ी चच से 
प्रथक्‌ हो गये; और यही लोग आगे चलकर नानकन्फ़मिंदस (०॥- 
(०0गा0०िया॥889) और डिसेंटस ()89070978) श्रर्थांत्‌ “देश के 
ध्थापित चच के विरोधी” कहलाये | 

कैथोलिक मत के थपुनरुद्धार को लहर ([फ0 0000० 
(७(७०७॥७॥४0॥)-प्रोटेश्टेंट मत के चार से रोमन चच की संस्था 
के दोष यारप भर के लोगों पर प्रकट हो गये। अब पोप के अपनी 
स्थिति सेभालने की फ़िक्र पड़ी रोमन च्चो के दोषों में कुछ सुधार 
कया गया; और कैथेलिक मत के पुनः चार के लिए. एक जेसुइट 
संघ (07067 ०0 ॥॥6 वे65ग्रा।9) की स्थापना की गई। जेसुइट 
दल ने समस्त यारप में जाकर बढ़े ज़ोर से केथालिक मत का प्रचार 
शुरू |कया ओर “घमं-सुधार” की बढ़ती हुई लद्दर के रोकने का यथा- 
शक्ति प्रयत्न किया । 

ईसाइयों के सनातन घमगुरु (8फापाए्॥ 7००७०) का न 
मानने के अपराध में पोप ने एलिज़ेबेथ के ईसाई-मत से पतित घोषित 


'ड४ इगलंड का इतिहास 


कर दिया और इंगलेँड के कैथे।लका से कह दिया कि एलिज़ंबेथ के 
विरुद्ध, विद्रोह करने में केई पाप नहीं है । थोड़े हो दिना बाद जेसुइट 
दल इंगलंड में आ पहुँचा। उसके प्रचार का यह परिणाम हुआ कि 
रानी के विरुद्ध विद्राह करने के (लए जनता में उत्तेजना फैलने लगी। 
ऐसी अवस्था में एलिज़वेथ के कढ़ ।नयमा का प्रयाग करना पड़ा और 
जेसुइट दल बुरी तरह इगलड से निकाला गया। एंॉलज़ेबथ के 


राजत्वकाल में केवल यही एक समय ऐसा है जब कक रानी का अपने 
सिंहासन तथा जीवन की रह, के लिए धार्मिक क्षेत्र मं कड़े दड देने के 


लिए. बाध्य होना पडा था । 
मु ख्य-मुख्य तिंंथयां 
सन्‌ १४प८ -एलिज़ेवेथ का राज्यामिषेक | 
५५९- एलिज़ेबेथ का “मुख्यता का राज-नियम” तथा “एक' 
रूपता का राज-नियम? ([॥798|)0।॥?५ “७०6६६ 
एी 9फ्ाशा।8९ए ॥४॥व१ एप) | 
» १४८०--जेसुइट दल का इंगलेंड में आना । 


99 


नवाँ परिच्छेद 
एलिउ.बेथ तथा स्कॉटलेंड को रानी पेरी 


हेनरी अष्टम ओर स्कॉटलेंड--हम पहले कह आये हैं कि हेनरी 
पप्तम ने अपनी पुत्री मार्ग र्ट का ववबाह स्कॉटलेड के राजा जेम्स चतुर्थ 
के साथ ककथा था | इससे यह आशा की जाती थी कि इंगलेंड और 
ल्‍कॉटलेैंड में परस्त्र मेल हो जायगा । परन्तु ऐसा न हुआ और स्कॉटलेंड 
बराबर फ्रात का ही साथ देता रद्दा। जब हेनरो अ्रष्टम का फ्रांस के साथ 
युद्ध ढना हुआ था, तब जेम्स चतुर्थ ने इंगलेंड पर आक्रमण किया; 
परन्तु फ़्लॉडन क्षेत्र ([॥000७॥ ि९।0३) के युद्ध में वह मारा गया। 
जेम्स पच्रम भी फ्रास के है मित्र समभता था; अश्रतः उसने भी इँगलेंड 
पर आक्रमण किया । परन्तु वह भी सोलवे मास (७0)७७ए 089) के 
युद्ध में पराध्त हुआ और कुछ दिनो बाद उसको मृत्यु हो गई ' 

मेरो सटुअट का आरम्मिक जांवन--जेम्स पत्रम की झूत्यु 
हवेने पर उसकी पुत्री मेरी स्ठुअट (१७7४ ७|ए४।॥४) स्कॉटलैंड की 
रानी हुई। मेरी उस समय दूध पीती बालिका थी । ऐसी अवस्था में 
उसकी माता उसकी सरक्षक होकर राज्य का प्रबन्ध करने लगी। हम 
पहले बतला चुके हैं कि समरसेट ने एडवड पष्ठ का विवाह मेरा स्टुअट 
से कराना चाह्दा था; परन्तु स्कॉय्लेडवाले ने इसे पसन्द न किया। 
मेरी फ्रांस भेज दी गई और वहाँ के राजकुमार के साथ उसका विवाह 
निश्चित हो गया । मेरी का पालन-पाषण फ्रास में ही हुआ और वहाँ 
रहकर वह पक्की केथे।'लक हे। गई | 

शपू 
छू 48 


४६ हंगलेंड का इतिहास 


सकॉटलेंड के धमे-सुधार म ए/.लजबथ को सहायता- स्कॉटलैंड 
में “घम सुधार” का प्रचार कैलविन के शप्य जान नॉक्स (0) 
[ए॥05४) के द्वारा हुआ। मेरा की माता ने “धम-सुघार” की लहर 
के बहुत राकना चाहा । नये धम के कई अनुयायी जलाये भी गये; 
परन्तु देश में बराबर उसको उन्नत होती गई । बहुत-स लाडों ने नॉक्स 
का साथ दिया और स्काटलेंड में नये मत के लार्डा का एक सतृह 
(].,07'098 0 0 (/0॥7॥'07४0॥) तंयार है गया। अब मेरी का 
पति फ्रांस का राजा हो गया था; और उसने स्कांटलेंड में “घम सुधार” 
के दबाने के लिए फ्रांसीसी सेना भेजी | इस शआआार्यात्त के समय में स्कॉट- 
लैंड के नये मत के लाडों ने एलिज़ेबेथ से सहायता माँगी। एहलिज़ेबेथ 
ने पहले स्कटलेंब्बालों के। उनकी सरकार के विरुद्ध सहायता देने में 
कुछ श्रागा-पीछा कया; परन्तु अन्त में कुछु सोच समककर उसने एक 
आ्ंगगेज़ी सना के, स्कॉटलड के लार्डो की सहायता के लिए, भेज दिया। 
फ्रांसीसी सेना लीथ (,0॥0॥) नामक ध्थान में परास्त हुई और सन्‌ 
१५६० में ए/|डनबरा ([80॥॥|प9%) की स॑न्ध के अनुसार फ्रांसीसियी 
के स्कॉटलैंड से लौट जाना पड़ा | इसी समय मेरी की माता की, जा 
झ्ब तक सरद्षक होकर स्कॉटलेड का राज्य-प्रवन्ध कर +हां थी, म्र॒त्यु हं 
गई | ऐसी अवस्था में स्कॉटलेंड के लादे की एक मंडली के देश का 
शासन सॉपकर अ्रंगरंज़ी सेना भी स्कॉटलेड से लोट आई | स्कोटलेड 
के ला ने फ़ोरन्‌ केलावन के सिद्धान्तो के अनुसार सकॉय्लेंट के चच 
का नये ढंग से प्रबन्ध कया | इस नये चच में नियत किये हुए पादरियों 
के स्थान पर एक चुना हुआ मन्त्र-मंडल कार्य करता था; और इस 
प्रकार स्कॉटलेंड का चर्च प्रसांबटोरयन (090 9॥७॥५७॥) श्रर्थात्‌ 
“मंत्रियों द्वारा संचालित” हो गया । 

एलिज़ेबेध की नीति स्कॉय्लेंड के प्रति पूणतया सफल रही। 
अब स्कॉटलड के राज्य में फ्रांस का बिलकुल हस्तक्षेत न हे सकता था। 
स्कॉय्लेंड को शासक-मंडली से एलिज़ेबेथ का बराबर मेल बना रहा। 


एलिज़ेबेथ तथा स्कॉटलेंड की रानी मेरी ४७ 


चचं-सुधार में सहायता देने के कारण स्कॉटलेंड की जनता भी सदा 
एलिज़ेबेथ का उपकार मानती रही। अब इंगलंड के स्कॉटलेड की 
ओर से भय न रहा ओर दाना की पुरानी शत्रुता भी इस प्रकार धीरे 
धीरे कम होने लगी । 

रानी मेरी स्टुअट तथा लांड डान ले--मेरी स्टुअटे के पति 
फ्रांस के राजा फ्रांसिस द्वितीय का सन्‌ १४६१ में देहान्त हो गया । मेरी 
के काई सनन्‍्तान न था, इसलिए अब उसे स्कॉटलेंड लोठ आना पड़ा । 
मेरी पक्की कैयालिक थी; और उधर स्कॉटलैंड में प्रेसबटेरियन चर्च 
स्थापित हो गया था। इस कारण प्रजा की मेरी के प्रति ह्ादिक 
सहानुभुत कभी न हो सकती थी। “धम सुधार” के साधारण प्रचारक 
भी रानी के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने में अपना गौरव 
समभते थे | अपनी स्थित के हृढ़ करने के लिए मेरी ने अब अपने 
चचेरे भाई लाड डान ले (,0/0 [)क0ा| 6४) से विवाह किया। 
कुछ दिनों तक दोनों का विवाहित जीवन सुख से व्यतीत हुआ; परन्तु 
धीरे-धीरे मेरी के। अपने नये पति के दुगुण दिखाई देने लगे। इधर 
डान ले के भी अपनी पत्नी के सदाचार के विषय में कुछ सन्देह हेने 
लगा और दानों का एक साथ रहना असम्भव हो गया। इसी बीच में 
मेरी अल आफ़ बाथवेल ([ऐन्‍व] 00 00ए०७। |) पर मोहित द्दो 

और डान्‌ ले से छुटकारा पाने के उपाय सोचे जाने लगे । थोड़े ही 
दिनों में एडिनबरा से कुछ दूर कक्रेफ़ील्ड (॥%-0+नी0॥0) नामक 
स्थान में डानू ले का मकान बारूद से उड़ा दिया गया और उसकी लाश 
लोगों के बाहर के बाग में पड़ी हुई मिली । 

मेरी का राज्यच्यत हाना--साधारण जनता का यही अनुमान 
हुआ कि यह सब षड़्यंत्र बाथवेल का रचा हुआ है ओर इसमें रानी 
की भी कुछ सहायता रही होगी | जब मेरी ने बाथवेल से विवाह कर 
लिया, तब तो जल्लागां के यह निश्चय ही हा गया ।क अवश्य इन दोनों ने 
ही मिलकर डान्‌ ले के प्राण लिये हैं । जब देश में यह ख़बर फैली, तब 


प्र इगलंड का इ।तहास 


सारा स्कॉटलैंड इस पापी रानी के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ और एक बहुत 
बड़ा विद्रंह आरम्म हुआ परिणाम यह हुआ कि मेरा राज्यच्युत को 
गई और उसका पुत्र जेम्स पष्ठ (58॥॥09 ५४4) के नाम से राजासहासन 
पर ब्रैठाया गया। जेम्स का जन्म उसके पिता डान ले को हत्या से 
थेड़े दिन पहले हुआ था और इस समय वह बलकुल बच्चा था। 
ऐसी अवस्था में मेरी के सीतले भाई अल आफ़ मरे (०8 ० 
08४) के, “सरक्षक” ।नयत करके, राज्य-प्रअन्ध सोपा गया । 
मेरी का भागकर इंगलड पहुँचना--एक वष तक मेरी लाक 

लेबन ६ग (],0९॥।|०४९॥ (१४४॥।७) में क़ैद रहो । वहाँ उसने जेलर 





मेरी क्‍्रीन ऑफ स्कॉटस 


के मिला लिया | दुग का तालिया चुराई गई और मेरी बनन्‍्दीण्ह से 
निकल भागी । अब उसने ध्कॉटलेंड में उपद्रव मचाना चाहा: परन्तु 
इसमें उसे सफलता नहीं हई | अन्त में वह निराश हो गई और भाग 


एलिज़ेबेथ तथा स्कॉटलेंड की रानी मेरी ४६ 


कर इँ/लैंड आई। यहाँ उस एलिज़ेबेथ की शरण लेनी पड़ी। 
एलिज़बेथ उसे प्रिलकुल सहायता नहीं देना चाहती थी; इसलिए, उसने 
यह बहाना किया कि पहले मेरी अपने निर्दोष होने का प्रमाण दे | 
इसको जांच के लिए एक कमीशन बेठाया गया; परन्तु वह कमीशन 
कुछ निर्णय न कर सका और मेरी के बराबर इंगलेंड के एक दुग में 
कद रहना पड़ा । 

एलिजेबेथ के विरुद्ध पडयत्र और मेरी का प्राण-दंड-- ईंग- 
लैंड में मेरी के रहने से अंगरज़ी केथालिका का साहस कुछ बढ़ गया। 
हेनरो अ्रष्ट और एना बालीन का विवाह पोष,की आज्ञा के विरुद्ध 
हाने के कारण केथालिक उसे वांध विहित नहीं समझते थे; ओर 
इसलिए एनी बालोन का पुत्री एलिज्ञंबेथ के भी वे राजसिहासन की 
उत्तराधिकान्णी नहीं मानते थे। मेरो हेनरो अष्टम की बड़ी बह 
मा+ रठ को पोती थी; और इसलए एलिज़ेबेय के छोड़कर वही ट्यूडर 
सिहासन की अ्रधिकारिणी हाती थी। अ्रंगरेज़ी केथोलिकों की अब यह 
इच्छा हुई कि एलिज़वेथ के मारकर मेरी के इंगलेंड की रानी नाना 
चाहए | इस उदृंश्य की पूत्ति के लिए बहुत से षड़यंत्र रचे गये। 
परन्तु एलिज़बेथ का गुमचर-विभाग ऐसी निपुणता से काय्य करता या 
कि केथे।लिकां का केाई उपाय सफल न हो सका ! यह वहीं समय था 
जब कि पाप ने ए,लजंबथ के ईसाई-मत से पतित घोषित कर [दया था 
ओर जेसुइट दलवाले देश भर म॑ यह कहते फिरते थे कि एलिज़ेबेथ 
के विरुद्ध विद्राह करना घामिक कतव्य हैं । एलिज़ब्रेथ की स्थिति बहुत 
अ्.्थर और डाँवाडेलल थी । परन्तु अँगरेज़ी जनता ने उसका राथ 
दिया; और सबने इस आशथ के एक प्रतिज्ञातत्र (8070 ० 
॥8580८४60॥) पर हृश्ताक्षर किये कि हम लोग तन, मन, धन से 
रानी की रक्षा करगे। अन्त में एलिज़ंत्रेथ के विरुद्ध एक ऐसे षडयंत्र 
का पता लगा, जित्षमे स्वयं मेरी स्टर॒अंट भी बहुत कुछ सम्मिलित थी । 
यह सुनकर एलिज़ेबेथ के क्राध की सीमा न रही। मेरी स्टुअट पर 





| वध 


न्क्र 


नै 


रानी मेर 


हप हर 
०... 
7 
८ 2 
5 
धिईट 
> धिज , 
छः 
ब्" “४ 
>> ह 
5० मे 
का छठ 
मनन 
(४ पड 
ता पुर 
छ्ि 5 
१५७४ 
6 7 
लि 
था फ्िः शा 
ण्ि 
ज्न्पि 
कम घ 
पता 
छ्वट 
ए ॥& 
जि ०/- 
जि शणटि 
च् 
| थे 
प्र 


ग्र्भि 


एलिज़ेबेथ तथा स्कॉटलेंड की रानी मेरी हे 


मेरी के प्राशदंड दिया ओर सन्‌ १ध८७ भें स्कॉटलेंड की सुन्दर रानी 
निहत होकर परलोक तसिधारी। मेरी के प्राणदह के पश्चात्‌ अब 
राजसंहासन के लिए कंगड़ा करनेवाला कोई न रह गया और 
एलिज़बेथ के पडयन्त्रों के भय से छुटकारा मिल गया । 
मुख्य-मख्य तिथियाँ 

सन्‌ १५१३- फ़्लॉडन क्षेत्र का युद्ध । 

9» १४४२--सॉवले मास का युद्ध * 

» १४६०-लीथ का युद्ध तथा ए|डनबरा की सन्धि | 

» १५६१--मेरी का फ्रांस से लाटकर स्कॉटलेंड आना । 

५ १४६४- मेरी का डान ले से विवाह । 

७ १५६८ >गेरी का भागकर इगलेड आना । 

9 ८७ -भेरों का प्रागदंद 


दसवाँ परिच्छेद 
एलिज़ेबेय तथु। अगरेज़ो ना-शक्ति को नोंव 


एलिजेबेथ के समय में समुद्र-यात्रा--अब तक योरप में स्पेन 

और पुतगालवाले ही बड़ी बड़ो समुद्र-यात्राय किया करते थे | केलम्बस 
के, जिसने अमेरिका का पा लगाया था, स्पेन के राजा ने ख़च दिया 
था; और वास्‍के डी गामा, जिसने भारतत्रष का समुद्री मांग ढूँढ़ 
निकाला था, पुतगाल का निव्रार्सी था। पेय ने यह निर्णय कर दिया था 
कि जितने नये उयनित्रेशा स्थापित किये जायें, उनमें से पूर्वीय उपनिवेश 
छुत्-_प"्३]++] इतगाल के अधीन और पश्चि- 
33220 मीय उपनिवेश स्पेन के अधीन 

हों । “घमसुधार? के आनन्‍्दो- 
लन के पश्चात्‌ ईंगलेड-निवासी 
भला पाप की आज्ञा को 
क्या परवाह करते ! पुतगाल 
झोर स्पेन का नये देशों के 
व्यापार से धनी होते देखकर 
श्रेंगरेज़ लेग भी समुद्र-यात्रा 
में अग्रसर हुए। जॉन केबट 
(००॥॥ (0७000) ने हेनरी 
8 0 0 सम्मम ही के राजत्वकाल में 
सर वाल्टर रेल लैब्रेडर और न्यूफ़ाउंडलैंड 

का पता लगा लिया था। एलिज़ेवेथ के राजत्वकाल में आर्टिक 
महासागर से द्वोकर चीन का माग दुूंढ़ निकालने का प्रयक्ञ किया 

हक 





एलिज़ेबेथ तथा अगरेज़ी नौ-शक्ति की नींव भर 


गया | यह प्रयत्न सफल नहीं हुआ; परन्तु इस सिलसिले में रिचर्ड 
चांसलर (60080 (0॥8766॥|॥0/) केा श्वेत सागर (ए॥६७ 
809) का पता लग गया और इस मार्ग से उत्तरी रूस से व्यापार 
होने लगा। हॉकिन्स ([७छाद्र78) अ्रक्रिका के हबशियों के पकड़- 
कर अमेरिका ले जाकर बेचने लगा। अमेरिका के उपनिवेशों में मज़दूरों 
की बहुत आवश्यकता थी; इस कारण स्पेनवाले हबशियां के ख़रीद 
लेते थे। वाल्टर रेले (५७।॥॥6७ रिक्तांशं2॥) ने अमेरिका से आलू 
श्र तम्बाकू लाकर येएरप में उनका प्रचार क4। | ये दोनों वस्तुएँ 





सर फ्रासिस ड्रक 
यारप के लिए बिलकुल नई था और वहीं से फिर समस्त मूमणडल में 
फेलीं | रेले ने अमेरिका में प्रथम शअ्रेंगरेज़ी उपनिवेश की स्थापना की 


पूछ इंगलेंड का इतिहास 


झौर उसका नाम वर्जीनिया (ए्ट0॥9) श्रथात्‌ “कुमारी रानी 
एलिज़ेबेथ की मृमि” रखा। हॉकिन्स का सम्बन्धी ड्रेक (|)/8|7७) 
हन सबसे बढ़कर रहा | वह पहला श्रंगरेज़ था जिसने पैसफ़िक 
था प्रशान्त महासागर पार किया। तीन वंष की कठिन समुद्र-यात्रा 
करके उसने दुनिया के चारों ओर चक्कर लगाया ओर बहुत-सा 
घन लेकर वह कुशल-पूर्वक इंगलेंड लोट आया । एलिज़ेबेथ ने उसकी 
भूमंडल की समुद्र-यात्रा की सफलता का समाचार सुनकर उसे नाइट 
(ए॥2॥॥) की उपाधि दी | 
म्पेन और इंगलड में युद्ध का प्रारम्भ--सन्‌ १४८० में स्पेन 
ओर पुर्तगाल के राजसिहासन मिल जाने के कारण स्पेन के राजा फ़ॉलिप 
द्वितीय ((१॥॥॥9 |!) की शक्ति बहुत बढ़ गईं; क्‍योंकि अब पूर्वीय 
“चू और परश्चिमीय व्यापार दोनो 
उसके हाथ में आ गये । फ़िलप 
इंगलेड के साथ भूगड़ा करने 
से हिचकता था। उसे भय 
था कि कहीं इंगलेंड और फ्रांस 
मिलकर स्पेन पर श्राक्रमश न 
कर दें | परन्तु अपनी शक्ति बढ़ 
जाने से उसका भय कम हो 
गया ओर उसने इंगलेंड के 
कैथेविकों के एलिज़ेबथ के 
बिरुद्ध उत्तेजित करना आरम्म 
सर फ़ालप [सड़नी किया । एलिज़बथ ने भी 
इसका उचित बदला लिया; ओर फ़िलिप के विरुद्ध नीदरलंड के प्रोठे- 
स्टटों के पूरी सहायता पहुँचाई । नीदरलेंड अब तक स्पेन के ग्रधीन 
था; परन्तु वहाँ के निवासी कैथ्ीलिक राजा क़िलिप के विरुद्ध उठ खड़े 
हुए ये और उन्होंने अपने देश में एक स्वतन्त्र प्रजानन्‍्त्र राज्य स्थापित 





हक 


॥ नो शक्ति की नींव 


रेंज 


22 है! 


एलिज़बेथ तथा 


(25[07-%2 79 99] [५ [2०।2|४ [॥2|9] 


4कक ५4०4: 7००---“ कस 2 2 ब॑णनाकाए फर्म ऊ "प। +च४ :क/बउमंकमट ् पर 
+९ के श0 हम अप]अ९>०+ ६7 /९$ <689७2५ #4+/99- प३म०्.. *२५ इक्चुदीडक | अपन आओ "३ हम * 
3 अकरा०>-+क++- | हफ-ध 2 प कीय शा >पर फल्‍ सका उसंधाकीलूब क, १४२७४ इक के 


«३:४२: घ४ूव ४ हक. _ 


न ् 


रन का व क 
+ $८ 7 7, [+ 





प६ इंगलेंड का इतिहास 


कर लिया था| एलिज़ेबेथ ने अपने प्रेम-पात्र रॉबट डडले, अल आफ़ 
लीसेस्टर ((३०0७४७ प06॥695,. दिक्काप ता 6९७४८) को 
नोदरलेंड भेजा | डडले योग्य पुरुष न था, इसलिए उसको अधिक 
सफलता न हुई | परन्तु अँगरेज़ों की सहायता से नीदरलेंड के निवा- 
सियों का साहस बहुत बढ़ गया। डडले का भतीजा सर फ़िलिप 
सिडनी (57 शा 89४9709), जो बहुत अच्छा कवि भी था, 
नीदरलेंड में मारा गया । 

अब एलिज़ेबेथ ने अँगरेज़ी समुद्र-यात्रियों के मड़काया और उनसे 
कहां कि तुम लेग, जहाँ अ्रव।र पाआ, स्पेन के जहाज़ों का लूट ले। 
ड्रेंक आदि बड़े साहसी समुद्र-यात्री थे। उन्होंने स्पेतवालों की नाक में 
दम कर दिया | जब स्पेन के जहाज़ अमेरिका से घन लेकर लौटते थे, 
तब रास्ते में ये लाग उनको लूट लेते थे। बहुत-में अगर्ज़ी मल्नाहो ने 
ध्पेन के जहाज़ों के लूट्ना ही अपना पेशा बना लिया। इस प्रकार 
उन्हें घन भी खूब मिल जाता था; ओर साथ ही प्रोटेम्टंट अ्रंगरेज़, 
धामिक दृष्टि से, कैथोलिक स्पेनियों के लुटना-मारना अपना कतव्य भा 
समभते थे | इन अरगरज़ो समुद्रा डाकुश्रो (5९४-ँ०६४) से स्पेनवाल 
बहुत तंग आ गये आर बदला लेने के अवसर को प्रतीक्षा करने लगे । 

आमेडा ([॥९ ॥।॥॥809)-ऐसी अत्रस्था में स्पेन का राजा 
फ़िलिप द्वितीय एक भारी जहाज़ी बेड़ा लेकर इंगलेड पर आक्रमण 
करने की तरकीब सेाचने लगा । (पेन की भाषा में भारी जहाज़ी बेड़े 
के श्रामेंडा (07809) कहते हैं। कैडिज़ के बन्द्रगाह में इसके लिए 
तेयारी हो ही रही थी कि ड्रंक के इसकी ख़बर लग गई । उसने वहाँ 
पहुँच कर बहुत-से स्पेन के जहाज़ो में आग लगा दो ओर इंगलेड लौटने 
पर बड़े गव से कहा कि “मैं स्पेन के राजा को दाढ़ी जला आया हूँ? । 
इस प्रकार आममेडा की तेयारी कुछ दिनों के लिए स्थगित हो गई | परन्तु 
स्पेनवाले बड़े साहसी थे | दूसरे साल फर पूरी तेयारो करके आमेंडा 
इंगलेंड पर आक्रमण करने के लिए रवाना हुआ | उसमें १३० जहाज़ 


एलिज़बेय तथा अ्रँंगरेज़ी नौ-शक्ति की नींव पूछ 


और १६०० याडा थे; और उनका अ्रफ़्सर मेंडिना सडे।नया (४७१॥॥७ 
उांतणा4) था । फिलिप ने घोपण। की थी के हमारे आक्रमण का 
उद्द श्य केथोलिक मत की रक्षा करना है; और इसलिए, उसे आशा थी 
कि आमेंडा के इंगलेंड के तट पर पहुँचत ही अ्रंगरज़ी केंथोलिक स्पेनियों 
से आ मिलेंगे । ऐसी विकट परिस्थात में एलिज़ेबेथ ने बड़े घैय श्रौर 
बुद्धिमत्ता से काम लिया। उसने लॉड हॉवड (॥,0/0 प्0०ज्त0) 
तामक एक क्रैथोलक अफसर के अंगरज़ी बेढ़े का कप्तान नियत किया, 
जिसमें इंगलेंड की जनता पर यह्द प्रभाव पढ़े कि यह कैथोलिकों और 
प्रोटेस्टटों का धामिक युद्ध न्ीं हे। अब इसका रूप अ्रंगरंज़ों और 
स्पेनियों के जातीय युद्ध का हा गया श्र समस्त अंगरेज़ो ने, धामिक 
विश्वास का चार छेइकर, अपनी रानी का साथ [दया। 

आर्भेडा की पराजय अ्रंगरेज़ी बेढ़े में हाॉवड के अतिरक्त 
इंगलैंड के बख्यात समुद्र-यात्री ड्रेक, हॉकिन्स और रेले भी थे | जब 
आ्मेंडा दखाई पड़ा, तब अ्रंगग्ज़ी कश्तन बेठे हुए खेल से दिल बहला 
रहे थे | स्पेन के बेड़े के दखकर वे ज़रा भी न डरे। ड्रेक बाला-- 
“जल्दी क्‍या है ! अपना खेल समाप्त करके भी हम स्पेनियों के परास्त 
कर लगे ।” अ्रंगरंज़ों ने श्रार्मंहा का आ्रागे बढ़ जाने दिया और तब पीछे 
से उस पर आक्रमण किया । उस समय उत्तरो हवा चल रही थी; इस 
कारण स्पेन के जहाज़ इंग्लिश चनेल ([0॥९॥9॥ (0॥क॥6)) में न 
ठहर सके | अवसर पाकर अगरेज़ों ने दुश्मन के कुछ जहाज़ों में आग 
लगा दी । श्रव सफलता की आशा छेड़कर स्पेनवाले भाग चले | उन्हें 
स्कॉटलेंड का चक्कर लगाकर लोटना पड़ा। राध्ते में उनके बहुत-से 
जहाज़ तबाह हा गय | बहुत ही थाड़े-से जहाज़ स्पेन वापस पहुँच सके | 
वहाँ फ़िलिप ने यह कहकर अपने कप्तानों को ढाढस दिलाया-- ““ैंने 
तुम्हें मनुष्यों से युद्ध करने के लिए. भेजा था, समुद्री तूफ़ान से नहीं ।” 
एलिज़ेबेथ का भों यही विचार था कि स्पेनियों की पराजय हवा का रुज़ 
उनके विरुद्ध हो जाने के कारण हुई; ओर इसी लिए उसने अपनी 


धूच्ट इंगलेंड का इतिहास 


बिजय के स्मारक चिह में यह लिखाया--“ईश्वर ने हवा चलाई और 
दुश्मनों के भागना पढ़ा ।? परन्तु यदि हवा विरुद्ध न भी होती, ते 
भी ध्पेनियों का सफल-मनेारथ होना कठिन ही था । श्रामेंडा की पराजय 
का मुख्य कारण यद्द था कि उसके जहाज़ बहुत बड़े थे और इसलिए वे 
शीघ्र चल नहीं सकते थे | इसके सिवा उनके मल्लाह भी थोड़े थे । 
स्पेन के कप्तान मैडिना [सड!निया के केवल स्थल-युद्ध का ही अनुभव 
था; ओर वह अपने जहाज़ों में अधिकांश ऐसे ही सिपाही भरकर लाया 
था जो केवल स्थल-युद्ध क' सकते थे । उन्हें वह इँगलेंड में उतारकर 
स्थल-युद्ध में अँगरज़ों का परास्त करना चाहता था। परन्तु ड्रेक ऐसे 
दक्ष समुद्र-यात्रियों के होते हुए स्पेनियों का इँंगलैंड में उतरना बहुत 
कठिन था | इस प्रकार फ़िलिप का इँंगलेंड पर आक्रमण करने का 
प्रयज्ष पूर्णतया विफल रहा | 

आरमेंडा की पराजय का परिणाम--अब तक यारप भर में 
स्पेन की ही समुद्री शक्ति सबसे बढ़ी-चढ़ी मानी जाती थी; परन्तु 
ग्रामेंडा की पराजय ने स्पेन का मान भक्ञ कर दिया । अब स्पेनियों के 
एलिज़ेबेथ के विरुद्ध पडयंत्र रचने का साहस न हो सकता था। कैथो- 
लिक मत के भी इससे बड़ा धक्का पहुँचा और श्रब इंगलैंड के प्रोटेस्टट 
च्े के किसी ओर से भी भय न रह गया | आमेंडा पर विजय प्राप्त 
करने से अगरेज़ों की हिम्मत भी खूब बढ़ गई ओर श्रब उन्होंने बेधघड़क 
होकर समुद्र-द्वारा व्यापार करना आरंभ किया। वतमान काल में 
ब्रिटेन की समुद्री शक्ति ही अंगरेज़ जाति के उत्थान का प्रधान कारण 
मानी जाती है। आमेडा पर विजय प्राप्त करने से ही इस समुद्री शाच्त 
की उन्नति का प्रारंभ समझना चाहिए | 

आयरलेंड का स्थूडर राजाओं के अधीन होना--श्रेंगरेज़ी 
राजा हेनरी द्वितीय ([0॥"9 ]) के आयरलेंड के सरदारों ने 
झायरलेंड का स्वामी (,0-0 0/ ]/८)३११) मान लिया था। 
परस्तु अँगरेज़ों का प्रभाव देश के केबल थोड़े से भाग में ही था, जो 


एलिज़ेवेथ तथा शअ्रंगरेज़ी नौ शक्ति की नींव प६ 


श्रैंगगेज़ी प्रान्त ([2॥9॥ 780) कहलाता था। प्रथम ट्यूडर राजा 
हेनरी सप्तम ने एडवर्ड पायनिग्ज़ (40 ए़७'0 20ए॥॥६£8) का 
अपना प्रतिनधि बनाकर आयरलेंड भेजा। उसने वहाँ जाकर आयरलैंड 
की पालिमेंट से दा क़ानून पास कराये। एक का यह श्राशय था कि 
ईँंगलेंड की पालिमेंट के समस्त नियम आयरलैंड में भी माने जायेंगे । 
दूसरे का, जो बहुत दिनों तक “पायनिग्ज़ राजनियम” ([20जए॥8४' 
]09) कहलाता रहा, यह आशय था कि बिना ईइँगलेंड की पालिमेंट 
की स्वीकृति के आयरलंड को पालिमट काई राजनियम पास न कर 
सकेगी । 

आयरलेंड निवासी पक्के केथोलिक थे। इँगलेंड में “घम-सुधार” 
का प्रचार है| जाने के कारण वे अँगरेज़ा के घृणा की दृष्टि से देखने 
लगे | हेनरी अरष्टम के समय में ग्रायरलंड के सरदारों ने [वद्रोह ठान 
दिया; परन्तु वह शीघत्र ही शान्त कर दिया गया और आयरलैंड की 
पालिमेंथ के हेनरी अप्टम के “आयरलेंड का राजा” (लाए ० 
[/0]9॥0) स्वीकृत करना पड़ा । 

अब अँगरेज़ा ने आयरलैंड-निवासियो की भूमि छीनना और वहाँ 
अगरेज़ी उपनिविेश (४6 म्रिप्लीडी ?क्षातक्षात09) स्थापित 
करना आरम्म किया । रानी मेरी तक की, केथ्रेलिक हेने पर भी, 
आयरलेंड की जनता के प्रति बस नाममात्र की ही सहानुभूत थी । 
उसने भी आ्रायरलेंड मे किंग ओर क्वीन काउंठी (राह?४8 ते 
(00९०७॥१४ (2007#69) नामक अँगरेज़ी उपनिवेश स्थापित किये; 
ओर वहाँ अँगरेज़ां के लिए फ़िलिप टाउन और मेरो ठाउन नामक दे 
नगर भी बसा दिये गये । इन अ्रँगरेज़ी उपनिवेशों से आयरलंड-निवा- 
सियें की बड़ी हानि हेतती थो | इस प्रकार उनकी बहुत-सी भूमि उनसे 
छीन ली जाती थी; इसलिए उनका असनन्‍्तोष बढ़ता गया। नब पोष 
ने इंगलंड की रानी एलिज़बेथ के ईसाई-मत से पतित श्रोषित कर 
रखा था, तब आयर त्वंड की क्रैथोलिक जनता ने अपने वेश से अगरगेज़ें 


६० इंगलेंड का इतिहास 


का अधिकार हटाना अपना घामिक कतंव्य समझा। एलिज़ेबेथ के 
शत्रओ्नों ने आयरलेंडवालों के और भी भड़काया | इसका परिणाम यह 
हुआ कि आनील वश के अल ने, जो अब्र तक इंगलेंड से सम्बन्ध के 
पक्ष में था, विद्राह खड़ा कर दिया । 
 एलिज़ेबेथ ने अल आफ़ एसेक्स (० ०0 758९5) के 

आयरलैंड में शासन्त स्थापित करने के लिए भेजा । एसेक्स के अ्रपनी 
ग्रयेग्यता के कारण अपने प्रयल में सफलता न हुई; और रानी की 
आशा के बिना ही वह, आयरलेंड के उसी दशा म॑ छोड़कर, इंगलैंड 
लौट आया । उसे आरा थी कि रानो के क्ृपापात्र हेने के कारण मुझे 
कुछ द६ न मिलेगा; श्रोर इसी लिए वह रास्ते के गन्दे वस्त्र पहने ही 
रानी से मिलने पहुँच गया | एलिज़ेबेथ के। उसकी इस धृष्टता पर बड़ा 
क्राध आया और वह दरबार से निकाल दिया गया। एसैक्त ने विद्रोह 
करने की चेष्टा की. परन्तु वह क़ेद कर ॥लया गया ओर उसे प्राण-दंड 
दिया गया । 

अब एलिज़ेवेध ने, लॉड माउटज्वाय (],0ल्‍0 3०0४7#0०5) के 
आयरलैंड भेजा | उसने आयरलेंड के विद्रोह के शान्त किया; परन्तु 
ऐसा करने में उसे देशवासयें के साथ बहुत कठारता का व्यवहार 
करना पड़ा । परिणाम यह हुआ कि आयरलेंड एलिज़वेथ के अधोन 
तो श्रवश्य हे गया, परन्तु ग्रंगग्ज़ो के प्रति आ्रायरलेंड की जनता कौ 
धुणा और भी बढ़ गई । आगे चलकर हम बतलाबेंगे कि आयरलैंड 
में बहुत दिनों तक बराबर अशान्त और अ्रतन्तेष बना रहा । 

एलिज़ेबेध क (ज्यकाल का गारब-- एॉलज़ेबेथ की गणना 
इगलेंड के प्रासद्ध शासका में है। अपने ४६ वष के शासन में एलिज़ेबेथ 
का बढ़ी-बड़ी आपत्तिया का भामना करना पद; परन्तु अपनी बुद्धिमत्ता 
और पघैय्य के कारण उसके सब कार्यो में सफलता हुईं। एलिज्रंबेथ के 
विरुद्ध जितने पड़यन्त्र रचे गये, वे सब |वफल रहे; और धीरे-धीर देश 
+ मख और शान्ति की स्थापना हई। अरंगरेज़ो चच का उचित प्रबन्ध 


है 
हक पे गन 
९४. ८ 


: पी दर 
अप दीकः ् 


0 


म्स्क 


कु 


द् 


नशा 


० 7 छत 


7 


3८ 








श सवारी 


कृ 


रानी एलिज़ेबेथ 


६२ इंगलेंड का इतिहास 


किया गया, जो श्रव तक बराबर चला आता है। स्कॉटलैंड से प्रीति का 
ब्यवह्ार प्रारम्भ हुआ और आयरलेंड पूर्णतया श्रेंगरेड़ों के श्रधीन हो 
गया । रानी को पर-रा६-नीति भी सफल रही; और फ्रास तथा स्पेन 
जैसे वैरियों के रहते हुए. भी इंगलेंड तीस वष तक बिदेशी युद्ध से बचा 
रहा | अ्रन्त में जब स्पेनवाला ने ग्राक्रमण किया भी तब आर्मेडा की 
पराजय से इँंगलेंड की, प्रतिष्ठा श्रोर अधिक बढ़ गई । 
एलिज्ञंबेथ के समय में देश के घन, व्यापार, ताहित्य श्रांद की 
भी बड़ी उन्नति हुई और इस कारण एलिज़ेबेथ का राज्यकाल इंगलेंड 
के इतिहास में बड़े गौरव का माना जाता है। इस काल की वशेष- 
ताश्नों का उल्लेख श्रगत्ले परिच्छेद में कया जायगा । 
मुख्य-मुख्य तिथियाँ 
सन्‌ १४५७८--ड्रेक का पैसपरि क महासागर पार करना। 
७» ८४ - वर्जीनिया डपानवेश की स्थापना | 
» *प्प--श्रामेंडा की पराजय । 
9 १४९४--- पायनिग्ज राज-नियम”? (0029 7.8७) | 
४ १६४१--दहेनरी अ्रष्टम आायरलेंड का राजा । 
» १५९९--एसेक्स का आयरलैंड जाना । 
9 १६०३--माडटज्वाय का गआयरलंड की जीतना | 
» १९६०३ - रानी एक्ज्वेथ को मृत्यु । 


ग्यारहवाँ परिच्छेद 


ट्यूडर काल में इंगलंड को दशा 
(१) “घमसुधार”” की लहँर 

“घमसुघार” के कारण--ट्यूडर काल की मुख्य घटना देश 
भिन्न प्रकार के धामिक परिवतनों का हाना है। पिछले परिच्छेदों# 
उन सब दोषों का उल्लेख कर चुके हैं जो चौदहवतीं शताब्दी से चर्च के 
प्रबन्ध तथा घामिक सम्धदायों के सचालन में बराबर बढ़ते जा रहे थे। 
जब तक जनता में अशान रहा उस काल तक ता इन सब दोपों की ओर 
लोगों का ध्यान न गया; यहाँ तक कि विकलिफ़ (ए८॥॥०) जैसे 
घमंसुधारकों के उपदेश का भी केई स्थायी परिणाम न हुआ | परन्तु 
सोलहवीं शताब्दी के आरम्मिक काल में विद्यान्नत की लहर फैलने के 
कारण जनता की आँखें खुलीं और जब माटिन लूथर (४कवाका .प- 
6॥070) और जॉन कैलविन (.0॥॥ (१७।९॥॥ ) इत्या द ने धामिक अंध- 
विश्वासों और चच के पदाधिकारियों के पाखंडमय जीवन के विरुद्ध प्रचार 
शुरू किया तो उनके शब्दों का अधिकांश योरप पर जादू की, तरह प्रमाव 
पड़ा | कितने ही योरपीय चर्चो ने रोम के पोप से सम्बन्ध हटा लिया और 
“घमसुधार” (]१0॥0॥7900॥) की लहर बड़े वेग से श्रागे बढ़ने लगी। 

इंगलेंड में “घमेसुधार” के भिन्न-भिन्न रूप--“धमंसुधार” 
की लहर का कुछ दिन तक इँगलैंड में कुछ भी प्रभाव न पड़ा। 
परन्तु जैसा कि हम पाँचव परिच्छेद में बतला आये हैं, हेनरी अ्रष्टम 
का अपनी पत्नी कैथराइन के परित्याग के प्रश्न पर रोम के पोप से 
व्यक्तिगत झगड़ा हा जाने के कारण उसने इंगलेड के चच के पोप की 


342८ 33४ 


अिजननननननना - ७ जकनममाीनिन-ी भी नकन----36-++_टक७५>कक+-नकन-+ ५ नकल 


# देखे पृष्ठ २२। 





६ रे 


द््ड ईगलेंड का इतिहास 


अ्धीनता से निकालकर स्वय अपने को गअ्रंगरेज़ी चच का अ्रधिष्ठाता 
उद्घोषित कर दिया | इस प्रकार इंगलेंड में “घमंसुधार” का थारम्भ 
हुआ और प्रोटेस्टट मत ने श्रेंगरेज़ी चच में प्रवेश किया। परन्तु हेनरी 
ग्रष्टम ने प्रबन्ध के अतिरक्त मूल धामिक सद्धान्तों में के।ई पांरवतन 
न होने दिया ओर इस कारण पाप से सम्बन्ध त्याग हं!ने पर भी 
ख्रंगरेज़ी चच के सद्धरन्त अमी सनातन ही बने रहे । 

एडबडड पष्ठ के राजत्वकाल में उसके दोनों सरक्षकी समसेंट और 
नाथम्बरलेंड ने मुख्य सिद्धान्तों में भी परिवतन कर डाला और इंगलैंड 
के चच का पूणतया प्रोटेध्टट बनाने की चेष्टा की; परन्तु इस परिवतन 
के जनता ने पसन्द न किया । चच-प्रबन्ध में रोम के पोष के स्थान 
पर इंगलेंड के राजा के अधष्ठाता हो जाने से देशवात्षी प्रसन्न हुए थे, 
परन्तु मूल धार्मिक सिद्धान्तों में परिवतेन के नाम स लोग अ्रभी तक 
हिचकते थे | 

इसके पश्चात्‌ जब राना मेरी का राज्य प्रारम्भ हुआ तब उसने 
नये परिवतनों के। एकदम रद कर दिया और बलपूवंक “घमंसुधार”? 
के नये पौदे को इंगलेंड की भूमि से सदा के लिए उखाड़ देना चाहा । 
कुछ काल के लिए अंगरेज़ों चच फिर से कैथालिक हो गया, परन्तु जनता 
का विरोध तथा प्रोटेस्टर्टा की [चताश्रों की आग बराबर बतला रही थी 
कि मेरी का प्रबन्ध उत्तके राजत्वकाल तक ही स्थायी रह सकेगा | 

मेरी की मृत्यु के पश्चात्‌ जब एलिज़बेथ राजसहासन पर आई तो 
उसने चच के प्रश्न का ऐसी बुद्धिमानी से निब्रदारा कर दिया कि जिससे 
“घमंसुधार” के समथक तथा विरोधी दोनों संतुष्ट हो सके. बह उद्‌- 
घे|षित कर दिया गया कि पोप के स्थान पर इंगलेंड के राजा या रानी 
ही चच के अधिष्ठाता हुआ करंगे, प्राथना-पुस्तक में लैटिन के स्थान पर 
देश-भाषा थ्रर्थात्‌ अ्रंगरेज़ी ही का प्रयोग होगा । परन्तु इसके अतिरिक्त 
मूल सिद्धान्तो में केवल साधारण ही परिबतन किये गये, जिससे सनातन- 
धर्मावलाम्बयों के श्रविक विरोध करने का अवसर न रहे। 


ट्यडर काल में इंगलेंड की दशा ६५ 


वर्तमान अंगरेज़ा चच--वतमान थरेंगरेज़ी चच का प्रबन्ध एलिज़ें- 
बेथ के निबटारं ही के अनुभार हाता है | अँगरेज़ी चच ([गाद्धांशा 
(॥पर०७॥) ही इईंगलेंड का जातीय चच माना जाता है और देश के 
प्रतिसिकड़ा ९० मनुष्य इसमें सम्मिलित हैं। अन्य धामिक सम्प्रदायों 
का बिलकुल विनाश नहीं हुआ झ्रौर ग्रागे चलकर भी धामिक विपयों 
पर काफ़ी बखेड़े होते रहे; परन्तु एलिज़ेवेथ के ” समय रो जो अरंगरेज़ी 
चच की पार्ट ([त8॥9॥ (ला रिकवाकए) बना, उसकी इंगलेंड 
में प्रधानता के विषय में कभी सदेह न हो सका । 
इंगलैंड के “घमसुधार” में हेनरो श्रम तथा एलिज़ेबथ दोनों का 
अधिक ध्यान मूल धामक सिद्धान्तो में परिवतन की और इतना न था 
जितना कि एक विदेशी पाप की अथीनता के हटाकर चच के प्रबन्ध में 
स्वाघीनता प्राप्त करने की ओर था। इस प्रकार य्यूडर काल में “घम्म- 
सुधाए? का रूप अधिकतर राजनी,तक रहा और इसी कारण इंगलेैंड 
के “घमसुधार” के इतिद्दासकार “राजयातक घमसुधार? ([20॥60%/ 
]१९(०709॥07) केंहते हैं । 
(२) नरकुश शास्प न 
([607 [2९8])06॥58॥ ) 


डर राज्ञार्आ का पालिमेंट का वश में करना--हम कह 
ग्राये हैं कि पनन्‍्द्रहवीं शताबव्दा तक आते-ञ्राते पालिमंट ने यथेष्ट शां 
प्राप्त कर लो थी | सालहवबी शताब्दी पांलिमेंट के शक्तिहीन हाने का 
काल है । ट्यशर राजा बराबर स्वेच्छाचारा बनने का प्रयत्न करते रहे 
ओर उन्होंने बड़े श्रब्छे ढहग से पालमेंट के अपनी मुगट्री में किया । 
लाड-सभा ([0घ५० ० [,0/09) के सदस्या में मठों के अध्यक्षों 
की यथेष्ट संख्या हती थी; इसलिए मढ। के टूट जाने पर बहुत-सी 
जगहें बाली द् गई । टयूडर राजाओं ने इन जगहों पर नये ज़्मींदारों 
के, जा मठ की भाम मेल लेने से माददार हो गये थे, भर दिया। 


६६ इंगलेंड का इतिहास 


ये नये सदस्य रुदा राजा के पक्ष में रहते थे; और इस प्रकार लाड्सभा 
में राजा के समथकें की यथेष्ट संख्या दी गई । 

लेक-सभा ([008९ 0 (00॥078) भी इसी तरह वश में 
की गई । छेटे-छे!टे ग्रामों के भी लोक-सभा के लिए प्रतिनिघ भेजने 
का अधिकार दे दिया गया। ऐसे छेटे स्थानों के प्रतिनिधि प्रायः 
अनपढ होते थे और सब'अवसरों पर वे राजा के ही पक्ष में अभ्रगना मत 
देते थे। सभा के प्रधान (8007८०/) के भी राजा हाँ नयुक्त करता 
था, ओर उन ददनों इस प्रधान के वतमान काल के प्रधानों से कहीं 
अधिक श्रधकार प्राप्त थे | वद जिस प्रस्ताव के चाहता, उसे रोक 
सकता था; और सभा के कार्यों की सारी बागडार उसी के हाथ में होती 
थी | सालहवीं शताब्दी की पालमेंट के वाद विवाद के विवरणों से पता 
चलता है कि उस काल भं लाक-सभा के प्रधान क द्वारा ट्यूडर 
शजाश्रं के बहुत सहायता मिलती थी । 

पालिमेंट का सबसे बड़ा काम नये राज-करों के लए स्वीकृति 
देना था | टयूडर राजाओं न चच ग्राद की सर्म्पात्त ल्ञेकर राजकाष में 
इतना अधिक धन इकट्ठा कर लिया था कि उन्हें नये राज-कर लगाने 
की बहुत ही कम आवश्यकता पड़ती थी | इसलिए पालिमेंट का अधि 
वेशन भी जल्दी-जल्दोा करने की काई आवश्यकता न हाती थी | 
ट्यूडर काल में पालिगेंट के अधिवेशन बहुत कम होते थे; और इस 
कारण उसके सदस्यों के ग्रावस में मिलने तथा अपनी शक्ति बढ़ाने 
का बहुत कम अ्रवसर मिलता था | 

ट्यूडर निरंकुश शारून --पालिमेंट के प्रत टयूडर राजाओं का 
व्यवहार बड़ी बुद्धिमानी का होता था। राज्य की सारी बागढोर वे स्वय॑ 
अपने हाथ में रखते थे; परन्तु साथ ही यह कभी प्रतीत न होने देते 
थे कि पालिमंट के अधिकारों म॑ काई हस्त त्तैप किया जा रहा है। पालि- 
मेंट की दोनों सभाश्रों में उनके समथकें की यथे"- संख्या थी ही; इस 
कारण वे जो चाइते थे, पालंमेंट ही के द्वारा करा सकते थे । टयूडर 


टयूडर काल में इंगलेंड की दशा (७ 


काल के सब राजनियम पालिमेंट ने ही पास किये थे। परन्तु जब कभी 
श्रावश्यकता होती थी, तब ट्यूडर राजा राजकीय बाषणा (१0ए%॥/ 
]7700|07॥।8000) द्वारा किसी विषय के निणय करने के अधिकार का 
भी उपयेग कर लेते थे | सब्र राज-कर पालिमेंट की ही स्वीकृति से 
लगाये जाते थे, परन्तु टयूडर राजाश्रों ने ऋण (],09॥) और दान 
(80॥6४०।०॥८९) के रूप में राजकेष के लिए धन लेने का अच्छा 
ढंग निकाल रखा था | न्याय यद्यपि देश के क़ानून के अनुसार ही होता 
था, परन्तु फिर भी विशेष प्रकार के श्रपराधियों के दंड देने के लिए 
“नक्षत्रभवन” (809 (20९0) और “घामिक न्यायालय” (पाए) 
(00॥07880॥ (00पा%) स्थापित कर दिये गये थे । 

ट्यूडर राजाओं के स्वेच्छाचारी होने में सुबिधायें---टयूडर 
काल में जनता बहुत सन्तुष्ट थी ओर टयडर राजा स्वेच्छाचारी होने 
पर भी सवोप्रय थे | इसका मुख्य कारण यह था कि उन्होने देश में 
सुख और शान्ति की स्थापना की थी। देशवासी अ्रभी गुलाबों के युद्ध 
(५४४/४ ०/ ॥॥0 0808) की दुघटनाश्रों के न भूले थे; ओर इसालए 
ऐसे राजवश के प्रति, जिसके द्वारा एक घोर अ्रनथ के काल के 
पश्चात्‌ शान्ति स्थापित हुई, जनता की हादिक सहानुभूति का होना 
स्वाभाविक ही था। उस समय देश में याग्य स्वेच्छाचारी राजाश्रों की 
आवश्यकता भी थी | बिना प्रबल शासन के पन्द्रहवीं शताब्दी की 
बिगड़ी हुई सामाजिक दशा में सुधार होना सवथा असम्भव था । 

मध्यकाल में राजशाक्ति कम करने का काय बड़े भूमिपतियों के ही 
द्वारा हुआ था; परन्तु गुलाबों के युद्ध में भूमिपतियां के बहुत-से वंश 
बरबाद हो गये थे; और इस कारण राजाश्रों की शांक्त के रोकने का 
अब केाई उपाय न रह गया। भमिपतियों के नये वंश, जे मढों 
की भाम प्राप्त करके धनिक हुए थे, प्रायः राजा के ही बनाये और 
बढ़ाये हुए थे; और इसलिए, वे अधिकतर राजशक्ति के ही समर्थक 
होते थे। 


ध्पर हइंलेंड का इतिहास 


राजा की शक्ति पर भू मपतियों के अतिरिच चच का भी कुछ दबाव 
रहता था। परन्तु “बमंसुधार? ((०/०७४॥७४0॥) की लहर फैलने 
के कारण चच की ध्थिति मं भारी परिवतन हो गया | इंगलेंड का राजा 
स्वयं देश के चच का प्रधानाध्यज्ष हो गया और अब वही चचच के 
पदाधिकारियों की नियुक्ति भी करने लगा | इस प्रकार राजा पर चच 
का भी कुछ दबाव न रंह गया । 

ग्रागे चलकर हम बतलाथगे कि सन्नहवीं शताब्दी में पालिमेंठ के 
झधिकार बढ़ाने के सम्बन्ध में मध्यम श्रेणो की जनता के द्वारा ही 
विशेष उद्योग और आन्दोलन हुआ; परन्तु ट्यूडर काल में इस श्रेणी 
की उन्नति का प्रारम्ममात्र ही था। सालहवां शताब्दी की व्यापारिक 
उन्नत के द्वारा इस श्रणा का उत्थान हुआ; परन्तु इसकी शराक्त की 
वास्तविक वृद्धि सत्रहवीं शताब्दी में जाकर हुई । 

ख्यडर निरंकुश शासन का प्रभाव-- टयूडर राज्य में शान्ति 
होने के कारण देश के उनल्नांत करने का श्रच्छा अवसर मिला | 
मेरियट (७7700) महोदय 'लखते हैं --“देश का जबगड़ी हुई 
सामाजिक तथा आर्थिक दशा के सुधार का टयूडर |नरकुश शासन ही 
एकमात्र साधन था ।” पालिमेंट की स्थित पर भी इसका अच्छा ही 
प्रभाव पड़ा । <यूडर राजाओं जसे याग्य शातकेा के राज्यकाल प्रें 
पालिमेंट के बहुत कुछ सीखने का अवसर मला । सेलहवीं शताब्दी मर 
तो पालिमेंट अवश्य शक्तिहीन रहा; परन्तु धीरे-धीरे उसकी वास्तविक 
शक्ति की वृद्धि के साधन भी प्रस्तुत होत जा रहे थे | इसके लक्षण रानी 
एलिज़ेबेथ के राज्य-काल के श्रन्तिम वर्षों में दिखाई पड़ने लगे थे । रानी 
अपने कृपापात्रों के पुरस्कार के रूप में किसी वस्तु के व्यापार का एका- 
घिकार (॥०॥०)० ४) दे दिया करती थी। पॉलंमेंट ने इस प्रथा का 
विरोध किया और रानी के सब एकाधिकार हटाने पड़े | अगले राज्यवंश 
के शासनकाल में तो पालिमेंट की शक्ति स्पष्ट रूप मं दिखाई देने 
लगी; और जैसा कि आगे चलकर ब्रतलाया जायगा, सन्नहवीं शताब्दी 


टयूडर काल में इंगलेड की दशा ६९ 


में स्टुअट राजाओं से लड़-फगड़कर पालिमेंट ने बहुत-से अधिकार 
प्राप्त ।कये । 


श्ः 7 


(३) व्यापारिक तथा साहित्यक उन्नति 


समुद्रयात्रायं और व्यापार--ट्यूइर काल में बहुत-से नये- 
नये देशों का शान प्राप्त हुआ । के लम्बस ((१0|प्रा॥।८8) ने अमे- 
रिका ओर वास्कों डा गामा (४७४८० 0७ (+४७॥9,) ने केप शआ्राफ़ गुड 
हेप हे|कर भारतवष के समुद्री राध्ते का पता लगाया । लब्रढर का पता 
लगानेवाले जान केंबट (ज०॥॥। (७७०) श्वेत सागर (५४॥॥॥७ 
8९४) तक पहुँचनेवाले रिचड॑ चांसलर (छल॥ते (॥8॥00) |0/'); 
अफ्रोका से दास व्यापार स्थापत करनवाले हाॉकिन्स ([]& छत ॥8); 
अमेरिका में प्रथम अ्रगग्ज़ा 
उपनिवेश स्था।पत करनेवाले 
वाल्टर रले, (४४॥।६९। [९४|- 
०४॥) और भूमडल का पहले: 
पहल परिक्रमा करनेवाले ड्रक 
([)/807७) का उल्लख हम 
कर ही चुके हैं (दखा प्रृ० 
५२-५३) । इन बड़ी-बड़ी 
क्षमुद्रयात्राओं से, विशेष 
कर आमंडा की पराजय के 
पश्चात्‌, इंगलेंड के व्यापार 
में बहुत उन्नति हुई। अब 
ऑँगरेज़ लेग विदेश जाकर एलिज़ंबेथ के समय को वास्तु-विद्या 
व्याथार करने लगे; और बहुत-सी कम्पनियों को स्थायना हुईं। इनमें 
सबसे मुख्य ईस्ट इंडिया कम्पनी (]789॥ [00॥9 (00॥79॥9) थी; 
जिसने भारतवष में अँगरेज़ी राज्य की स्थापना की | अत तक योर में 





७० इंगलेंड का इतिहास 


एंटवप (8 70७०7) व्यापार का बड़ा केन्द्र माना जाता था; परन्तु 
नीदरलेंड में स्पेनियों का अत्याचार हाने से कारण इस नगर के बहुत 
हानि पहुँची | एंटवर्ष के नष्ट हाने से लन्दन ([,07007) की उन्नति का 
मार्ग खुला ओर धीरे-धीरे यह नगर केवल यारप के ही नहीं, बरन समस्त 
भूमंडल के व्याथार का केन्द्र हो गया | एलिज़ेबेथ के समय में लन्दन में 
रॉयल एक्सचंज (8098) १5०॥७॥£०) की स्थापना हुई, जिसमें 
बड़े-बड़े व्यापारी मिलकर आपस के हिलाब-किताब चुकाते थे | 
भोग-विल्लास की वृद्धि-व्यापार को उदन्नांत के द्वारा देश धनी 
भी हे! गया, ओर पहले की अपेक्षा उसकी जन-संख्या भी अधिक बढ़ 
गई। धन के बढ़ने से अब लोगों के रहन सहन में भी उन्नत होने लगी। 
एलिज़ेबेथ के राज्यकाल में बहुत-सा बढ़िया-बढिया इमारत तैयार हुई, 
जिनसे देश की रोनक खूब बढ़ गई। साधारण मनुष्यों के मकानों में 
भी उन्नति दिखाई देने लगी। पहले केवल अ्मीरों के यहाँ खिड़कियों में 
शीशे लगाये जाते थे; परन्तु अब शीशेदार खिड़कियाँ लगाना एक साधा- 
रणु बात हे| गई | पहले पाल ब्रछाकर ओर लकड़ी के टुकड़े का तकिया 
लगाकर ही लेग रात काट देते थे; परन्तु अब कम्बल, दरियाँ और 
मुलायम तकिये घर घर दिखाई देने लगे। नगरों में बाग लगाये गये, 
जिनमें खूब भड़कीले वस्त्र पहनकर लेग टहलने जाते थे । देश में नये 
नये खेल-तमाशे होने लगे ओर जानवरों की लड़ाइयाँ देखने के लिए. 
सहस्तों मनुष्य पहुँचने लगे | बग्घियाँ भी काम में आने लगीं, परन्तु वे 
भारी होती थीं, ओर फिर सड़कें में अभी बहुत कम उन्नत हुई थी । 
द्रिद्र-संरक्षण-नियम--देश के दरिद्रों और कगालों के लिए 
भी प्रबन्ध किया गया। माध्यमिक काल से ऐसे लेगे। का काम मढठों के 
सदात्रतों से ही चलता था; परन्तु अब मठों के टूट जाने पर उनका केाई 
ठिकाना न रह गया था। एलिज़ेबेथ के राज्यकाल में दरिद्रों की रक्षा 
के लिए “दरिद्र-संरक्षण-नियम?? ([2007' ],9 99) बनाये गये। इन 
नियमों के श्रनुसार सड़कें पर भीख माँगते फिरना अपराध ठहराया 


टयूडर-काल में इंगलेंट की दशा ७१ 


गया। जिनकी जीविका का कोई सहारा न था, उनके लिए दरिद्रालय 
(2007 0056 0" ्ै०॥0 ॥0प४6) स्थापतत किये गये। उनमें 
अ्पाहजों को मुफ़्त खाना कपड़ा मिलता था। परन्तु जो लोग काम 
करने योग्य हाते थे, उनसे भरपूर काम लेकर तब उन्हें पेट भर अन्न 
दया जाता था । इसका अभिप्राय यह था कि जिन्हें कहीं ठिकाना न हो, 
केवल वही दारद्रालयों की शरण ले । प्रत्येक महल्ले में राज्य की ओर 
से निरोक्षक ।नयत थे जा लोगों से थोड़ा-सा कर (+१00+ ]१४॥९) वसूल 
करके उससे दररिद्रालया का ख़च चलाते थे। उन्नासवीं शताब्दी तक 
इंगलेंड के कंगालो की रक्ता इन्हीं नयभों-द्वारा हता रही । 

एलिजं बेथ के काल का साहित्य--पन्द्रहर्वी शताब्दी के अन्त 
में विद्या का जा पुनजन्म ((य४898॥06) हुआ था, उसके विषय 
म॑ हम पहले ही बतला 
चुके हैं। एलिज़ेबेथ के 
शज्यकाल तक पहुँचत 
पहुँचते हम विद्या में बहुत 
कुछु उन्नति पाते है। 
देश में सुख और शान्ति 
होने के कारण वद्या और 
ताहित्य. की भी खूब 
उन्‍नति हुई। बड़ी-बड़ी 
ध्मुद्र-यात्राओं आर 
विदेशी व्यापार। कं कारण 
लोग अपने देश के अ्रति 
रक्त श्रन्य देशा के इात 
हास का भी अध्ययन शेक्सपियर 
करने लगे । वाल्टर रेले न॑ तुर्कों का इतहात और समस्त भमंडल का 
एक सकन्तिप्त इतिहास प्रकाशित किया | हु 





७२ इगलड का इतिहास 


एलिज़ेबेथ का राज्यकाल साहित्य के लए बड़े महत्त्व का माना 
जाता हूँ | इंगलेंड का सबसे प्रसिद्ध कवि ओर नाटककार शेक्सपियर 
(8॥8|9906४78) ईसा काल में हुआ था। इसके अ्रतिरिक्त इस 
काल में ओर भी कई प्रसिद्ध लेखक तथा विद्वान हुए । फालिस बेकन 
(एफक्कालं8 उन्नवट0)) बड़ा. प्रसिद्ध निबन्‍्ध-लेखक था और वह 
आधुनिक विज्ञन का जन्मदाता (तह 0 ह006- 3०ी॑- 
०7९6) भी माना जाता है. | एडमड स्पेन्सर (्रितितव0 5970९) 
के काब्यों का अंगरज़ी साहित्य में बहुत उच्च स्थान है; ओर रिचड 
हुकर ([१९८॥७।'0 [400|:७॥) धामिक वरयों का बड़ा प्रसिद्ध लेखक 
हुआ हे ' 

इन्हं। प्रसद्ध कबियों तथा लेखका के कारण एालज़ंबेथ के राज़्य 
काल का अंगरेज़ी साहित्य का “स्रण काल” (00!४०७४0 482०) 


कहते हैं । 
मुख्य-म ख्य ति।थयाँ 


सन्‌ १६०१- दरिद्र सरच्षण-नयम (?007 १४) 

५» १६०१--एकाधकारों (3|७०॥०॥०॥७९५) के अन्त | 

>3 २२६६ -रयल रक्‍्सचंज (0४४) 2350॥७॥/0) को 
स्थापना 

9 २ ैप७ शेक्सपियर. 8] 06806) की वगन्‍्दन पे 
आगमन | 

» १३९०--स्पेन्तर की “कक्षापं० (प९७7/ का प्रकाशन | 

9 २४९४- हुकर को “00९९७ ७8098 | 20॥09४' का 
प्रकाशन । 

» १५९७ --बेकन के “[7884987 का प्रकाशन । 


जिठएटी) (चघचटड४0च8 
( पण्वेठए एिट-60 ) 


]. डिशी) वाध्याएशा8छ वेएफ़ जि परत फर्योह 2हछबा. | 
मिएश्ठाना",.. कवर ठतोबातगारड वै्व निलाएए. शा (७ 6 किाटडशी 
6॥'076 ? 

2. गावाठबा 60 [6 वाएपांक।ह४ छा] छाल विष्याफ्म शो 
छ8 00770०07/०(, 6 वराएचरष्प्राःछ8 ॥6 [00:70 0९07000706 0 
बाते 6 65007 40 एी0॥ 8 ए़्च8 8000085[0!, 

(%७/--?ए ड[60॑व बरशा।।ता 40 शाह पराए्ाहप्रा'.हठ 0 
0०॥स्‍70 हा€6 छद्का'005 बावे 00 ए०।87 77076ए धा6 0 एरत्र 90॥0फ 
0 ॥0 एग्रम॥0 धवा92088.) 

3 एशािब्वा ज8 6 ०0०]००: ० छाए ४7॥॥'४ ॥0५9798800 
'ह्वाप82608 2? 07 09 6 गाएण 706 एाी शिी86 गाधापां्९09 
00 () 43एापाः बात 08060७0786, गत (90 औधाएथा'0, ७70 
608 ॥ 0. 

4, जाए ३8 06 ए6७7 4698 #€टथा'पछ6ते 28 ॥6 00ाध07- 
७3९2 9079 060 770009फ ्रिप्टीशापे ? 

85. शिफीबांएओ 6 छा िछतकियाबा।ता ब्ाव॑ कृणाा। 0फा 


076 080०४8698 जश्ल790॥ ]606 ६0 ॥६0, 


७३ 


७४ इंगलेड का इ।तहास 


6. विछ्ाए 8 97980॥ जछ्वा))। #6 8.909 . एध9 
0१४6 ७४ फृपा'8 ४ छ0ए80पो ग0व४08, 0प ॥ ]60 ॥0 ल्‍68प्रो(5 


| 


0 ए28॥ 04 (907 00.7" ग्रिपठ०09/0. 


(।77/-+ ग्रिड. थांतरा ॥0छ मे छठ [ए0४णातों तृपताप्0) ७३९एथ॥) 
00ए७७॥ पिंशा'9 ९ एव] बात जाए 7008 0४छ8' णाछ (ुप्ए४॥४0०॥ 0 
(बरावछापा68 0007000 बाद ॥0एछ # ।6( 0 ॥6 #४९कृछाता0ता 70 


॥6 ॥/2क्‍8) (7 घ९0॥ ["0॥ ।]0 ?'४[)४०४.) 


7. 0॥४७ 8 ०७ ४४९६७ ता धाछ एच्रा'एएफ णएाी (एणकापो 
0०8०७, क्याते 880॥79॥0 [॥6 छीं66६0 06 8 [(07"0४छ॥ [00॥09. 

8. ४४७६0 & ४॥07॥ घ000पा 0| [॥0 ० ९७४४7 ५ [9] 9४४7) ४१, 

9. ापछ॥ एछाठ 68 थघांयाड़ ए०एा फशिपटला जैवा'॥ ['एत0०७ ? 
5000 ए (॥8॥ ए]0॥ 8प0॥ क्ावा$ 6 ड|परएए08४ 0 वीए' एछ97 ४6९०९ 
7)0670॥॥90]6. 

(46४ ४ -- 89 ७४6७ ६0 [0706 (त0]08॥ पुणा पिधष्टी धवा0 
8297780 06 एछ8॥68 0/ (॥6 [60[06.) 

0., *ए४6 था) 6४086 ० 06 ॥0गा6 बाते (0/0 शग (00१09 
ण॑ 0४इ8906000, १ए४०॥॥५ए वाबां)आ।ए णा () ॥0/ ए७]४(0798 शी 
एज्लापाक्रा॥00, () ॥67 तेर्यात॥ञएड छाती वीछ रप्रा।न्रा। 370 एता6 
(९६४४७॥०॥08, शा (ग) ॥67 38॥0/प्रत6 ॥०जद्बा'त फि[४ं) बाते 6 
78080 ए. 

]],. (ए९ 8 070॥6 8]7660॥ 07 (0 0दट्वा'667 ०0 >वद्राए"॥४॥ 0००९] 
0 500(8. 

2.,. (७ए0 870 8000णा व धी6 अक्रैग्ावतेन3ड पाएब्807 7 
फिष्टा॥आव, 7070 0पए 006 ७९०६ 0 408 (8४(000007 प७०7 (० 


0०0207 0 50 289870, 


ट्यूडर काल में इंगरलंड का इतिहास ७५ 


4... (9४0 बा 000प॥॥ 046 एएआवाएकठ॑ातववो, ]07क7ए. धाते 
800क। 04 एशं|68 0 ॥4स्‍॥वघी060व'9 7छशा, ४॥ए 8 ७७ फ्ंएगा 


70297"460 8 06 20]00॥ ए07009 ए॑ शिएा।ड)। ं8॥07ए ? 


4.. पिजीशीा। जी (छवए 96809," ए॥रछ् ४80॥0798 
शात्यो)60 ॥॥8 [0078 0 ४प्र ७ हप९0९5४तर। ए ध8 068[0048 ? 

48,. (थाए6 था 8000फप7 07 [6 गाए0ताक ए0श्2९९४ 7० 
8800 ४67४ पैपापाई हाए व ॥॥07७ ४०0. |॥0७४ 00 #0५४ ६8०0४ 
नि6 00606 00 रा! धात ? 

6. (थाएह6 7 8000प्रा। एी शिाएघातीड >छोववा0ता5ड जाती 
5वाग परपाएं [॥0 'परत0" 76000, 

((77#/- (006 कहीकांणाड वप”पाएं जाए एशछंण्रा। 0 सिशाएफए 
०, 5 8 0086(प७086 0० शिा06 पड गावाए420 छा 
(वाविशापा6--ा'होीगरा0ा8 ीएपीएव तंपरपराएं 6 फछंश्ा 0 077फ 
जा रू४ & 0056 प७708 0 एं४क९ं08 तांंए0.08--2000 76- 
रगारड बए्ुकाएओ, बघ8ड & 0णाइ९(ुप20006 ता शपटशा ४वा'ए पप्त077 8 
चाद्बाएाप9० जाती 7 | 0 फछैडबा)--छ क्वाजाह बछथोा एपररीएत 
पैप॥79९ टक)6॥॥78 7027-98] थांग8 फध्राा 0" 0 परए४07 
ण॑ रा28970 शाते ॥॥8 थिं।पवा'8; 4॥0 औपराध09 ) 

]7. फकाद्बाीछाए। 0प्रात क्राशगात तारांत0त रात छक0्षत्रोप 
8]6 ]8[6 [0 प्रव06006 ६7006 807072.! [05])| कां।. 

8, फ7806 (6॥6 एथ्ला"0प४ 80008 99४9 णााठला ॥0 एप्स 
0० माए्टीशावत एछच्च8 83087/8॥60 07 00 (॥प्रए०॥ 0 ४०709. 

9., जरा०क॥ ए३०७०प४ प्रवाह वात (06 ' ४907प78॥077 08६6 
वप्ए४ 6 7०१07 76४00 ? 


(प्र८४--568 860007 7, ०ाभ्[/।97' <।.,) 


७६ इगलंड का इंतद्ास 


20,--970॥06 074 7068 ०0 ४6 ['०ा०ए्ा॥72:--9| का' 
छञाधाओ)0छ' (७0प0, एचएपीँ)वों ऐै0ठ0079४ 70706, 76 30]6ए7, 
रात) (.700', ॥)380। प0॥ 0०0। 8 ॥॥0798।07005, ?70(९0407 
8076086., एथकवा34॥ ]2000, (एफ्सरार8",  4|९92)॥, 8ए)।२789, 
[)78६0., जा 05, 997 9) 0ता) जॉछामा प्रा'8, 97 ॥॥6दऊ 


४०7७, (49]॥ (0 0 (७०पए, ॥070[00॥68, [?.,०७ 4,4 ७ 8. 


दूसरा खण्ड 


स्टुअट शासन 
श्या 
राजनीतिक आन्दोलन को काल 


०, 45 


पहला परिच्छेद 
जेम्स प्रथम तथा देवो अधिकार 
(सन्‌ १६०३--१६२०) 
(१) स्टुअट वंश के राज्य॑ का प्रारम्भ 
जेम्स प्रथम, प्रेट त्रिटेन ओर आयरलेंड का राजा--एलिज़े- 
ब्रेथ +। मृत्यु के पश्चात्‌ हेनरी अश्रष्टम की बड़ों बहन मागरठ का 
परपोता स्कॉथलेंड का 
ल्ुग्यट राजा जम्स पढ्ठ 
इंगलेंड के. सिंहासन 
पर बैठा। वह इगलेड 
का प्रथम स्टुञ्अट राजा 
हुआ और अंगरेज़ं! 
इतिहास में “जेम्स 
प्रथम” के नाम से 
प्रसिद्ध है। अब इंग- 
लेंड और स्कॉय्लेंड के 
राजसिंहासन सम्मि- 
लित हो गये; दोनों 
देशों के भंडे भी मिला 
दिये गये; ओर इस जेम्स प्रथम 
सम्मिलित भंडे का नाम “यूनियन जैक” ([ज्ञांणा गैंलोते पड़ा। 
परन्तु दोनों देशों के च्च, पालिमेंट और क़ानून अभी तक अलग ही 
रहे | एलिज़ेबेथ के समय में आयरलेंड अँगरेज़ों के अधीन हो ही चुका 
था; इसलिए, जेम्स आयरलेड का भी राजा हुआ | 
७९ 





शंगरालेंड का इतिहास 


(+००००१०ग०त 87707) 9७०५७ #02। 8. 
(८००७३४-४०४४) (+3४४-४०४३४) (»३०३-४०५३) (] | 














क्‍022 ४2/2|8] -- +]०२2| [०६8 ॥७४०.. +] ०।४ | 
छू लक ] (०2०४४ । 
002]46& ५।।६& “>8३१) | ०हछ (४-2४४-०४४४ ) 
॥5।» ॥५ ४. | (_ -; 22]/2] 333(/20 5५ १28] 048 -+- फ।॥ |»।६ जि 
८ ( | 9:0|॥% 
ल्‍ 5 |॥2५ । दर 
आओ कक े । 
( ॥82 4#. 288) ४० + ऋएशुत (४५४ ४-5० ४४ ) ४#॥४ 92॥|७ 





। 
| 
( 382 2&£3 ॥॥230 ।५ 8/203 ) 
( ४९४३४ -है ०38 ) #ब्क ७३६8 


हा 











भें ४४ (५४ 2२५2 
इक 9+॥९ 
(82 ५ 222/%0) [६९/ 9588 - 2१।:॥७ #3॥& (०३ 
ह | 
80५७ [हे 


४६2४७)।४॥2 (४ ३॥&0- :2&£*3 
९ 2४५० [00॥2।2|9 


जेम्स प्रथम तथा देवी अधिकार ८ 


आयरलेंड की जनता अँगरेज़ों के अधीन रहने की सदा विरोधी रही 
ओर अल्स्टर : 0]8॥९॥) प्रान्त के कुछ सरदारों ने विद्रोह भी किया । 
जैम्स ने विद्रोहियों की जायदादें छीन लीं ओर उनके स्थान पर अ्रल्स्टर 
में अंगरेज़ों ओर स्कांट लोगां को बसा दिया। 


(२) तीस वर्षीय युद्ध 
(]॥75ए ९४” ५४) 
(१६१९-१६४९) 

तीसवर्पीय युद्ध का प्रारम्भ--सत्रहवीं शताब्दी में जमनी और 
मध्य वारप म लगभग तीन सो छोटी-छोटी रियासत थीं। ये सब 
मलकर “पवित्र रोमन साम्राज्य? (पछ्0]ए फिणा॥॥ जि70७) के 
भाम स प्रसिद्ध थीं; श्रीर इस साम्राज्य का अ्धिष्ठाता प्रायः आस्ट्रिया 
का राजा हुआ करता था, जो सम्राट कहलाता था। सम्राट फ़डिनेड 
([0[06/07' ॥"४"/तंशश00) के समय, उसके प्रोटेस्टट मतावल- 
म्यों के सताने के कारण, सब प्रोटेस्टट रियासतें उसके विरुद्ध हो 
गई । बोहीमिया ([१0॥079) वालों ने एक दूसरा राजा भी चुन 
लिया और इंगलेंड की सहायता पाने के आशय से उन्होंने पैलेटिनेट के 
राजा फ्रेडरिक (#फ९त७+८९९२, 48007 0 ]248078/66) का, जो 
जेम्स प्रथम का दामाद था, बाहीमिया के राजसिहासन पर बैठाया। 
अन्य प्रोटेस्टेंट राज्यों ने बोहीमिया का साथ दिया ओर यह देखकर सब 
कैयेलिक राज्य आस्ट्रिया की सहायता करने लगे। इस प्रकार मध्य 
यारप के कैथोलिक और प्रोटेस्टट राज्यों में एक भयद्जूर युद्ध छिड़ गया, 
जो निरन्तर तीस वर्षो' तक चलता रहा । 

बोहीमिया के नये राजा फ्रंडरिक के आस्ट्रिया की सेना ने बुरी 
तरह परास्त किया । उसी समय स्पेन की सेना ने नीदरलेंड से आकर 
पैलेटिनेटड पर अपना अधिकार जमा कक; और इस प्रकार बेचाय 
फ्रेडरिक अब कहीं का न रहा | 


८२ इंगलेंड का इतिहास 


जेम्स प्रथम की पर-राष्ट्रनीति--फ्रंडरिक को सहायता देने के 
लिए इंगलेंड की प्रोटेस्टेंट जनता में बहत जोश फेला और अंगरेज़ी 
पालिमेंट ने उसके पक्ष में बहुत-से प्रस्ताव पास किये। परन्तु जेम्स ने 
अपने दामाद के लिए कुछ भी न किया। वह इस युद्ध में किसी दल 
का पक्ष लेना पसन्द न कुरता था। उसका उद्देश्य यह था कि केथालिक 
और प्रोटेस्टेट दोनों मतों के राज्यों से मित्रता करके येोरप में शान्ति 
स्थापत की जाय। इसी लिए उसने अपनी पुत्री का विवाह प्रोटेस्टट 
मतावलम्बी फ्रंडरिक से किया था; और अपने उक्त उद्देश्य के पूणतया 
सफल करने के लिए उसने अपने पुत्र चाल्स का विवाह स्पेन की केये- 
लिक मतावलम्बी राजकन्या इन्फ्रैंट (/8709) से करना चाहा। 
उसे आशा थी कि स्पेन से मित्रता हो जाने पर सम्मव है कि फ्रेंडरिक 
का भी उद्धार है जाय और स्पेन का राजा उसे पैलेटिनेट जीटा दे । 
ईंगलैंड की प्रोटेस्टंट जनता ने स्पेन से विवाह के प्रस्ताव का बहुत 
विरोध किया; परन्तु जेम्त ने उस पर कुछ भी ध्यान न दिया | 

स्पेन से विवाह--स्पेनवाले इन्फ्रेंट का विवाह एक प्रोटेस्टेंट 
राजकुमार से नहीं करना चाहते थे। जब उन्होंने टालमठाल ही, तब 
जेम्स ने यही ,अ्रच्छा समझा कि विवाह के लिए चाल्स के स्वयं प्पेन 
भेज दिया जाय। राजमन्त्री बरकिंग्धम (9प८।0॥72])8॥) प्रौर 
राजकुमार चाल्स, रास्ते में मेस बदलकर, स्पेन की राजधानी मैड्डिड में 
जा पहुँचे। विवाह के लिए जो शर्तें लगाई गई', उन सबके भी चाह्स 
ने स्वीकृत कर लिया। परन्तु वास्तव में स्पेन के राजा की विवाह करने 
की बिलकुल इच्छा न थी। अन्त में उसने साफ़ जवाब दे दिया श्रौर 
चाल्स तथा बकिंग्धम के निराश होकर इँगलेंड लौटना पड़ा । कुछ ही 
दिनों बाद इन्फ्रेंटा का विवाह जम॑नी के एक कैथोलिक राजकुमार से हो 
गया । जब जेम्स के यह समाचार मिला, तब उसने अपनी शास्‍्तिप्रिय 
नीति छाड़कर फ्रेडरिक की सहायता के लिए सेना भेजा परन्तु उस सेना 
के किये कुछ भी न हुआ; और इसी बीच में जेम्स की मृत्यु भी हो गई । 


जेम्स प्रथम तथा देवी अधिकार ष्प्इ 


चाल्स प्रथम का युद्ध में सम्मिलित हेना--श्रत चाल्स इँगलैंड 
के सिहासन पर बैठा | वह अपने पिता की पर-राष्ट्रनीति की विफलता 
देख ही चुका था। वह जमनी की प्रोटेस्टेंट रियासतों का पक्ष लेकर 
युद्ध में सम्मिलित हुआ; और उनकी सहायता के लिए इँगलैंड से कुछ 
धन भी भेजा गया। स्पेनियों के फ्रेडरिक के पैलेटिनेट लोटाने के लिए 
बाध्य करने के उद्दंश्य से स्पेन के बन्दरगाह कैडिज़ (()४05) पर 
आक्रमण करना निश्चित हुआ; और इसके लिए बर्किग्धम के एक 
श्रंगरेज़ी सेना देकर भेजा गया। परन्तु इस प्रयत्म में सफलता नहीं हुई । 
श्रन्त में चाल्स समझ गया कि फ्रेडरिक का उद्धार करना बहुत कठिन 
है; श्रीर इसलिए, वह इस यारपीय युद्ध से बिलकुल अलग हे। बैठा । 

युद्ध का अन्त--कुछ दिनों के बाद स्वीडन का राजा प्रोटेस्टेंट 
राज्यों का सहायक बनकर खड़ा हुआ । थोड़ी-सी ही विजय प्राप्त करने 
के पश्चात्‌ वह युद्ध में काम आया। फ्रांस ने भी, आस्ट्रिया की शक्ति 
कम करने के आशय से, प्रोटेस्टेंट राज्यों का साथ दिया। श्रन्त में इस 
तीध वर्षीय युद्ध का परिणाम यह हुआ कि जमनी का भरहुत-सा भाग 
स्वीडन और फ्रांस के मिल गया; और “पवित्र रोमन साम्राज्य” में 
अ्रब पहले से भी अधिक फूट के चिह्न दिखाई देने लगे | 

इंगलंड की नीति की विफलता के कारण--इँगलेंड' की नीति 
इस युद्ध में बिलकुल विफल रही | नतो फ्रंडरिक का ही उद्धार हो 
सका और न इँगलेंड के और ही केई लाभ हुआ | इसका मुख्य कारण 
यही था कि जेम्स ओर चाल्स दोनों बेढंगी तरह से युद्ध में सम्मिलित 
हुए थे। जेम्स ने बहुत-सा समय स्पेन की मित्रता सम्पादित करने में 
नष्ट किया; परन्तु उसमें उसे सफलता न हुई। इससे जेम्स के प्रति 
ईंगलैंड के प्रोटेस्टेंटों की भी सहानुभूति कम हो गई | इसके बाद चाह्स 
की येरप भेजी हुई सेनाओं ने कुछ भी करके न दिखलाया; और कैडिज़ 
का श्राक्रमण तो सवंथा विफल ही रहा | विफलता का एक मुख्य कारण 
यह भी था कि पालिमेंद इन दानों स्टुश्न० राजाशं तथा इनके मन्सत्रियों 


दर शइ्गलड का इांतहास 


पर विश्वास नहीं करती थी; और इसलिए इंगलेंड में फ्रोडरिक के पक्त॒ 
में बहुत जोश होने पर भी पालिमेंट कभी युद्ध के लिए. यथष्ट धन की 
स्वीकृति न देती थी | 


(३) धामिक सम्प्रदाय 


धामिक दख--सन्रहवीं शताब्दी में इंगलेंड में तीन मुख्य 
धामिक दल थे। एक तो रोमन केथेलिक दल (छ्ेताक] 08॥॥0- 
॥0०8) था, जो अब तक रोम के पोप के ही अपना धर्मंगुरु मानता 
था। दूसरा श्रँगरेज़ी चच दल ([8॥9॥ (आप्रात। ?8४५) 
था, जो “धमं-सुधार” का पक्षपाती था और स्थापित अ्रगरेज़ी अच का 
अनुयायी था। तीसरा दल प्योरिटन (?प्रानं&78) लोगों का था, 
जो अँगरेज़ो चच के संशोधन के यथेष्ट नहीं धमझता था प्रौर जो 
“घमं-सुधार” की लद्दर के और आगे बढा ले जाना चाइता था। वे 
तीनों ही दल जेम्स से सहायता प्राप्त करने की आशा करते थे। कैथो- 
लकों के इर्सालए, आशा थी कि जेम्स $# माता स्कॉटलैंड की रानी 
मेरी पक्की केयालिक थी । अँगरेज़ी चच दल को इसलिए, आशा थी कि 
जेम्स इंगलेंड का राजा होने के कारण अँगरेज़ी चर्च का अधिष्ठाता 
हेगा; और इससे उसके प्रति उसकी सहानुभूति अवश्य दा जायगी । 
और प्योरिटन दल के इसलिए आशा थी कि जेम्स स्कॉटलेंड से आया 
था, जहाँ के चर्च का संशोधन बहुत कुछ प्येरिटन सिद्धान्तों के अ्रनु- 
सार हुआ था । 

“पादरी नहीं तो राजा भी नहीं? (९० 89॥09, ९० 
[77४)-इन तीनों दलों में जेम्स की सहानुभूति अँंगरेज़ी चच दल के 
प्रति हुईं। कैथोलिक मतावलम्बी, अपनी भ्रमपूण प्रथाओं के कारण 
देश में बदनाम थे; और प्यारिटन दल के सिद्धान्तों से जेम्स के बड़ी 
चिढ़ थी । जेम्स का विचार था कि यदि प्यारिटन सिद्धान्तों के श्रनुसार 
शघच के पदाधिकारी जनता चुनेगी, तो चच पर राजा का बलकुल दबाव 


जेम्स प्रथम तथा देवी अधिकार रह 


न रह जायगा। वह समभता था कि यदि चर्च में राजा के नियत किये 
हुए पादरियों के स्थान पर चुनाव की प्रथा चल गई, तो कुछ ही दिनों 
में लोग राजनीतिक ज्षेत्र में भी राजा का हटाकर प्रजा-तन्त्र स्थापित 
करने का उद्योग करने लगेंगे | इसी लिए जेम्स का कहना था---“'पादरी 
नहीं, तो राजा भी नहीं? । 

जेम्स और प्योरिटन दल--जेम्स के राजा हेते ही प्यारिटन 
दलवालों ने एक “सहस्त हस्ताक्षर-युक्त प्राथना-पत्र” (॥60ाक्षा'५ 
?९४४४07) उपस्थित किया, जिसमें चच के पूजा-पाठ बन्द करने 
ओर प्राथना-पुस्तक में कुछु संशोधन करने के लिए अनुरोध किया गया 
था। उनका कहना था कि यदि ये सब बातें मान ली जायें, तो हम 
लोग अ्रँगरेज़ी चच में सम्मलत हेने के लिए तेयार हैं। इस पर 
जेम्स ने हेम्पटन काट (म्थ्ा। 00॥ (/0प्राक) में एक सभा की, 
जिसमें प्येशरटन दल के नेता आओरोर अश्रंगरेज़ी चच के बड़े-बड़े पादरी 
बुलाये गये | परन्तु उस सपा में कोई विशेष निर्णय न हा सका; केवल 
इतना ही हुआ कि बाइबिल का एक नये ढंग से अनुवाद करने को 
आशा दी गई; और वह श्रनुवाद राज्य की ओर से प्रकाशित किया 
गया। अ्रब प्यारिटन दलवालों के अँगरेज़ी चच में मिल जाने की केई 
आशा न रह गई; और वे सदा के लिए. उससे प्रथक हे गये । तभी से 
वे [)8807॥68 या ए०॥-0070/0869 अर्थात्‌ “देश के स्थापित 
चनच के विरोधी”? कहलाने लगे। 

जेम्स और केथोलिक दल (बारूद का षडयन्त्र )--एलिज़ेबेथ 
के समय में कैथोलिकों के विरुद्ध कुछ नियम बनाये गये थे; और अ्ँग- 
रेज़ी चर्च की प्राथनाश्रों में सम्मिलित न होने के कारण उन्हें कुछ 
जुर्माना देना हेता था| जेम्स के समय में पहले के नियम फिर से 
प्रचलित करके और भी कठोर कर दिये गये। इससे केथोलिक लोग 
इतना बिगड़े कि उन्हेंने एक भीषण षडयन्त्र रचा | पालिमेंट-मवन के 
नीचे गुप्त रीति से बारूद भर दी गई; ओर यह प्रबन्ध किया गया कि 


ष्६्‌ इंगलेंड का इतिहास 


५ नवम्बर सन १६०५ के, जब पालिमेंट की पहली ब्रैठक हो तब. बारूद 
में झ्राग लगा दी जाय | इस प्रकार राजा, पालिमेंट के समस्त सदस्यों 
श्रौर दरबारियें का नाश हो जायगा। परन्तु उन्हीं प्रडयन्त्रकारियों में 
से एक ने अपने एक सम्बन्धी के, जो पालिमेंट का सदस्य था, उसकी 
रक्षा करने के उद्देश्य से पन्न-द्वारा इसकी सूचना दे दी। उसने वह पत्र 
राजा के दिखला दिया; और इस प्रकार इस षडयन्त्र का पता चल 
गया | घड़यन्त्रकारियों का सारा प्रयत्न विफल हुआ और उनके बहुत- 
से नेता पकड़ कर मरवा डाले गये। इसके बाद कैथेलिकों के विरुद्ध 
अऔ्रौर भी कठोर नियम बना दिये गये। 

बाल्टर रेले का प्राशदर्ड--इसके अ्रतरिक्त जेम्स के राज्यकाल 
में ओर भी कई पडथन्त्र रचे गये, जो अ्रन्त में विफल ही हुए | उनमें से 
एक पड़यन्त्र के साथ सर वाल्टर रेले (87 एञ७॥6४ 'छाल॑ह्) 
का भी सम्बन्ध पाया गया; और इसलिए उसे प्राणदरड की आशा हुई। 
रन्‍्तु वह रानी एलिज़बेथ के समय का बड़ा प्रसिद्ध भमुद्र-यात्री, 
'बद्बानू ओर लेखक था; इसलिए उसे प्राणद्‌शड के स्थान पर जीवन भर 
के लिए बन्दीगणह में भेज दिया गया। बन्दीगह ही में रेले ने अपना 4सिद्ध 
ग्रथ “भूमंडल का इंतहास” लिखा। कुछ दिनों बाद रेले ने जेम्स मे 
थह प्रस्ताव किया कि यदि मुझे छोड़ दिया जाय, तो में दक्षिण अ्रमे- 
रका जाकर सोने की खानें का पता लगाऊँ, जिनके ,वेषय में पैने 
अपनी यात्राओं में बढ़त कुछु सुना है। जेम्स ने यह अस्ताव स्वीकृत 
कर लिया, परन्तु यह शत कर दी कि रेले दक्षिण-अमेरिका पे स्पेन की 
भूमि में केाई हस्तक्षेप न करेगा। रेले दक्षिण -अमेरिका 7हूँचा; परन्तु 
उसे सेने की खाने दंढ़ने के प्रशत्न में सफलता नहीं हुईं। ब्रह्हाँ उसका 
स्पेनियों से भी झगड़ा हे गया, जिसमें कुछ स्पेन के ग्रामा की हान 
हुई | इस प्रकार रेले की शर्त भी टूट गई और वह खानों का पता भी न 
लगा सका | इंगलेंड लोटने पर जेम्स ने पुरानी दंडासा के अनुसार 
उसे फाँसी दिलवाई। जम्स उस समय स्पेन के साथ, उसकी 


जेम्स प्रथम तथा देवी अधिकार ष््छ 


मित्रता सम्पादित करने के लिए, पत्रव्यवहार कर रहा था: श्रोर वाध्तव 
में उसने स्पेनवालों को प्रसन्न करने के लिए ही अपने देश के ऐसे 
सम्मानित और प्रसिद्ध विद्वान्‌ के प्राण लिये थे । 
४) राजा और पालिमेट 

“देवी अधिकार” (]१० ])शं76 शिए्व8 0 ए॥28)-- 
जेम्स यद्यपि विद्वान था, पर फिर भी उसमें कई देष थे। वह अभि- 
मानी था और अपने आपके सबसे बड़ा राजनीतिश और कुशल शासक 
समभता था| उसका मत था कि राजा प्रथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है; 
और इसलिए राजा के देश के शासन के लिए देवी आधकार प्राप्त है; 
उसका कहना था कि जिस प्रकार ईश्वर के सवशक्तिमान्‌ होने में शंका 
करना श्रधम है, उसी प्रकार राजा के सम्बन्ध में भी यह कहना अधम 
है कि राजा अमुक कार्य कर सकता है ओर अमुक कार्य नहीं कर 
सकता | ऐसी दशा में यदि प्रारम्भ सेही जेम्स की पालिमेंट से न 
पटी, तो इसमें आश्चय की केई बात नहीं है | 

राजा और पालिमेंट में झगड़े के कारण--जेम्स तथा अन्य 
स्टुअट राजाश्ं ने टयूडर राजाओं की भाँति स्वेच्छाचारी हाकर राज्य 
करना चाहा | परन्तु इस समय तक देश की स्थिति में बहुत कुछ परि 
बतंन हो गया था। सेलहवी शताब्दी में ट्यूडर राजाश्रों के स्वेच्छा- 
चारी बनने में जो सुविधायें थीं, वे अब सत्रहवीं शताब्दी तक आते 
आते ग़ायब हे चुकी थीं। दयूडर काल में देश के बहुत-सी विदेश- 
सम्बन्धी आपत्तियां का सामना करना पड़ा था; और इसलिए ट्यूडर 
राजाओं के स्वेच्छाचारी होने पर भी देशवासियें के हर बात में उनका 
साथ देना पड़ता था। स्टुअट काल में देश के किसी विदेशी आपत्ति 
का भय न था; और इसलिए जनता निःशंक हाकर देश को राजनीतिक 
दशा के सुधार की ओर ध्यान दे सकती थी । 

सेलहवीं शताब्दी में “विद्या के पुनजन्म??, “घम-सुधार”” की लहर 
और एलिज़ेबेथन साहित्य की उन्नति आदि के कारण जनता में यशरेष्ट 


छ्षः इँंगलेंड का इतिहास 


जाग्रत हो गईं | समुद्र-यात्राओं और व्यापार की उन्नति के कारण देश- 
वासी धनी भी होने लगे | इन सब बातों का बहुत कुछ प्रभाव अ्रगली 
शताब्दी में जाकर अ्रच्छी तरह देखने में आया | इस कारण सन्नहवीं 
शताब्दी की जनता कभी सुगमता से स्वेच्छाचारी राजाओं के अनुचित 
कृत्य सहन नहीं कर सकती थी। 

ट्यूडर राजाओं ने राजकाष के लिए बहुत अधिक सम्पत्ति एकत्र 
कर ली थी। वे काम मी किफ़ायत से चलाते थे; इसलिए उन्हें नये 
राज-करों की स्वीकृति लेने के लिए पालिमेंट के अधिवेशन करने कौ 
बहुत कम आवश्यकता होती थी। स्टुश्नट राजाओं के, किफ़ायत से 
काम न चलाने के कारण, बार-बार पालिमेंट से धन माँगना पड़ता था; 
ओर धन के बदले में पार्लिमेंट के अधिकार देने पड़ते थे । 

ट्यूडर राजाओं की राजनीति प्रायः जनता के इच्छा के अनुकूल ही 
हेती थी: ओर इसी लिए वे सबप्रिय हो सके ये। परन्तु स्टुश्वट राजा 
जनता की इच्छा की कुछ भी परवाह न करते थे। जेम्स बराबर स्पेन 
से मित्रता करने का पक्तपाती रहा; और देशवासी तथा पालिमेंट के 
सदस्य स्पेनियों के इंगलेंड के पुराने और जानी दुश्मन समभते ये । 

इन सब कारणों से स्टुअट राजाओं और पालिमेंट में फगड़ा 
ग्रनिवाय-सा हो गया। जेम्स विद्वान्‌ तथा ईमानदार था; परन्तु उसके 
हठी होने के कारण शीघ्र ही रूगड़ा शुरू हो गया जो बराबर बढ़ता 
गया। पालिमेंट के सदस्यों के साथ जेम्स का बरताव अच्छा न था 
श्रोर वह हर समय अपना “देवी अधिकार” जतलाना चाहता था। 
इस कारण श्रब पालिमेंट भी देशवासियों की स्वतन्त्रता की रक्षा के 
लिए पूर्ण रूप से हृढ़ हे! गई । 

“अनुचित राज-कर” ([॥ ०४४0॥8)--ईँगलैंड में शराब 
पर प्रति टन के हिसाब से महसूल लगाया जाता था, जो साधारण 
बोलचाल में “टनेज”? ([७॥॥82०) कहलाता था। व्यापार की 
अन्यान्य वस्तुओं पर प्रति पाउंड के हिसाब से महसूल लगता था जिसे 


जेम्स प्रथम तथा दैवी अश्विकार ८९ 


पाउंडेज (09070926) कहते थे | इन्हीं दोनों महसूलों की आय 
से राजा का निजी व्यय चलता था। यह व्यवस्था एडवर्ड तृतीय के 
समय से चली आ रही थी । परन्तु इन मदों से उसे जो आय होती थी, 
बह साधारणतः राज-परिवार के निर्वाह के लिए यथेष्ट नहीं होती थी । 
जेम्स का काम भी इतने में किसी प्रकार नहीं चलता था; और इसलिए 
उसने कुछ वस्तुओ्ों पर साधारण से अधिक महसूल लगाना आरम्भ किया | 
इस नये महसूल के लिए पालिमेंट की स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी; 
और इसलिए यह “अनुचित राज-कर” ([7]0ंध्रणाह) के नाम से 
प्रसिद्ध है | व्यापारियों तथा पालिमेंट के सदस्यों ने इसका विरोध किया; 
परन्तु जेम्स ने न्यायाधीशों से यह निशुय करा लिया कि आवश्यकता 
पड़ने पर राजा स्वयं अपने अधिकार से राज-कर लगा सकता है । 

इसके अतिरिक्त उसने अपनी आय बढ़ाने के और भी कई उपाय 
निकाल लिये । वह लोगों से बलपूवक ऋण लेता था; श्रोर धन लेकर 
व्यापारियों के कुछ विशिष्ट पदार्थों के क्रय-विक्रय का एकाधिकार तथा 
धनवानों के उपाधियाँ भी प्रदान करता था। उसने अपनी आय बढ़ाने 
के लिए ही सन्‌ १६११ में बैरन की नई उपाधि निकाली थी। 

राज-मन्त्री--कर लगाने के प्रश्न के अतिरिक्त राजा और पालिमेंद 
में और कई प्रश्नों पर कगड़ा हुआ | जेम्स के दरबार में चापलूसों की 
ख़ब चलती थी ओर वे बड़े-बड़े पदों पर नियुक्त कर दिये जाते थे | इस 
कारण राज्य के कमचारी तथा राज-मन्त्री अपने काय के लिए प्रायः 
अयेोग्य होते थे | इस समय जेम्स का प्रधान मन्त्री ड्यूक आफ़ बकिग्धम 
(700० एण॑ छ76॑तंगठ्र)0॥) था जिसे, स्पेन की मित्रता का 
पक्त॒पाती होने के कारण, जनता नहीं चाहती थी | पालिमेंट राजमन्त्रियों 
पर अपना दबाव रखना और उन्हें जनता के प्रतिनिधियों के इच्छानुसार 
चलाना चाहती थी । परन्तु जेम्त इसे सहन न कर सका। उसका मत 
था कि राजमन्त्री राजा के अ्रतिरिक्त ओर किसी के अ्रधीन नहीं हें और 
पालिंमेंट के उनके कार्यों में कोई हस्तक्षेप न करना चाहिए । 


९७० इंगलेंड का इतिहास 


बेकन पर घ्रध्ियोग--एलिज़ेबेथ के राज्य-काल का प्रसिद्ध निबन्ध: 
लेखक तथा झ्राधुनिक |वजशान का जन्मदाता फ्रांसिस बेकन (]!7क0[8 
98980००॥) उस समय प्रधान न्यायाधीश के पद पर था । जेम्स ने अपने 
मित्रों के कई बस्वुओं के व्यापार का जो एकाधिकार (॥07000!५) 
दिया था, उसके पक्ष में बेकन ही ने निशय किया था; इस कारण जनता 
उससे श्रप्रसन्न थी | पालिभट ने राज्य के प्रधान कमंचारियों पर अपना 
अधिकार जतलाने का यह श्रच्छा अवसर समझता । बेकन पर रिश्वत लेने 
का अपराध लगाकर पालिमंट ने अ्रभियोग चलाया | पर वास्तव में बेकन 
का अधिक दोप न था। उसने उस काल की प्रचलित प्रथा के अनुसार 
कुछ भेंट आंद अवश्य ली थी; परन्तु इस बात का कोई प्रमाण नहीं था 
कि उसने भेंट लेकर अन्याय किया है। बेकन प्रधान न्यायाधीश के पद 
से हटा दया गया। उस पर चार हज़ार पाउंड जुर्माना किया गया और 
बह बन्दीणह में भेज दिया गया । जेम्स ने उसका जुमाना माफ़ कर दिया 
झोर उसे बन्दीगणशह से भी मुक्त कर दिया। यह सब कुछ हा गया, परन्तु 
पालिमेंट ने यह दिखला दिया कि राज्य के कमचारों अपने कार्यो हे 
लिए देश के प्रतिनिधियां के सम्मुख उत्तरदायों हैं 

लोक-सभा के अधिकार ([2/4ए9॥6783. »* 60  (0॥- 
0078)--पालिमंट के श्र,धकारों की रक्षा के लए जितने ऋंगड़े हुए, 
वे बासतव में लाक-तभा ([0096 ० (0गणाई) ने कक्‍ये थे। 
जिस समय जेम्स अपने पुत्र और उत्तराधिकारों चाल्स का ववाह स्पेन 
की राजकुमारी इन्फ़ेन्टा से करने के लिए पत्रव्यवद्वार कर रहा था, उस 
समय लेक-समभा ने राजा के समन्न इस आशय का एक प्राथना-पत्र उप- 
स्थित किया क राजकुमार का विवाह किसा प्राटेस्टट कन्या से ही होना 
चाहिए। इस पर जम्त बहुत बिगड़ा और उसने साफ़ कह [दया कि 
लेक-सभा के राज्य के गंभीर प्रश्नों में कुछ भी हस्तक्षेप न करना 
चाहिए | इस पर लाक-सता ने यह पास किया कि देश के प्रतिनिधियों 
के राज्य-सम्बन्धी समस्त विषयों पर अपना मत प्रकाशित करने क॑ 


जेग्स प्रथम तथा दैवी अधिकार ९१ 


पूर्ण स्वतंत्रता और अधिकार प्राप्त है। अ्रब जेम्स के क्रोध की सीमा न 
रही, ओर उसने स्वय लोक-सभा के काय-क्रम की पुस्तक में से उन पृष्ठों 
के फाड़ डाला, जिनमें यह प्रस्ताव लिखा हुआ था | लेक-सभा के 
पुस्तकालय में सन्‌ १६२१ के काय-विवरण की वह पुस्तक अब तक 
मोजूद है, ओर उसे देखने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि इसके बीच के 
कुछ पृष्ठ फाड़ डाले गये हैं । 
मुख्य-मुख्य तिथियाँ 
सन्‌ १६०३--जेम्स प्रथम का शज्याभिषेक | 

” १६०४--हैम्प्टन कोर्ट की सभा की बैठक | 

” १६०५--बारूद का पड़यंत्र । 

» १६१८-ेले के प्राण-दंड | 

9 १६१९---तीस वर्षोय युद्ध का आरम्भ | 
१६२१--बेकन का पतन । 
» 2६०२३--चाल्स की मैड्िड-यात्रा | 
» १६२५ -जैम्स प्रथम का ख्ृत्यु । 


च्च्छ 
च्ज् 


दूसरा परिच्छेद 


चाट्स प्रथम (१६२५-१६४५९) 


(१) पहली तीन पालिमेटों से कूगड़ा 
(सन्‌ १६२५-१६२५९) 

चाल्स प्रथम-जेम्स प्रथम की मृत्यु होने पर उसका पुत्र, चाल्स 
प्रथम के नाम से, गद्दी पर बैठा | चाल्स सुन्दर, विद्या-प्रेमी तथा परिश्रमी 
था; परन्तु उसमें हठ दी मात्रा बहुत थी। वहन तो स्वय ही किसी 
दूसरे की बात ठीक तरह से 
समझता था और न अपनी 
ही बात किसी दूसरे हा 
भली भाँति समझा सकता 
था। हम पहले कह ग्राये 
हैं कि उसके पिता ने पहले 
उसका विवाह स्पेन क्री 
राजकुमारी से करना चाहा 
था; परन्तु इस प्रयत्ञ में 
उसे सफलता नहीं हुई 
थी | अब चाल्स का विवाह 
फ्रांत के राजा की 
बहन हेनरीटा मेरिया 
चाल्स ५थम को पत्नी (॥[0॥00॥8 .. (५७) 

से हुआ । नई रानी पकी केथोलक थी; ओर उसने अपना इतना प्रभाव 
जमा लिया था कि चाल्स को भी बहुत कुछ सहानुभूत कैथोलिक 





चाल्स प्रथम ९३ 


मतावलम्बियों के साथ हो गई थी । इस कारण यह राजा कभी इंगलेंड 
प्वी प्रोटेस्टंट जनता में स्वप्रिय न हो सका। 


जब 


; 
9 


हा 
हि्भः 


छल क्न 8 "नाई 


ह्ाड़ा 
क - 


ल्‍जऊ:- 


फ्प 





चाल्स प्रथम 
“बलात्‌ ऋण” (['0/0९त_ ॥,08॥)--एस समय तीस वर्षीय युद्ध 
बल रहा था । चाल्स ने स्पेन पर आक्रमण करने के लिए पालिमेंट से 
जून सन्‌ १६२५ में धन माँगा। उसके आशा थी कि एक कैयेलिक देश 
के विरुद्ध युद्ध करने के लिए. इंगलैंड-निवासी अवश्य प्रसन्नतापूवक 
आधिक सहायता देंगे। परन्तु जब पालिमेंट ने धन नहीं दिया, तब उसने 


९४ इंगलेंड का इतिहास 


पालिमेंट भद्गध कर दी। फिर कुछ दिनों बाद उसे धन की श्रावश्यकता 
हुईं और उसने दोबारा पालिमेंट बुलाई। जेम्स प्रथम के राजत्वकाल का 
प्रधान मंत्री बकिग्धम (3परतंयाह)ा)) अभी जीवित था, परन्तु जनता 
डस पर बिलकुल विश्वास न करती थी; और इस कारण उस नई पालिमेंट 
ने यह कद्दा कि जब तक बकिग्धम अपने पद से हटाया न जायगा, तब 
तक पालिमेंट धन की स्कीकृति कदापि न देगी। अश्रपने पिता जेम्स की 
भाँति चाल्स भी यह सहन न कर सकता था कि राजमत्रियों पर पालिमेंट 
का श्रधिकार हो; ओर इसलिए. वह यह शत नहीं मान सकता था। 
पालिमेंट ने बकिंग्यम पर अभियाोग चलाना चाहा | इस पर राजा ने 
क्रोध में आकर उस दूसरी पालिमेंट के भी विसर्जन की आशा दे दी । 
अब चाल्स ने केवल अपने ही अधिकार से युद्ध के लिए धन एकत्र 
करना श्रारम्म किया । देश के घनिक लोगों के राज्य-कार्य्य के लिए 
ऋण देने पर बाध्य किया गया | जो लोग यह ऋण देने में आनाकानी 
करते थे, उन्हें बन्दीणह में मेजवा दिया जाता था। सेना के लिए भी लोग 
दबाव डालकर बलपूयंक भरती किये जाने लगे | सैनिकों की एसद आ्रादि 
का काई निश्चित प्रशन्ध न हाने के कारण उन्हें गहस्थों के यहाँ ठहरा 
दिया जाता था। इससे गहस्थों और सेनिकों में प्राय: कगढ़े भी हो जाते 
थे। इन भंगड़ें का निर्णय एक विशेष प्रकार के सैनिक्र न्यायालय 
(00076 ७॥४9)) में होता था; और इस प्रथा से साधारश देश- 
वासियों के बहुत कष्ट उठाना पड़ता था। यह सब करने पर भी व्राल्स 
के युद्ध में सफलता नहीं हुई; ओर जैसा |क हम पहले उतला चुके 
हैं, तीस वर्षीय युद्ध में इंगलंड के राजाओ की नीति निष्फल ही -ही। 
फ्रांस से युद्ध--फ्रांस के राजा की बहन से विवाह करने के समय 
चाल्स के यह वादा करना पड़ा था कि इंगलंड के क्रैथालिकों रे लिए 
कुछ सुभीते कर दिये जायेंगे | इंगलंड की प्रोटेस्टेंट जनता के |वरोघ के 
कारण चाल्स वह वादा पूरा न कर सका; और इस कारण फ्रांस से उसका 
झगड़ा हा गया | उत समय बर्किंग्यम एक अ्रगरज़ी सेना लेकर ला रोशल 


चाल्स प्रथम श्पू 


(.8 रि०्लाशाएे में फ्रांस के प्रोटेस्टेंट विद्रोहियां को, उनके राजा 
के विरुद्ध, सद्दायता दने के लिए पहुँचा । परन्तु बकिस्परम के इस प्रयक्ष 
में सफलता नहीं हुई ओर इसलिए देश में उसकी बदनामी और भी 
अधिक बढ़ गई । 

“गधिकार-याचना!ः  (?८/४०॥ ० शिक्षा।) -घधन की 
आवश्यकता के कारण चाल्स का फिर तीसरी पालिमेंट बुलानी पड़ी । 
इ९ पालिमेंट के सदस्यों म॑ं आरम्म से ही देश की स्वतंत्रता की रक्षा के 
लिए, बड़ा जोश फैला हुआ था | ईलियट ([8॥॥|0॥) के नेतृत्व में पा्लि- 
मेंट ने एक बढ़े महत्ता का प्रस्ताव पास किया जो “अधिकार-याचना?? 
(2९॥॥0॥ 0 (शां2॥) के नाम से प्रसद्ध है। इसकी मुख्य-मुख्य 
धाराये इस प्रकार थां--(१) बिना पालिमेंट की स्वीकृति के देश पर 
किसी प्रकार का कर न लगाया जाय; और ऋण, भेंट आदि देने के लिए 
किसी के बाध्य न किया जाय । (२) अपराध का बिना नियमा- 
नुसार निर्णय हुए किसी के बन्दीणह में न भेजा जाय। (३) गशहस्थों 
के यहाँ, इनकी इच्छा के विरुद्ध, सैनिके के न ठहराया जाय । और 
(४) शान्ति के समय किसी नागरिक पर सैनिक न्यायालय ((0प० 
आक्ातश) के सम्मुख अमियोग न चलाया जाय। पहले तो चाहसे ने 
टाल-मटोल की; परन्तु अ्रन्त में उसे पालिमेंट के इस प्रस्ताव पर हस्ता- 
क्षर करने पढ़े; ओर इस प्रकार इस “अधिकार-याचना” की सब बातें 
स्वीकृत होकर राजनियम के रूप म॑ हां गई!। इससे पालिमेंट के 
अधिकारों और नागारकों की स्वतन्त्रता का निश्चित रूप से निणय हो 
गया, और देश में नियमानुमादित ,शासन (007080प0॥079। 
(40ए6वात0॥) की नींच दृढ़ दा गई। यह “पअधिकार-याचना?” 
अ्रंगरेज़ों का दूसरा बड़ा स्वतन्त्रता-पत्र (36००0 (०8७४६ 0॥क46४ 
0 72॥95॥ .00+9) माना जाता है। पहला राजा जॉन के 
समय का “महा स्वतन्त्रता-पत्र” (५॥॥७)॥७ ()॥37७) था. जिधके 
अनुसार पालिमंट के उत्य!न का प्रारम्भ हुआ था | 


९६ ईंगलैंड का इतिहास 


बकिग्घम की हत्या--बकिग्धम की बदनामी दिन पर दिन बढ़ती 
जाती थी। जेम्त और चॉल्स दोनों उस पर पूर्ण विश्वास रखते थे 
परन्तु देशवासी उसकी नीति का सदा विरोध करते रहे। बकिंग्धम 
वाघ्तव में स्पेन से मित्रता करने का पत्षपाती था और इस कारण देश- 
वासी उससे घृणा करते थे । जिस समय उस पर अ्रमियोग चल रहा 
था, इलियट ने उसके विषय में लाडसभा के सम्मुख कहा था --“महा- 
शयो ! उसके कार्यों पर ध्यान दीजिए। उसके विचार और स्वभाव 
के विषय में आप लोग जानते ही हैं। में उसके दोषों का निणंय इस 
सभा पर छेाड़ता हूँ । परन्तु लोक-सभा के हम सदस्यों का तो यही मत 
है कि उसी के कारण देश को कई आर्पात्तयों का सामना करना पड़ा; 
जनता के दुःख का वहीं मुख्य कारण हे, और उसी के दंड देने से 
देश का कल्याण हो सकतः है |”? 

जब बकिंग्धम दूसरी बार फ्रांस से युद्ध करने के लिए सेना लेकर जा 
रहा था, तब रास्ते में फ़ेल्टन ([१७|४०॥) नामक एक सैनिक ने उसे मार 
डाला | फ़ेल्टन उससे चिढ़ा हुआ था, क्योकि उसने फ़ेल्टन का हक होने 
पर भी किसी दूसरे के सेना के कप्तान का पद दे दिया था। इस हत्या 
के लिए फ़ेल्टन के दंड दिया गया; परन्तु बकिग्धम उस समय तक इतना 
बदनाम हो चुका था कि उसे मारनेवाले की देश में बहुत प्रशंसा हुई। 

ईलियट की सृत्यु--इस समय पार्लिमेंट की लोक-सभा का नेता 
ईलियट (0)॥0॥) था। उसी के नेतृत्व में “अ्धिकार-याचना” स्वीकृत 
हुई थी; ओर बकिंग्धम पर अभियाग चलाने का प्रयत्ञ किया गया था | 
बह देश की स्वतन्त्रता का हादिंक पक्षपाती था और उसका मत था कि 
राजा के नियमानुमोदित शासन में बाँधना अत्यन्त आवश्यक है। इन 
विचारों के कारण चाल्स उससे शुरू से ही चिढ़ा हुआ था। कई बार 
ईलियट का बन्दीगह भी भेजा गया; परन्तु उसके देशहित के विचारों में 
केाई परिवर्तन न हुआ। अन्तिम बार जब उसे बन्दीगह भेजा गया तब 
बहीं, ज्यरोग के कारण, स्वतन्त्रता का यह सिपाही परलोक सिधारा। 


चाल्स प्रथम ९७ 


(२) ग्यारह वर्षों का निरकुश शासन 


(११७ ॥४॥0एश७ ४९७/"४ ]'ए7७॥779 ) 
(सन्‌ १६२९--- १६४० ) 


टॉमस वेन्द्वथ (स्ट्रेफ़ोड का अल )»-तीसरी पालिमेंट का 
विसर्जन करने के बाद ग्यारह वष तक चाल्स ने पालिमेंट का कोई 
अधवेशल र किया, और इस काल में उसने पूण रूप से स्वेच्छाचारपूर्णं 
आर निरंकु६ शासन किया ' इस काये में सहायता देनेवाला ठामस 
वेन्टवश [पाए शैं०१७४०७॥) था , वेन्टवर्थ पहले राजा का 
नियगानुमादित शासन में बाँधने के पक्त में था; और “अधिकार-याचना”” 
(7०४४० ० हिं&20॥, के स्वीकृत कराने में भी उसने बहुत कुछ 
प्रयक्ष किया था । परन्तु अब उसमें आकाश-पाताल का अन्तर हो गया 
आर वह स्पष्ट रूए से राजा के स्वेच्छाचार का समथंकर बन गया। 
चाल्स ने उसे आयरलेंड का शासक बनाकर भेजा। आगयरलेंड में 
वेन्टवर्थ ने बड़ी इृढ़ता से शासन किया | जो लोग राज्याधिकरार का ज़रा 
भी विरोध करते थे, उन्हें वह पूरी तरह से दबाया करता था। शासन का 
ढंग कठोर अवश्य था, परन्तु देश के व्यापार तथा कृषि की-उन्नात का भी 
उसने यथेष्ट प्रयल्ल किया था। उसके आयरलैंड से लोटने पर चाल्स॑ ने 
प्रसन्न हवेकर उसे स्ट्रेफ़ोड का अल (]787] 0 8॥7क#070) बना दिया। 


लॉड तथा प्योरिटन दल पर अत्याचार--इस समय धामिक 
विषयें में चाल्स के सम्मति देनेवाला लॉड ([,870) था जिसके राजा 
ने केटबरी का प्रधान पादरी (.0.70॥08॥0. 0 (७00१४) बना 
दिया था। लॉड हृदय से चच का सुधार करना चाहता था। उसका 
विचार था कि पाप की चलाई हुई कुछ प्रथाये अवश्य अन्धविश्वासों पर 
निभर हैं; परन्तु प्योरिटन दलवालों की माँत सब रीति रस्मों को छोड़- 
कर मनमाने ढंग से प्राथंना करने लगना भी ठीक नहीं है। वह चाहता 


श् ईँगलेंड का इतिहास 


था कि चर्च में एकता रहे ओर देश में भन्न-भिन्न प्रकार के धामिक 
सम्प्रदाय स्थापित न होने पावे । उसका मत था कि धार्मिक रौति रख्मों 
में जितना सशोधन अंगरेज़ी चच में हे गया है, वह बहुत काफ़ी है; 
ओर उससे शरथिर “घम-सुधार” की अ्रब कोई आवश्यकता नहीं है। 
परन्तु प्योरिटन दलवाले अ्गरज़ी चच के सुधारों के यथष्ट न समझते 
मे ओर इसी लिए वे उससे प्रथक है बैठे थे । इस मतभद के कारण 
लॉड व्यारिटन दलवाला से बहुत चिद़ता था और उसने उनके साथ 
बहुत कठारता का व्यवहार किया। स्थापित चर्च को विधिया तथा 
प्राथना-पुस्तक के ने मानने के अपराध में उनके घामिक न्यायालय 
(एाह) 00॥त89070 (/0प्ञा0) से दड दिलाया गया। यद्यपि 
धार्मिक न्यायालय एलिज़ेवेथ के समय में स्था.पत हे चुका था, परन्तु 
इससे पहल इतने कड़े-कड़े दंड 
उसम॑ नहीं दिये जाते थ | ल्ञॉड के 
प्राथना की विधियों पर ज़ार देने के 
कारण प्यास्यिन दल ने यह कहकर 
उसे बदनाम करना शुरू किया कि 
बह प्रोटेस्टट मत की आड़ में 
क्रेथैलिक मत का प्रचार कर रहा 
है| अन्त में लॉड के अत्यानारों से 
-> प्यारिटन दलवाले इतने तंग आग 
बड़ा पादरी लॉड गये कि उनमें से बहुत-से इंगलेंड 
छेड़कर अमेरिका में जा बसे। अमेरिका में अँगरेज़ी उपांनवंशों के 
स्थापित होने का वबणन आगे चलकर किया जायगा | 
“८“जहाज़ी कर”?--इस ग्यारह वष के काल में चाल्स ने कई 
प्रकार से नियमानुमादित शासन के नियमों का उल्लंघन किया। 
“ग्रधिकार-याचना? (?€४॥४०॥ ०। ि४)४) के स्वीकृत हे जाने 
पर निश्चित रूप से निणय है| चूका था कि राजा, ब्रिना पालिमेंट की 





चाल्स अ्रथम ९९ 


स्वीकृति के, देश पर किसी प्रकार का नया कर नहीं लगा सकता । फिर 
भी चाल्स ने केवल अपने ही श्रधिकार से एक विशेष प्रकार का कर 
लगाना शुरू किया जो “जह्ाज़ी कर” (809 ४०॥०५) के नाम से 
प्रसिद्ध हे । उसका कहना था कि प्राचीन काल में भी इंगलेंड के राजा 
देश की रक्षा के लिए जहाज़ी बेढ़े को ढीक दशा में रखने के उद्ृश्य से 
समुद्र-तट के निवासियों पर 
यह कर लगाते थे। परन्तु इस 
बार यह कर देश के भीतरी 
भागों में रहनेवालों पर भी 
लगाया गया | यह कर इस दृष्टि 
से विशेष अ्रनुचित था कि उस 
समय देश की किसी विदेशी 
ग्रक्रण का भय न था। 
पालिमेंट के हेम्पृडन ([तृक्वा॥]- 
(0॥) नामक एक सदस्य 
ने इस कर को राज-नियम के 
विरुद्ध समझकर देने से इनकार जॉन हैम्पडन 
किया | राजा की ओर से हेम्पूडन पर मुकदमा चलाया गया और न्याया- 
धीशों ने डर के मारे राजा के पत्त में निर्णय दे दिया। श्रब क्‍या था ! 
चाल्स बेघड़क होकर यह कर वसूल करने लगा; और जो लोग कर देने 
में दाल-मठाल करते थे, उन्हें कड़े-कड़े दंड दिये जाने लगे । 

कॉटलेंड में घामिक यद्ध--हम पहले बतला आये हैं कि स्कॉरट 
लेंड के चच का सुधार महात्मा केलविन के शिष्य जॉन नॉक्स के सद्धान्तों 
के अनुसार हुआ था । उसमें पादरियों के स्थान पर चुने हुए पदाधिकारी 
होते थे ओर कोई निश्चित प्रार्थना-पुसस्‍्तक भी न होती थी। चाल्स 
स्कॉटलैंड के इस प्रेस्बटिरियन चच (27600 एशपंक्षा (॥प्राप्शो) का 
शुरू से ही विरोधी था; ओर अपने पिता जेम्त की भाँति उसका भी 






॥/7 (#् प्ज्प 
/ी कप ८ 


१०० इँंगलेंड का इतिहास 


यही मत था कि चच पर राजा का दबाव रहने के लिए पादरियों का 
होना अत्यन्त आवश्यक है । लॉड की सम्मति से चाल्स ने स्कॉटलैंड के 
लिए भा अंगरेज़ी चर्च के ढंग की एक प्राथना-पुध्ष्तक के प्रयोग करने की 
श्राशा दे दी | स्कॉटलेंड की जनता ने इसका बहुत ज़ोरों से विरोध 
किया | सबने एक “जातीय प्रतिज्ञा-पत्र” (९७६४०78| (00ए९॥थ॥॥) 
पर हस्ताक्षर किये, जिंसका आशय यह था कि देश के प्रेस्बरिटेरियन चर्च 
की रक्षा करमा सबका जातीय कतंव्य है। इस पर चाल्स ने इल से 
काम लिया; और इस कारण राजा तथा स्कॉटलैंड की जनता में शे युद्ध 
हुए, जो “पादरियों के युद्ध” (॥9॥0 शैं४०४) के भाम से (सिद्ध 
हैं; क्योंकि चाल्स का उद्देश्य यही था कि स्कॉटलैंड के जच में भी 
इंगलेंड के चर्च की तरह राजा के नियुक्त |कये हुए व्रादरी ही रहा 
करें | यथेष्ट धन और सनण के अभाव के "रण चाल्स 'कॉटलेंड जी 
उत्तेजित जनता को न दबा सका। श्रन्त में उसे स्कॉटलैंड के प्रेस्बि- 
टेरियन चच का अधिकार स्वीकृत कर लेना पड़ा ओर इस प्रकार व 
के निवासियों को अपने धर्म की रक्षा करने में पूण सफलता हुई । 
(३) “प्रछूम्ब पालिभेट” का श्रश्चिवेशन 

अल्पकांलक और प्रतम्ब वालिमट (8॥0% 00 [0०7४ 
797"9767॥)--स्कॉटलैंड के धामिक युद्ध में बहुत श्रन व्यय 
हो जाने के कारण चाल्स को फिर धन की कमी पड़ने लगी; और इस- 
लिए ग्यारह वर्ष बाद अब वह फिर पालिमेंट की बेठक करने के लिए 
बाध्य हुआ | धन स्वीकृत करने के लिए पहली पालिमेंट ने यह शर्त 
लगाई कि राजा पहले देशवासियों की सब शिकायतें दूर कर दे | चाल्स 
ने इस पालिमेंट को तुरन्त ही विसजित कर देने की आशा दी; और 
इसलिए यह “अल्पकालिक पालिमेंट? (8॥06 ?"॥970०70) 
कहलाती हे । घन की बहुत कमी होने के कारण चाल्स को फिर दूसरी 
पालिमेंट बुलानी पड़ी, जिसका विसजन पूरे बीस वर्ष बाद हुआ | इस 
कारण इतिहास में यह “प्रल्म्ब पालिमेंद” ([,0॥9 2क।॥"क।॥॥०॥/) 


चाल्स प्रथम १०१ 


के नाम से प्रसिद्ध है। जिस प्रकार चाल्स के राज्यकाल की आरम्मिक 
पालिमेंटों का नेता ईलियट था, उसी प्रकार इस प्रलम्ब पालिमेंट का 
नेता पिम (७) नामक एक बड़ा योग्य पुरुष था; और उसकी 
सद्दायता के लिए हेम्समडन (प्ृ७&70१0॥) था जिसके “जह्याज़ी कर” 
के विरोध का वणन पहले हो चुका है | 

स्ट्रे फ़ोंड तथा लॉड के प्राशद्रड--“प्रलम्ब पालिमेंट” ने सबसे 
पहले राजमन्त्रियों की ख़बर ली । चाल्स के स्वेच्छाचार के मुख्य समथंक 
स्ट्रेफ़ोड पर श्रमियोग चलाया गया; परन्तु उसका केाई अपराध सिद्ध न 
हे! सका | उसने जो कुछु किया था, वह राजा की आज्ञा से किया था; 
ग्रोर इस कारण उस काल के नियमानुसार वह देषी नहीं ठहराया जा 
सकता था | जब पालिंमेंट ने देखा के अभियाग चलाकर उसे दंड देना 
असम्भव हे, तब उसने एक विशेष प्रकार का प्रस्ताव (छा]] ० ३५ 
(0९) पास किया, जिसका आशय यह था कि स्ट्रेफ़ोड देश-द्रोही 
है ओर उसे प्राणदुर&« मिलना चाहिए | राजा उसे बहुत मानता था; 
परन्तु उसे पालिमेंट के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया 
गया ओर इस प्रकार स्ट्रेफ़ोड के प्राणदड मिला । 

पालिमेंट के प्योरिटन दलवालों पर श्रत्याचार करनेवाले लॉड पर 
भी अभियेग चलाया गया; ओर उसे बन्दीणह भेजवा दिया गया । वहाँ 
चार वर्ष तक रहने के पश्चात्‌ उसे भी प्राणदंड दिया गया । 

राज-नियर्मा के सशेधन--अ्रत्र॒पालिमेंट ने ऐसे राज-नियम 
बनाना आरम्भ किया, जिससे भविष्य में राजा का स्वेच्छाचारी ओर 
निरंकुश राज्य स्थापित होना असम्भव दो जाय। एलिज़ेबेथ का स्थापित 
किया हुआ “घामिक न्यायालय? (प्ाह॥ 007रगांडशंणा (00प7५) 
तथा देनरी सप्तम का स्थापित किया हुआ “नक्षत्र-भवन” (8४ 
(॥8॥06/ (00४४७) नामक दोनों न्यायालय, जिसमें बिना 
नियमानुसार मुक़दमा चलाये ही दंड की आशा दी जा सकती थी, 
अब हटा दिये गये | इन्हीं विशेष प्रकार के न्यायालयों के द्वारा चाल्स 


१०२ रेगलेंड का इतिहास 


ने अपने विरो।घयोां के कड़े-कड़े दड देने का ढँग निकाल रखा था | 
#जहाज़ी कर? (95॥9 0769) लगाना तथा बनात्‌ ऋण (]१०7९९त०ै 
,00॥) लेना नियप्तानुमादित शासन के सिद्धान्तों के विरुद्ध ढहराया 
गया। इसके अतिरिक्त एक “त्रेथाषिक राज-नियम” (7फणापणां9| 
औ८४) भी पास किया गया जिसके अनुसार पालिमेंट का बुलाना अब 
केवल राजा की इच्छा पर निर्भर न रह गया; और तीन वर्षों में कम 
से कम एक यार पालिंमेंट का अधिवेशन होना आवश्यक हो गया | 

घामिक सुधारों का प्रश्न--राजनीतिक विषयें में पालिमेंट के सब 
सदस्य एकमत थे ओर सभी नियमानुमेादित शासन की स्थापना करने 
के पक्ष में थे; परन्तु जब एक धामिक प्रश्न पर बाद-विवाद चला, 
तब गालिमंट में दो दल हो गये | एक प्योरिटन दल, जो श्रगरेज़ी चच 
के बिलकुल स्कॉटलेंड के चच की भाँति प्रेस्ब्रिटिरियन बनाना चाहता 
था; और दूसरा शँगरेज़ी चच-दल जो श्रब 'हाई चच-पार्टी! (प्रांठ्ठ) 
(0॥प्रा'/॥॥0॥) के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो स्थापित शअ्रंगरेज़ी चर्च 
में कुछ मी संशाधघन के लिए तैयार न था | इस दूसरे दल का नेता 
एडवड हाइड (]00 फ्त१ ॥700) था, जो आगे चलकर क्लैरेंडन 
का अल (]7७॥) 0 (॥|97'०॥00॥) दहश्ना । 

“महान्‌ विरोधपत्र”-परिम और हैम्पूडन के नेतृत्व में वालिमेंट 
में एक “महान्‌ विशेधपतन्र”ः ([॥७ (क्याते रिक्ञाणाईण््षा20) 
उपस्थित किया गया। उसमें चाल्स के समस्त अत्याचारों का उल्लेख 
किया गया श्रीर इस बात पर ज़ोर दिया गया कि लेक-सभा के 
विश्यास-पात्र व्यक्ति ही राजमन्त्री बनाये जायें। घामिक प्रश्न पर बने 
हुए पालिमेंट के दोनों दलों में से प्यारिटन दलवाले इसके समथक थे; 
परन्तु हाई चच-पार्टो के सदस्यों ने इसका विरोध किया । श्रन्त में 
बहुमत से यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ; परन्तु समर्थकों की विजय केबल 
भेड़ी-सी ही सम्मतियों के अधिक हो जाने के कारण हुईं | इस पत्र की 
भी गणना इंगलेंड के प्रसिद्ध स्वतन्त्रता-पन्नों में का जाती है। 


साल्से प्रथम १०३ 


राजा और पालिमेंट के युद्ध का प्रारम्भ -पालिमेंट में दो दल 
हो जाने से चाल्स का उत्साह बहुत बढ़ गया ओर उसने लोक-सभा 
के पिम, हेम्पूडन आदि पाँच मुख्य नेताओं के पकड़ने का प्रयत्न 
किया । वह स्वयं कुछ सैनिकों के लेकर लेक-सभा के भवन में पहुँचा । 
परन्तु उन पाँचों सदस्यों के पहले ही राजा की धूतंता का पता लग 
चुका था | लन्दन-निवासयों ने उन्हें नगर में छिपा दिया और चाल्स 
ने उनके ध्थान ख़ाली पाये। राजा का प्रयत्न विफल हुआ, परन्तु उसके 
सेनिकों के साथ लेकर पार्लिमेंट-भवन में घुस आने से सदस्यों में बड़ी 
उत्तेजना फैली । श्रब यह स्पष्ट हे! गया कि केवल राजनियम बना देने 
से चाल्स वश में नद्दीं आ सकता । नियमों का उल्लंघन करना चाल्स 
के लिए केाई बड़ी बात न थी; और इसलिए बिना बल का प्रयाग 
किये देश में नियमानुमेदित शासन स्थापित करना असम्भव प्रतीत 
द्वेने लगा , अब्र राजा और पालिमेंट का युद्ध अनिवाय हो गया ओर 
स्वतत्रता देवी की पूजा के लिए रक्तपात का प्रारम्भ हुआ | 


(४) राजा और पालिमेंट का संघ 
(॥०७ 0ए४। ४७०) 

गृह-यद्ध (॥० (0शं। ७) के दोनों दल-हम बतला 
चुके हैं कि धार्मिक सुधारों के प्रश्न पर पालिमंट में दो दल हो गये 
थे, इनमें से राजा श्रोर पालिमेंट के गह-युद्ध (॥७ (४श४। फ््ना) 
में हाई चच-पार्टी के लोगों ने राजा का पक्ष लिया; और प्ये।रिटन दल: 
वाले ने पालिमंट के श्रधिकारों की रक्षा के लिए राजा से युद्ध किया | 
लाडों में से अधिकांश ने राजा की सहायता की ओर ग्रामीण जनता 
ने भी पूर्णतया राजा का साथ दिया। परन्तु नगर-निवासी तथा मध्यम 
श्रेणी की जनता पालिमेंट के पक्ष में रही । भीगेलिक विचार से देश के 
उत्तरी तथा पश्चिमी भागों के लेग राजा के पक्ष में रहे; श्लोर दक्षिणी 
तथा पूर्बी भागों के लेगे ने, जहाँ व्यापार का केन्द्र होने के कारण 


१०४ इंगलेंड का इतिहास 


जनता शिक्षित ठथा नागरिके के अधिकारों के भमली भाँति समभने- 
बाली थी, पालिमट का पक्ष लिया। राजा के दलवाले कैवेलियर$ 
((७ए७)॥७7७) कदलाने लगे; क्योंकि उनके पास सबारों की सेना 
अधिक थी। पराहिमेंट दल में अधिकांश ब्राल कटे हुए प्ये।रटन थे, इस 
कारण उनका नाम राउंड हेड + ((१0070॥88095) पड़ गया। 

युद्ध की मुख्य-मुख्य घटनायें--लन्दन राजधानी के सब लोग 
राजा से विमुख हा गये थे। चाल्स ने अपने एक अफ़सर को उत्तरीय 
प्रान्त से और दूसरे के एसॉय प्रान्त से आकर लन्दन पर आक्रमण 
करने की आशा दी। परन्तु वे दानों अफ़सर अयने ही प्रान्तों के विद्रोह 
शान्त करने में बुरी तरह से फंसे हुए थे; श्र इस कारण चाल्स का 
राजधानी पर अधिकार जमाने का प्रयत्न सफल न हे सका । 

अब राजा ने आयरलंट की कैथालिक जनता से सहायता माँगी; 
ग्रोर यह देखकर पालिमेंट के पत्चवालों ने स्कॉटलड-नवासियों के। 
अपनी और मिला लिया । एक सान्धपत्र (80|0गा] ९॥४४९ &0 
(00ए०॥७॥४) पर सकॉटलेंड तथा पालिमेंट के नेताओं ने हस्ताक्षर 
किये, जिसके अनुसार स्कॉयलेंडवाला ने पालिमेंट के दल का इस शत 
पर सहायता देना स्वीकार किया कि इंगलेंड के चच के भी स्कॉटलेंड 
के चच का भाँति प्रेस्बटेरियन बना [दया जायगा । 

क्रॉम्‌वेल तथा “नई आदशे सेना” का संघटन--युद्ध-काल में 
अपनी रक्षा करने के लिए अलग-अलग प्रान्तों ने छोटी-छोटी मंडाॉलयाँ 
चुनकर कुछ सैनिक एकत्र कर रखे थे | उनमें से पूर्वीय मडली ([08॥0१॥ 
ै88009607) का सेनापति ओलिवर क्रॉमवेल (0॥ए७" (॥0॥- 
ज्0]]) था, जो योग्य नेता तथा सादसी वीर था। उसके सैनिक बड़े सीख 
हुए थे और वे “आयरन साइडस” ([7078068) या बार सैनकके नाम 
से प्रसद्ध हैं। क्रामवेल अपनी सेना सहित पालिमेंट दल का पक्ष लेकर गणह 
# घुड़सवार । 
$ गोल अथांत्‌ मुड़े हुए सिरवाले | 





चाल्स प्रथम श्व्पू 


युद्ध में सम्मिलित हुआ और तुरन्त द्दी उसने गास्टन मूर (७7800 
४४००7) नामक स्थान पर राजा के दलवालों के। परास्त किया। क्रॉमवेल 
के अनुरोध से पालिमेंट ने यह प्रस्ताव (]॥6 80॥-007 972 079- 
7&70०) स्वीकृत किया कि पार्लिमेंट के सब सदस्य सेना से श्रपना 
सम्बन्ध हटा लें। अब तक यही सदस्य सेना के मुख्य-मुख्य पदों पर थे; 
परन्तु इनको युद्धकला का केई अनुभव न था। इसके पश्चात्‌ एक 
“नई आदर्श सेना? (]प06 ]ए७ए >०१०। &जा५ए) तैयार की गई, 





चाल्स प्रथम (क्ैंद में) 
जिसमें केवल युद्ध-कला की येग्यता के अनुसार सैनिक तथा अफ़सर 
नियुक्त किये गये। क्रॉमवेल ने भी, पालिमेंट के सदस्य दाने के कारण, 


१०६ इंगलेंड का इतिहास 
अपने सैनिक पद से त्यागपत्र दे दिया था; परन्तु सैनिकों के अनुरोध 
करने पर उसने सवारों का अफ़सर होना मंज़र कर लिया | 
जे न्‍ प्‌ एड ज्ञ के 
राजा का क़ेद होना--“नई आदश सना” ने राजा के नेज़बाई 
(९४४०॥))) नामक स्थान पर बुरी तरह से परास्त किया; और अब 


कु. “के 


। 
5 
हि 
हे 
] 

| 
कक 


छ 
०८, 


3८, ८ 





के इंगलेंड का यूह-युद्ध (१६४३) 
राजपक्षवालों के सफलता की केई आशा न रह गई। राजा ने स्कॉट- 
ड की सेना में जाकर शरण ली और वहाँ वह सम्मानित क़ेदी की 


चाल्स प्रथम १०७ 


भाँति रहने लगा | म्कॉटलेंडवालों ने चाल्स को प्रेस्बिटेरियन सिद्धान्तों 
के स्वीकृत करने पर बाध्य करना चाहा, परन्तु उसने साफ़ जवाब दे 
दिया। इस पर उन्होंने राजा के इँगलेंड की पालिमेंट के सुपुद कर 
दिया। युद्ध में सम्मिलित होने के बदले में चालीस हज़ार पाउंड पुर- 
स्कार लेकर स्काटलैंड की सेना अपने देश के लौट गई 

पालिमेंट और सेना में कगड़ा--युद्ध समाप्त हो जाने के कारण 
अब पालिमेंट ने “नई आदश सेना” का विसजन करना चाहा | परन्तु 
सेनिकों के वेतन श्रभी पूरी तरह नहीं चुकाये गये थे; और बिना वेतन 
लिये वे लेग हटने के तेयार न होते थे । इस प्रकार सेना और पार्लि- 
मेंट में कगड़ा चला; ओर दोनों में धार्मिक विषयों में मतभेद होने के 
कारण यह रगड़ा ओर भी बढ़ गया। प्योरिटन लोग इस समय दो दलों 
में विभक्त हो गये थे । एक दल तो प्रेस्बिटेरियन ([2/.880 ए॥07 ७9) 
लोगों का था, जो स्कॉटलेंड के चच की संस्था के अतिरिक्त शेष सब 
धामिक संस्थाश्रों के विरोधी थे और पार्लिमेंट में जिनकी संख्या अधिक 
थी | दूसरा स्वतन्त्र-दल ([70०9०7060769) था। इस दल के लोग , 
किसी विशेष प्रकार की संस्था के पक्षयाती न थे और सबके पूर्ण 
धामिक स्वतन्त्रता देना चाहते थे। “नई आदश सेना” में इनकी 
संख्या अधिक थी | 

क्रॉमवेल ने पहले दोनों दलों में समभोता कराना चाहा; परस्खु 
यह प्रयत्न निष्फल द्वाने पर उसने सेना का पक्ष लिया। सेना ने बल- 
पूवंक राजा के पालिमेंट से छीन लिया; और उसके सम्मुख सन्धि करने 
के प्रस्ताव उपस्थित किये। यद्यपि वे शर्ते राजा के लिए बुरी न थीं, 
परन्तु फिर भी उसने उन्हें स्वीकृत न किया । कुछ ही दिनों में चाल्त 
किसी प्रकार से सेना के हाथों से निकल भागा और सकुशल वाइट 
द्वीप (8]6 ० ५४।६॥॥) में पहुँच गया । 

द्वितीय गृद्य युद्धअब राजा ने फिर स्कॉटलैंडवालों से पत्र-व्यव- 
द्वार आरम्म किया; ओर उनके प्रेस्बिटेरियन सिद्धान्तों के स्वीकृत करने 





श्ग्द इँगलेंड का इतिहास 


की शर्त मी शान ली . इस पर स्कॉग्लेंडवालों& ने इस बार राजा का 
पक्त लेकर युद्ध करना आरम्म किया, ओर अँंगरेज़ी च्वालो ने भी उनका 
साथ दिया। इस प्रकार द्वितीय णह्य युद्ध (४०८०१ (॥शा। एफ) 
का आरम्म हुआ | “नई आदश सेना” क्रॉमवेल के नेतृत्व में स्कॉटलैंड 
के रवाना हुई | चलने से पहले उस सेना ने यह प्रण किया कि विजय 
प्राप्त करके लौटने पर चा।ल्स से, जिसके कारण देश में इतना रक्तपात 
हुआ है, अवश्य पदला लंग । “नई आदश सेना” ने स्कॉटलैंडवालों 
के परास्त किया और बट़े समारोह से लौटकर वह इंगलेंड आई | 

चाल्स के प्राणदंड -अब सेना ने राजा पर अमियाोग चलाना 
चाहा। लेक-सभा (प्0ए५७ ० (00॥70॥9) के जिन सदस्यों से 
यह भय था कि बे राजा के पक्ष में रहेंगे, उन्हें सेना के अफ़सर प्राइड ने 
बलपूर्वक सभा-मवन में न आने दिया। केवल वही सदस्य अन्दर जाने 
पाते थे जो राजा के दंड देने के पक्ष में थे। इस घटना के 400'& 
एपर'्ट०) कहते हैं ।-लेक-सभा की इस बैठक में कुल ८० तद॒स्य सम्मि- 
लित हुए थे; परन्तु उन्होंने समस्त पालिमेंट के अधिकार ५े आधार पर 
तुरन्त एक न्याय-सर्मात बनाई जिसका प्रधान ब्रेंडशां (78088 कल) 
था | इसी समिति के सम्मुख राजा के अपराध का विचार आरम्भ हुआ 
चाल्स ने कहा कि इस न्याय-समिति के राजा पर अभियेग चलाने का 
केाई अधिकार नहीं हे | इसके सिवा उसने केई सफ़ाई पेश न की, जेसी 
कि पहले से ही आशा थी। न्याय-समिति ने चाल्स के “अत्याचारी, 
देशद्रोही तथा घातक” ठहराया और उसे प्राणदर्ड की थ्राशा दी | 

३० जनवरी सन्‌ १६४९ के अपने ही राज-भवन के सामनेवाले 
मैदान म॑ चाल्स का वध हुआ। वध-दंड के समय उसने बड़ी शान्ति तथा 


# प्रथम गद्य युद्ध में स्कॉटलेंडवालों ने इंगलैंड की पालिमेंट के 
पक्ष का साथ दिया था । 

7 सेना के अफ़सर प्राइड का बल-पूवक कुल सदस्यों के लोक- 
सभा से निकालना । 


११० इंगलेंड का इतिहास 


पैय्यं से काम लिया | उसने कहा--“मैंने इसलिए गम वस्त्र पहन लिये 
हैं, जिसमे मेरे शातकाल के कारण काँपने के लोग भय से काँपना न 
समभे |” चाल्स ने प्राणु-दंड के समय जैसा शान्त स्वभाव तथा साहस 
का परिचय दिया, यदि वैसा दी स्वभाव और साहस उसका सदा रहता, 
तो उसे यह दिन न देखना पड़ता | जनता की स्वतन्त्रता की रक्षा के 
नाम पर इतना रक्तपात' हुआ था; श्रार अन्त में स्वय शजा स्वतम्तवता 
देबी की भेंट चढ़ाया गया । 


मुख्य-मुख्य तिथियाँ 
सन्‌ १६२५--चाल्स प्रथम का राज्या।भभपक | 
" १६२६--बरकिग्धम पर अ्रमियाग , 
४ १६२८--अधिकार-या चना? (20॥00॥ ० रे) | 
१ १६३७-हैम्पूडन प “जहाज़ी कर” (8॥% 0०7०5) को 
मुक़दमा 
१६४०-- अल्पयकालिक पालिमेंट”? (॥० [?'[कग0॥0) | 
१६४०-४३-- प्रलम्ब पालिमेंट? ([,0॥9 ?8/"&॥0॥0) । 
१६४१-्ट्रेफ़ोड के प्राण-दंड | 
१६४१--“महान्‌ विरोध-पत्र” ([५७ छाणाए.. शशा०रा- 
80"8706 ) | 
». १६४४--मास्टन मूर का युद्ध 
9» १६४५४--नेज़बाई का युद्ध । 
१६४९--चाल्स के प्राण-दंड | 


हु जा ओर 


तीसरा परिस्छेद 


ई चर रू _ 
रगलहर में प्रजातन्त्र तथा संरक्षित राज्य 
(१) प्रजञातन्त्र राज्य 


प्रजातन्‍्त्र राज्य--पालिमेंट की लोक-सभा (प0प86 ० 
(07078) के जिन ८० सदस्यों की मडली ने चाल्स प्रथम के 
प्राश-दंड की आजा प्रकाशित की थी, उन्हीं ने अब राज्य का संचालन 
अपने हाथ में लिया | यह मंडली “चीण पालिमेंट” ([५७ फिपा 
[ह्ातताए।। के नाम से प्रसिद्ध है आर इसने राजा तथा लाड्ड- 
सभा दोनों के जनता की स्वतन्त्रता का नाशक ठहराकर इंगलेंड में 
प्रजातन्त्र राज्य ((00॥0॥ ४०७॥॥)॥) स्थापित किया। प्रबन्ध-काय्य 
चलान के लिए ४१ सदस्यों की एक राष्ट्रसभा ((१0प्रा70) ०0 ४॥9॥0) 
बना; गई। उसका प्रधान वहीं ब्रेडशाँ (]॥/008॥9ए) था जिसने 
चाल्स के प्राणदड की आज्ञा सुनाई थी। प्रसिद्ध कवि जॉन मिल्टन 
(09॥75 ॥॥0०0॥) इसके विदेशी विभाग का मन्त्री था; और क्राँम- 
वेल भी इसदे मुख्य सदस्यों में से एक था | 

आयरलड और स्कॉटलेड में कलह --आयरलेंड की कैथॉलिक 
जनता बराब- राज्य-पक्ष की समथंक रही थी: और च्राल्स प्रथम की 
मृत्यु होने पर आयरलंडबाज़ों न उसके पुत्र के, चाल्स द्वितीय के नाम 
से, अपन राजा मान लिया । क्रॉमवल ने एक भारी सेना ले जाकर 
आयरलंडवालां के परास्त किया; और बढां प्रबन्ध करने के [लए अपने 
एक सद्दायक सनिक अ्रफ्ुतर के छेाइकर स्वयं इंगलेंड लौट आया। 
आयरलड के ज़मींदारों की जायदाद छीनकर अ्रंगरज़ों में बाँठ दी गई' | 
इन अत्याचारों के कारण आयरलंड में बहुत दिनों तक अशान्ति 
फेली रही , 

हम ऊपर कह आये हैं कि द्वितीय गद्य युद्ध म॑ स्कॉटलैंड के प्रेस्बि- 
रेरियन लोगों ने राजा का पक्ष लिया था | शअ्रव॒ उन्होंने चाह्स प्रथम 
छे पुत्र के देश म॑ बुलाकर उसका राज्यामिषपेक भी कर डाला। इस 

श्श्श 








+2 


0 


3 

रा मल जी 
कि 

री | 

अ ; 

| 


|] 
का बह 


ह 
मी 


इंगलेंड में प्रजातन्त्र तथा संरक्षित राज्य ११३ 


पर अंगरेज़ी प्रजातन्त्र राज्य की ओर से क्रामवेल ने स्कॉटलेंड पर चढ़ाई 
की ओर वहाँवालों के डनवर (])0॥087) नामक स्थान पर परास्त 
किया | अगले वर्ष जब स्कॉटलंड की सेना इँंगलेंड पहुँचने का प्रयत्न कर 
रही थी, तब फिर वारसेस्टर (५४०॥८८७॥०/) नामक स्थान पर क्रामबेल 
ने उस पर मारी विजय प्राप्त की | अब स्कॉयलेंड में भी एक सैनिक 
अफसर शासक नियत कर दिया गया; और ऐसी*स्थिति में चाल्स प्रथम 
के पुत्र ने निराश होकर फ्रांस जाकर शरण ली | 

“ज्ञ|ण पालिमेंट” का विसजेन--'क्षीण पालिमेंट? (]॥० 
[एा]) से देशवासी शीघ्र ही तंग आ गये। उसमें अब केवल ८० 
सदस्य रह जाने के कारण वह नाममात्र की ही पालिमेंट थी | उसके 
सदस्य केवल अपने ही मित्रों के बड़े-बड़े पदों पर नियुक्त करते थे: 
इससे उनकी बदनामी ओर भी अधिक बढ़ गई। सब यही कहते थे 
कि नया निर्वाचन होना चाहिए। परन्तु “ज्ञीण पालिमेंट” के सदस्य 
विसजित होने के लिए सहमत न थे | ऐसी अवस्था में क्रांमवेल ने कुछ 
सैनिकों की सहायता से बलपूवक उसके सदर्स्या के सभा-भवन से 
निकाल बाहर किया ओर प्रधान की मेज़ पर रखे हुए राजदंड (])७ 
७७९०७:९7४ 0800) का, जो पालिमेंट के अधिकार का चिह्न माना 
जाता है, उठाकर फेंक दिया। इस काय में देशवासियों की पूर्ण 
सहानुभूति थी और इसलिए इस पालिमेंट के विसजंन का समाचार 
पाकर सब लेग बहुत प्रसन्न हुए. | कहते हैं कि “ज्ञीण पालिमेंट” के 
सदस्यों की सहायता के लिए. “देश में एक कुत्ता भी न भोंका” । 

संरक्षित राज्य की स्थापना--श्रत्र देश में केवल सेना का अधिकार 
रह गया, छिसका नेता क्रॉमवेल था | एक दूसरी पालिमेंट बुलाई गई; 
जो अपने एक सदस्य के नाम पर बेयरबोन्स पालिमेंट (8क॥'000॥65 
ए9॥7७॥)९०॥॥) के नाम से प्रसिद्ध है। परन्तु वह भी शीघ्र ही विस: 
जित कर दी गई | उसके विसजन के पश्चात्‌ “राज्य साधन? ([॥8- 
07606 07 000ए४७॥०॥ नामक एक नई शासन-प्रणाली 


११४ इंगलड का इतिहास 


बनाई गई | इसके अनुसार क्रांमवेल के सरक्षक ([,070 ?7066९॥07) 
की पदवी दी गई; और इंगलेंड, स्कॉटलेंड तथा आयरलेंड तीनों 
देशों के एक हो राष्ट्र में मिला दिया गया | पा्लिमेंट में केवल लेक- 
सभा होती थी और उसमे तीनों देशों के प्रतिनिधि बुलाये जाते थे | 
सरक्षुक की सद्दायता के लिए एक राष्ट्र-सभा (00प्राल ० 8॥80०) 
नियत की गई, जिसके सदस्यों के संरक्षक पदच्युत न कर सकता था | 
पालिमेंट का अधिवेशन करने तथा उसे विसर्जित करने का अधिकार 
संरक्षक के दिया गया | इस नई शासन-प्रणाली का मुख्य उद्देश्य यह 
था कि संरक्षक तथा पालिमेंट दोने। में से किसी का अधिकार सीमा से 
बढ़ने न पावे । इस प्रकार अब संरक्षित राज्य का प्रारम्भ हुआ | 
(२) सरकज्षित राज्य 
(॥॥७ ।2/040७40॥'॥8) 

क्रॉमबेल और पालिमेंट--सराज्षत राज्य के समय में क्रॉमवेल 
शोर पालिमेंट में उसी तरह भंगड़ा हुआ, जैस पहले दोनों स्टुअट 
राजाओं और पालिमेंट में 
हुआ था। क्रामवेल वास्तव 
मं पालिमेंट-द्वारा शासन के 
पक्ष में नहीं था। क्रॉमवेल 
को पालिमेंट बस नाममात्र 
ही देश की प्रतिनिधि-सभा 
होती थीं क्‍योंकि वह ऐसे 
लोगों के कभी निर्वाचित न 
होने देता था, जो उसकी 
नीति के विरोधी होते थे। 
अब देश-वासियों के पता 
चला कि राजनीतिक परि- 
बतंन से जनता की स्वतन्त्रता 


ला हल ्ल्ााः 
5 8 कं > 
मे ह है 
यकृत, गन 2८८ 
चलज्च्ज्ल-डञा - का बटर 


22 “5 


१५... 
व | विजय न्‍्ञ्टं 


सा हा है है| 
हे है आह 

रु 0०0४४ 

घ का 





श्रोलिवर क्रॉमवेल 


इंगलैंड में प्रजातन्‍्त्र तथा संरक्षित राज्य श्श्पू 


की कुछ भी वृद्धि नहीं हुई । एक स्वेच्छाचारी राजा के स्थान पर देश 
में सेना के एक नेता का प्रभुत्व स्थापित हं। गया। सरक्ञित राज्य की 
पहली पालिमेंट ने संरक्षक के अधिकारों के कुछ कम करना चाहा । 
इस पर क्रामवेल ने शीघ्र ही उसके विसरजित कर दिया | 

सेनिक शासन (७५. 08090 9॥)-ईसके बाद 
स्पष्ट रूप से सेनिक शासन का आरम्म हुआ | ऋमिव्रेल ने समस्त इईँग. 
लेंड के दस ज़िलों में बॉय्कर प्रत्येक ज़लि में एक मेजर जनरल के। 
शासक नियत कर दिया । उसने अपने ही अधिकार से कर भी लगाना 
आरम्भ कर दिया; ओर मेजर जनरलों के आजा दे दी कि राज-पक्त 
वालों क॑ ग्राय से दस प्रति सैकड़े के हिसाब से, राजकेाप के लिए कर 
वसूल किय जाय ' संरक्षक के विरुद्ध जा पुस्तक तथा लेख आदि प्रका- 
शित होते ५ वे ज़ब्त क* लिये जाते थे। नाट्यशालाय तथा मनो- 
विनोद के श्रन्य सब स्थान बन्द कर दिये गये । परन्तु यह मानना 
पड़ेगा कि नियमानुमोदित शासन का इस प्रकार उल्लद्दन होने पर भी 
देश में पूणंतथा शान्ति रही और इस काल मे इंगलेंड की आर्थिक दशा 
खूब उन्नत हुईं। क्रामवेल का उद्देश्य अवश्य देश का हित करना था; 
परन्तु इस उद्देश्य क' पूर्ति सेना की सहायता से की- जाती थी; इस- 
लिए क्रॉमत्रेल कभी लेकप्रिय न हो सका ' 

“विनीत परामश तथा प्राथना”--क्रॉमवेल ने दूसरी बार फिर 
एक नई पालिमेंट का अधिवेशन किया । इस वार पालिमेंट के सब 
सदस्य संरक्षक के समर्थक थे उन्होंने एक नई शासन-प्रणाली तैयार 
की ओर “्वनीत परामश तथा प्राथना” ([%७ प्रष्चा७ ैतरां०० 
270 720४४॥07) के रूप में उसे क्रॉमवेल की स्वीकृति के लिए 
उसके समक्ष उपस्थित किया । इसके अनुसार क्रॉमवेल के “राजा” 
बनाने ओर उसके अपना उत्तराधिकारी चुनने का अधिकार देने का 
प्रस्ताव किया गया। दूसरा प्रस्ताव यह था कि लेाक-सभा के श्रतिरिक्त 
एक लाड-सभा भी बनाई जाय, जिधके सदस्यों के क्रॉमवेल स्वयं 


११६ इगलेड का इ।तहास 


नियुक्त करे। सेना के लोग क्रमवेल के “राजा”? बनाना पसन्द न 
करते थे; ओर इसलिए उसने यह उपाधि स्वीकृत न की । परन्तु प्रस्ताव 
की और सब बाते मान ली गई' और उनके अनुसार शासन होने लगा | 
केवल “राजा”? का नाम न था; परन्तु क्रमतरेल के सब तरह से राजा 
के-से अधिकार प्रा थे। दूसरी बार उसके 'सरक्षक” हाने के उपलक्ष 
में बड़े समारोह से दरबार किया गया । 


(३) पर-राष्ट्रनीति 
(|70"९७27॥ 720|09) 

हॉले ड से प्रथम युद्ध (788 ])प00॥ ४४४/)-- “अरमडा?? 
की पराजय के पश्चात्‌ से स्पेन की समुद्री शक्ति घटने लगी थी | श्र 
मत्रहवीं शताब्दी में इंगलइ आर हॉलेंड की समुद्री शक्ति का मुक़ाबला 
था | हॉलइवालों ने अपने जह्ाज़ इतने बढ़ा लिये थे कि इस समय 
समस्त भुमडल के इउशों में प्राय: विदेशी माल हॉलिंड के जहाज़ों के द्वारा 
दी आया-जाया करता था। एक देश से दूसर देश तक माल पहुँचाने 
में हालेंड एकाधिकारी-सा हो रहा था। उसका यह काम कम करके 
ग्रगरेज़ी व्यापार की उन्नात करने के आशय से इंगलेंड की पालिंमेंट 
ने सन्‌ १६४१ में “समुद्री व्यापार-नियम?” (ऐिवराए्त्ााणा ०) 
ध्वीकृत किया, जिसके अनुसार यह निश्चित हुआ कि जितने देशों का 
माल इँगलेंड में आवे, वह या तो उन्हीं देशों के जहाज़ों-द्वारा या 
ग्रंगरेज़ी जहाज़ों द्वारा पहुँचाया जाय । इस नियम का समाचार पाकर 
हॉलेंडबाले भला कब चुयवाय बैठ सकते थे ! उन्होंने शीघ्र ही इँगलेंड 
से युद्ध ठान दिया । युद्ध में पहले तो हॉलेंडवालों की विजय हुई; परन्तु 
अन्त में अँगरेज़ी समुद्री अफसर ब्लेक (0 0॥॥8] 3|9:०) ने हॉलैंड 
के जहाज़ी बेढ़े के बुरी तरह परास्त किया। परिणाम यह हुआ कि 
हॉलेंडवालों के सन्धि करनी पड़ी, जिसके अनुसार उन्हें इंगलिश चेनेल 
में इंगलेंड की पताका (शशा2॥9॥ ७2) का सम्मान करने के लिए 


इंगलेंड में प्रजातन्त्र तथा संरक्षित राज्य ११७ 


बाध्य हेना पड़ा। एक प्रकार से उन्होंने “समुद्री व्यापार नियम” भी 
मान ही लिया, क्योकि सन्धि में उसका केाई विरोध नहीं किया गया 
था। आगे चलकर हॉलेंड से दो और युद्ध हुए, जिनके विषय में चाल्स 
द्वितीय के विवरण में उल्लेख किया जायगा | 

स्पेन से युद्ध सरक्षक क्रांमवेल इँगलेंड के धमंरक्षा के काय्य मे 
समस्त प्रोटेस्टेंट राज्यों का नेता बनाना चाहता था । स्पेन की कैथो 
लिक'जाति को अंगरेज़ सदा अपना शत्रु समझते थे | क्रामवेल ने फ्रास 
के राजा लूई चादहवें ([,0पां5 ४9) के अपनी ओर मलाकर 
स्पेन के विरुद्ध युद्ध ठान दिया | थोड़े ही दिनों में जमायका (तक 
04) द्वीप स्पेन से छीन लिया गया ओर तब से यह बराबर इंगलैंड 
के अधीन है। ब्लेक ने (8 0॥78| ]3]8:6) कई बार समुद्री युद्धों 
में स्पेनवालों के परास्त किया: परन्तु अन्त में इंगलंड लाठते समय 
जहाज़ पर ही इस प्रसद्ध समुद्री अफ़सर की मृत्यु हां गई । 

पर-राष्ट्रनीति का परिणाम--क्रमवेल की पर-राष्ट्रनीत पूर्णतया 
सफल रही | इसी लिए, कहा जाता है, कि “देश में क्रामबेल का यश 
उसके विदंशों में हानेवाले यश के सामने कुछु भी न था” | पहले दोन। 
स्टुअट राजाओं की पर-राष्रनीत को विफलता के कारण इंगलेंड की 
प्रातड्ठा यारपीय राजनीतिक क्षेत्र में बहुत कम रह गई थी। परल्तु 
क्रामवेल ने फर इंगलड का यश देशान्तरों में फेला दिया । हॉलेंड पर 
विजय प्राप्त करने से इंगलेंड की व्यागारक्र स्थिति में बहुत उन्नात हुई 
ओर अब अंगरेज़ी व्यापारक तथा से नक ज़हाज़ा की संख्या दिन पर 
दिन बढ़ने लगी। इंगलेंड के अब स्पेनियों से, जिनका सेलहवीं 
शताब्दी में हर समय भय लगा रहता था, कुछ भी भय न रह गया। 
अब अँगरेज़ बेघड़क हाकर देशान्तरों में उपानवेश स्थापित करने लगे । 
क्रॉमवेल की पर-राष्ट्रनीत में बस एक ही कर्मी थी | फ्रांस को स्पेन के 
विरुद्ध सहायता देने से लुई चोदहवें कौ शक्ति बहुत बढ़ गई, और 
आगे चलकर हम देखेंगे कि फ्रांस की शक्ति से यारपीय राष्ट्रों के शक्ति 


श्श्ध् इगलेंड का इतिहास 


सन्तुलन (90० ० 0 छ़ञ७/) के उसी प्रकार भय हो गया, जिस 
प्रकार श्रब तक स्पेन से था । 


क्रॉमवेल के कार्या की समालोचना--क्रॉमवेल के देश-हितेषी 
होने म॑ कोई शंक्रा नहां हा सकती । उसने देश का बहुत उपकार 
किया। उस जैसे येग्य शासक की अनुयस्थिति में न जाने राजा के 
प्राशदंड के पश्चात्‌ देश में क्या क्या भयकर काण्ड होते। क्रॉमवेल का 
शासन “सैनिक शासन” था, इस कारण वह सलवंप्रिय न हो संका; 
परन्तु यह उसी के प्रयत्त का फल था कक प्रजातन्त्र राज्य के काल में 
देश में मुख श्रोर शान्ति बनी रही | सब धर्मों के स्वतन्त्रता दी गई; 
और इस काल में पहली बार इँगलेंड, स्कॉटलेंड और आयरलैंड रक 
साम्राज्य म॑ सम्मिलित रए | अन्तरराष्ट्रीय क्षेत्र में क्रामवेल ने ईंगरलेंड 
के लिए जा कुछ किया, उसके लिए. देश सदा उसका कृतश हहेगा। 
क्रामवेल के स्वेच्छाचारी परन्तु ह्वितकारी शासन-काल में गह्म युद्ध के 
भगड़े-बखेड़ें के पश्चात्‌ देश के पुन. बल संचित करने का अवसर 
मिल गया, आर देशवासी उप्त उन्नात में सम्मिलित होने के लिए 
तेयार हो गये, जो आगे चलकर “पुनः रज्य-स्थापन? (]१08॥078- 
000) के समय,से आरम्म देगी । 


(७) पुनः राज्य-स्थापन 
(९९०78 |68त79 ॥0 ॥॥6 ]६९७०घ४४0॥) 


रिचर्ड क्रमवेल--सन्‌ १६५४८ में क्रॉमवेल की मृत्यु हुई। उसके 
अपना उत्तराधिकारी नियत करने का अधिकार दे दिया गया था: और 
अब उसका पुत्र रिचड क्रॉमूबल ([0॥970 *'7णाक्न७)) उसके 
स्थान पर संरक्षक नियत हुआ । शासन-काय्य के लिए. रिच॒ड सबंथा 
अयेग्य था ओर सेना से उसकी बिलकुल न बनी । नो ही महीने बाद 
उसे अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा ओर बह फ्रास चर गया | 


इँगलेंड में प्रजातन्‍त्र तथा संरक्षित राज्य ११९ 


श्रव्यवस्था का व्ष--संरक्षक के त्यागपत्र के पश्चात्‌ एक वर्ष 
तक बहुत गड़बड़ी रही | सना के श्रब बड़ी कठिनाई यह आ पड़ी थी 
कि शासन-काय्य किस प्रकार चलाया जाय | राजा के समय की “प्रलम्ब 
पालिमंट” (],०ाए. रिवातंक्वाएव) को फिर अश्रधिवेशन किया 
गया; और उसमें उन सदस्यों के भी बुलाया गया जिन्हें सैनिक अफ़सर 
प्राइड ने बलपूबक हटाकर इस पालिमेंट का “नब्षीण पालिमेंट” 
(06 रिप्रा।) बना दिया था। परन्तु पहले की भाँ।त इस पालिमेंट 
की सेना से किर न बनो आर गड़बड़ी बराबर जारी रही । ऐसी अवस्था 
में विचा२-शील देशवासियों ने समक लिया कि बिना पुनः राजकीय शासन 
की स्थापना के देश म॑ शान्ति स्थापित नहीं हो सकती । यह विचार करके 
जनरल माक ((।6079॥] 0|0॥0|), जे उस समय प्रजातत्र राज्य की 
श्रोर से स्कॉटलंड की भेना का सेनावरति था, अपने सेनिकों के लेकर 
लन्दन पहुँचा और उसके अनुराध से 'प्रलम्ब्र पालिमेंट” ने विसजन 
होने का प्रस्ताव पास किया । इस पालिमेंट का तेरह वर्ष (१६४०- 
१६४३) तक आधधवशन हाने पर क्रामवल ने इसके “्षीण भाग” का 
वसजन किया था, और अब एक वष से कुछ अधिक (१६४९-१६६०) 
समय तक आधवेशन होने पर इस पालिमेंट का अन्त हुआ । 

पुन: राज्य-स्थापन (]"॥० [६९४४०7/७(४०7)-इसके बाद समस्त 
देश में एक “प्रतिनिधि सभा”? (]॥७ (!0॥ए९७॥॥0॥) का निर्वाचन 
हुआ, जिसने इस विपय पर विचार करना आरम्भ किया कि देश 
में स्थायी शान्ति स्थापित करने के लिए किस प्रकार की शासन- 
प्रणाली बनाई जाय । इसी समय चाल्स प्रथम के पुत्र ने, जो अपने 
पिता के प्राणु-दंड के समय से अपने के बराबर “'चाल्स द्वितीय” कहता 
था, हलेंड के ब्रंड़ा नामक नगर से, जहाँ वह उस समय रहता था, 
एक घोषणा प्रकाशित को, जा “जड़ा की बेपणा”? (])60९|क॥एक0ा 
0 ]7009) कहलाती है | इसम॑ सब आअरराधियों के ऋ्ञमा करने, 
धार्मिक स्वतत्रता देने शोर सेना का वतन चुकाने इत्थाद का वचन 


१२० इंगलेंड का इतिहास 


था । इसका समाचार पाते ही “प्रतिनिधि सभा” ने निर्णय किया कि 
पूथ परम्परा के अनुसार देश का शासन “राजा, ला्ड और लेक-सभा” 
द्वारा ही होना चाहिए। इस निणय के अनुसार २९ मई १६६० के 
चाल्स दितीय ने लन्दन में प्रवेश किया और समस्त देशवासियों ने 
हृदय से उसका स्वागत किया। यह घटना इतिहास में “पुनः राज्य- 
स्थापन” ([१०४॥० ।६४0॥) के नाम से प्रसिद्ध है । 

प्रजातन्त्र राज्य की विफलता--इस प्रकार प्रजातन्त्र राज्य का 
अन्त हुआ | कई कारणों स जनता इस राज्य से कभी संतुष्ट नहीं हो 
सकती थी | जनता की स्वतन्त्रता के नाम पर राजा से युद्ध हुआ था; 
परन्तु इन ग्यारह वर्षो मं जनता के अधिकारों की रक्षा तो अलग रही, 
उलटे देश में स्पष्ट रूप से “सैंनक शासन” स्थापित हो गया | क्रॉमवेल 
देश हितेषी अवश्य था, परन्तु उसका शासन वास्तव में सैनिक शासन था। 
इस कारण प्रजातन्त्र राज्य के प्रति जनता को सहानुभूत कभी न दे 
सकी | “पुनः राज्य-स्थापन” से सब देशवासी प्रसन्न हुए; और यह 
विचार फेलने लगा कि रक्त-पात के स्थान पर ।नयमानुसार रीते से 
खान्दोलन करना ही जनता के अधिकारों के रक्षा का एकमात्र माग हे | 

हु म्ुख्य-मुख्य तिथियाँ 

सन्‌ १६४९--प्रजातंत्र राज्य की स्थापना | 

» २१३६५०--डनवर का युद्ध । 

» १६५४१--वारसेस्टर का युद्ध | 

» २६४१--“समुद्रां व्यापार नियम”? (६४ए४४७४०॥ ॥०४) । 

» १९५३--क्रॉमवेल का “सरत्ष॒क” बनना | 

» २६५२-१६५४-हॉलेंड से प्रथम युद्ध | 

8 १ ९र८--करे। मवेल की झ्त्यु । 

# ९१३६०-- पुनः राज्य-स्थापन” (१9 4६०७४07:8007) 


चोथा परिच्छेद 
चात्स द्वितोय 


( सन्‌ १६६०-१६८५ ) 


चाल्स द्वितीय का स्वागत--“पुनः राज्य-स्थापन” (र९४४०79- 
(607) से सब देशवासी बहुत प्रसन्न हुए; क्योकि प्रजातन्त्र-काल के 
“मैनिक शासन” से सब लेग असन्तुष्ट थ। चाल्स द्वितीय का राज्या- 
भिषेक बड़े समारोह से हुआ और जनता ने हृदय से राजा का स्वागत 
किया। चाल्स ने कहा--“यह मेरा ही अपराध है कि मेंने इससे पहले 
देश के लोटने का विचार न किया | यहाँ में जिससे मिलता हूँ, उससे 
यही पता लगता है कि देशवासी मेरे आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे [? 
चाल्स द्वितीय के राजत्वकाल के वर्णन के हम दो भागो में विभक्त कर 
सकते हैं--(१) अ्रन्तर्यद्रीय स्थित ( [0छंट्॥ 0॥॥08 ) और 
(२) गह-स्थित ( ])0॥6800 [?0॥क्‍68 ) | 


नस 


कई 


(१ ) अन्‍्तराष्ट्रोय स्थिति तथा हालेड से युद्ध 


चाल्स द्वितीय की पर-राष्ट्रनाति - क्रॉमवेल की भाँति चाल्से 
द्वितीय भी फ्रास से मित्रता रखना चाहता था और स्पेन तथा हॉलेंड 
के इंगलेंड का शत्रु समझता था । परन्तु क्रॉमबेल और चाल्स में भारी 
अन्तर यह था कि चाल्स धीरे-धीरे फ्रास के राजा लूई चौदहवे के हाथों का 
ब्रिलकुल खिलौना बन गया | चाल्स की माता फ्रांत की ही थी और प्रजा- 
तंत्रकाल में चाल्स ने फ्रांस में हो शरण ली थी | लुई चौदहवाँ (],0प्रां& 
४9) उसे घन की सहायता देता था; और उसी सहायता के भरोसे 
चाल्स के पालिमेंठ से नये राज-कर स्वीकृत करने की अधिक आवश्यकत' 

१२१ 


१२१२ इंगलेंड का इतिहास 


न होती थी। लूई के अनुराध से चाल्स ने पुतंगाल की राजकुमारी 
कैथराइन से विवाह किया । इस विवाह के दहेज़ में उसे भारतवष के 
पश्चिमी तट का बम्बई नामक बन्दरगाह प्राप्त हुआ, जे उसने ईस्ट 
इंडिया कम्पनी के किराये पर दे दिया। पुतंगाल अभी, फ्रांत की सहा- 
यता से, स्पेनवालों के आधिपत्य 
से निकलकर स्वतंत्र हुआ था। 
लूई ही की सम्मत से चाल्स ने 
हॉलंडवालो से दे और युद्ध किये 
जिनका वृत्तान्त नीच दियाजाता है। 
हॉलेडसे दूसरा युद्ध (१६६५- 
१६६७)--सत्रहवीं शताब्दी के उत्त- 
राद्ध में इंगलेंड और हॉलड मे व्या- 
परारिक प्रतिद्वान्द्रता चल रही थी। 
इसी कारण क्रॉमवेल के शासनकाल 
में हालंड का प्रथम युद्ध (१६५२- 
१६५४) हुआ था। ( देखो प्रृष्ठ 
११६)। अब इंगलेंड की पालिमेंट 
चाल्स दद्वतीय ने फर से “व्यापारिक नियम” 
(१५एांट्800॥ ॥९) पास किया, ओर इस बार यह भी श्राज्ञा दी कि 
अँगरेज़ी उपनिवेश केवल ईंगलंड मे ही व्यापार कर । ऐसे नियमों से 
हालैंडवालों के व्यापार की बड़ी हानि होती थी, और इस कारण अपने 
व्यापार की रक्षा के लिए हॉलेंड का दूसरी बार युद्ध करना पड़ा | इस 
समय ब्लेक जैसा साहसी जहाज़ी ग्रफुलर टैंगलेड में काई न था, और धन 
की कमी के कारण चाल्से ने बहुत स जहाज़ां के हटा भी |लया था। हलैंड 
की सेनाये बढ़ी सुगमता से ठेम्स नदी में मेदते (॥०१७४७ए) तक 
बढ़ आई' और उन्होंने आकर बहुत-से अ्रेंगरेज़ी जहाज़ें का नाश कर 
डाला । परन्तु उसी समय फ्रांस का राजा हालेंड की सीमा पर भारी सेना 


बदशपशहण पा कप + न + के पपपलरप व 
*८>/ 87040 भार की शक, और हा ध्् 
१ ५४ ४ दूत र 


५ " डा 
५0222 777 7 कक 00 अशिफ 
है ५5 5 ५ 


3 
पु री / का 
| 
) 





चाल्स द्वितीय १२१३ 


भेजकर आक्रमण करने की धमकी दे रहा था; ओर इस कारण हॉलेंड- 
वालों के इँगलेंड के विरुद्ध युद्ध बन्द करना पड़ा | ब्रडा की सन्धि 
(९6४०० 06 8/00&8) के अनुसार यह निर्णय हुआ्रा कि जिसने युद्ध 
में जे कुछ जीत लिया है, वह उसी के पास रहे। इस प्रकार अरंगरेज़ों 
को अमेरिका में हालेंडबालों का स्थापित किया हुआ उपनिवेश न्यू 
ऐम्सटरडम (४९०७ /५867तध॥)) मिला, जिंस पर उन्होंने युद्ध-काल 
में अधिकार जमा लिया था | अब इसका नाम न्यूया्क (० ४०२) 
रखा गया, क्योंकि उस समय अ्रंगरेज़ों का बड़ा अफ़सर ([,070 
पा) 08) चाल्स का छोटा भाई डयूक आफ़ याक था, जे 
बाद मे जेम्स द्वितीय के नाम से इंगलेंड का राजा हुआ । इस उपनिवेश 
के प्राः होने के कारण उत्तरी अ्रमारका के उत्तरी तथा दक्षिणी श्रेंगरेज़ी 
उपनिवेश एक साथ मिल गये; और अब उत्तरो अमेरिका का समस्त 
पूवीय तट अँगरेज़ं, के अधीन हं गया। यही नन्‍्यूयाक अमेरिका के 
बतमान संयुक्त-राज्यो का मुख्य नगर तथा राजधानी है 

डोबर की गुप्त संधि (॥0 86९7७ (९७४४ ०0 90ए४९')-- 
लूई चादहवे से चाल्स द्वितीय की मित्रता बराबर बढ़ती गई ओर 
सन्‌ १६७० में देनों ने डावर नामक स्थान पर एक सन्धि की। इस 
सन्धि के अनुसार दोनों ने मलकर हॉलेंड के जीतने और उसे आपस 
में बाँट लेने का इरादा किया । इसके अतिरिक्त चाल्स ने यह भी वचन 
दिया कि में शीम दी अपने आपके केथोलिक घेोषित कर दूँगा और 
इंगलेंड के कैथोलिकों के भी पूरी सुविधाये दे दूँगा। यह भी निश्चित 
हुआ कि यदि ऐसा करने में इंगलैंड में कुछ विद्रोह होगा, तो फ्रांस का 
राजा उसके शान्त करने के लिए. धन तथा जन से सहायता देगा। 
इस सन्ध का केवल प्रथम भाग प्रकाशित किया गया, जिसके अनुसार 
हॉलैंड से युद्ध करना निश्चित हुआ था। द्वितीय भाग, जिसमें चाल्स 
के केथो लक द्वोने की ब्रात थी, पूर्णतया गुप्त रखा गया। यहाँ तक कि 
राज-मन्त्रियों के भी उसका पता न था । इंगलेंड की प्रोटेस्टेंट जनता के 


१२७ इंगलेंड का इतिहास 


दबाने के लिए. चाल्स का इस प्रकार गुप्त संधि करना यह सूचित 
करता है कि उसे अ्रपनी प्रजा के हित का कुछ भी ध्यान न था, और 
फ्रांस के राजा से धन की सहायता पाने के लालच से वह, उसके 
प्रसन्ष करने के लिए, सब कुछ करने के तेयार था । 
हॉलेंड से तीसरा यद्ध (१६७२-१६७४)--डोबर की सन्धि के 
अनसार चाल्स ने हॉलें४ के जहाज़ों पर आक्रमण कर दिया; और इस 
प्रकार अब तीसरी बार हॉलंड से युद्ध आरम्म हुआ । इस युद्ध में 
इंगलेंड की जनता ने राजा क। साथ न दिया। अगरेज़ लाग समभते 
थे कि चाल्स फ्रांस के राजा के हाथों का खिलौना बन रहा है; और इसे 
इस बात का कुछ ध्यान नहीं है कि फ्रांस के हलिंड के विरुद्ध सहायता 
देने से फ्रांस की शक्ति कितनी थ्र थक बढ़ जायगी । इँगलेंडवाले बराबर 
यह भी सुन रहे थे कि लूई फ्रास के प्रोटेस्टेंटो (प80॥08) पर बड़ा 
अत्याचार कर रहा है; और इस कारण इंगलेंड की जनता ने फ्रांस से 
मित्रता दृढ़ करने के लिए हॉलेंड से युद्ध करने की नींत का पूर्णतया 
विरोध किया | उधर हॉलैंडब्राला ने बड़ी वीरता दिखाई और अपने 
बाँध ताड़कर अपने देश की बहुत-सो भमि समुद्र के अ्रपण कर दी 
परन्तु उस पर शत्रओं का अधिकार स्थापित न होने दिया। अन्त में 
चाल्स के होलेंड से सन्धि करनी पड़ी और इस प्रकार हॉलैंड का 
तीसरा युद्ध समाप्त हुआ । थाड़े ही दिनेां बाद चाल्स द्वितीय के भाई 
ड्यूक आफ़ या (भावी जेम्स द्वितीय) की पुत्री राजकुमारी मेरी का 
विवाह हलेंड के प्रजातत्र राज्य के अधिष्ठाता विलियम से कर दिया 
गया। इस प्रकार अब इंगलेंड ओर हॉलेंड में परस्पर मेल तथा 
सहानुभति बढ़ने लगी | आगे चलकर पाठक पढ़ेंगे कि यही विलियम 
“गैरवपूण राज्यक्रान्ति” (0]00०08 (०४०।०ए४०॥) के पश्चात्‌ 
“बिलियम तृतीय” के नाम से इंगलेंड का राजा हुआ और मेरी इंग- 
लैंड की रानी मेरी द्वितीय बनी | 


चाल्स द्वितीय श्श्पू 


(२) ग्रह स्थिति 

“प्रतिनिधि सभा” का प्रबन्ध--हम पहले कह आये हैं कि 
“प्रलम्ब पालिमेंट? (07९ 29 9भ॥0॥0) का विसरजन करके 
जनरल मांक (9०7९/७) ४०7८४) ने देश की शासनप्रणाली निर्धा- 
रित करने के लिए एक “प्रतिनिधि सभा” (]॥७ (0007ए०७॥४07) 
बुलाई थ॑ . इसी सभा ने चाल्स द्वितीय के” राजा घोषित किया था; 
ओर श्र “पुनः राज्यस्थापन” (]१०७॥०7७४०7) के पश्चात्‌ उसी 
ने देश क, प्र4-- करना प्रारम्म किया। एक “'क्षमानियम”? (७७६ ० 
[70श77ए पास किया गया, जिसके अनुसार उन सब लोगों के 
क्षम' कः दिय' गया जिन्होंने चाल्स प्रथम के विद्द्ध युद्ध किया था | 
परन्‍्ठ॒ जिन लोगो मे चाल्रु के प्राण-दड की आज्ञा पर हस्ताक्षर किये 
थे, उन्हे "राज' का घातक” (8७ ८०ं०७७ ढहराकर प्राण-दंड दिया 
गया , उनमें रू बहुत-रं इस समय संसार में न थे। ऐसे लोगों के 
सृतक शररार क़बरों से निकालकर फाँसीघर में लटका दिये गये । उनमें 
से एक क्रॉमवेल भी था। उसका म्रतक शरीर भी ठाइबरन के फाठक 
([एफप्राप (४७0) पर फाँसी के चोंखटे पर लटकाया गया। “नई 
आदर्श सेना? (४९०७ (०१०! 9) का वेतन चुकाकर अब 
उसका विसजन किया गया; परन्तु उसका कुछ भाग राजा की रक्षा के 
लिए रख लिया गया, और इस प्रकार इंगलेंड की “स्थायी सेना” 
(508॥07£ ै7॥9) का प्रारम्भ हुआ । 

“कैवेलियर पालिमेंट” तथा क्लैरेंडन कोड--मई सन्‌ १६६१ 
में एक नई पालिमेंट का निर्वाचन हुआ, जिसने जनवरी सन्‌ १६७६ 
तक काय्य किया। प्रजातन्त्र राज्य की विफलता देशवासी देख ही चुके 
ये | इसलिए, इस पालिंमेंट के सदस्यों ने राजा के प्रति इतनी भक्ति दिख- 
लाई कि यह “कैवेलियर पालिमेंट” (08एक॥67 एश्वागीश्ा०॥0 
कहलाने लगी । क्‍योंकि गह्म युद्ध में राज-पक्षवाले कैवेलियर कहलाते 
थये। अब प्येरटन दलवालों से, जिनके नेताओं ने प्रजातन्त्र राज्य का 


१२६ इंगलेंड का इतिहास 


कार्य्य चलाया था, जनता घृणा करने लगी थी। इस नई पालिमेंट ने 
प्योरिटन मतावलम्बयों के दबाने के हेतु चार राजनियम स्वीकृत 
किये--(१) “नगर-मंडली नियम? (00/%0०'४०ा ,००), जिसके 
अनुसार केवल वही लेग नगर की शासन-सभाओं के सदस्य हो सकते 
ये जो श्रंगरेज़ी चच की रीतियों के मानते थे । (२) “एकरूपता नियम”? 
(3०६ ०! एपरा0ए॥69), जिसके अनुसार सब पादरियों के श्रेंगरेज़ी 
चर्च की प्राथना पुस्तक का व्यवहार करने के लिए. ब्राध्य किया गया 
था। जिन्होंने इसे स्वीकृत न किया, वे निकाल बाहर किये गये; और 
२४ अगस्त सन्‌ १६६२ (80, ॥394॥0]0॥70 ण 8 ])8५) के लगभग 
दो हज़ार पादरी इसी आधार पर निकाले गये। (३ ) “घमं-सभा 
नियम”? (00 ए०॥॥0।6 ८), जिसके अनुसार अँगरेज़ी चच के 
अनुयायियों के अतिरिक्त पाँच से अ्रधिक लोग मलकर दाथना न कर 
सकते थे | इसका यह आशय था कि अन्य मतावलम्बी वरामिक सभायें 
न कर सके । ओर (४) “पचमील नियम” (४७ ॥।॥०७ 3७४), 
जिसके अनुसार निकाले हुए पादरी न तो किसी विद्यालय में अध्यापक 
हो सकते थे और न किसी बढ़े नगर के चारों ओर पाँच थवील की 
सीमा में शा सकते थे | 

ये सब रियम मिलकर क्लैरेंडन कोड (0॥8#ण०7१०7 (१०00९) 
नाम से प्रसिद्ध हैं; क्योंकि क्लेरडन इस समय प्रधान मन्त्री था; और 
उसी के अनुरोध से प्योरिटन दल के विरुद्ध ये नियम बनाये गये थे | इन 
नियमों का परिणाम यह हुआ कि प्योरिटन दलवाले अब बिलकुल शक्ति- 
हीन हो गये ।। कुछ काल के पश्चात्‌ स्वय 07709॥ शब्द लुप्त हो 
गया ओर उसके स्थान पर क्‍१0-(४0॥0!08688, )880॥00'8, 
800070४808 इत्यादि शब्दों का प्रयाग स्थायी रूप से प्रचलित हो 
गया । प्रसिद्ध कवि जॉन मल्टन (३0॥॥ ॥|0॥) और प्रतिद्ध पुस्तक 
#आह्रापा।8 702688 7 के लेखक जॉन बुनियान (व०॥ा 
छणा52॥) दोनो प्योरिटन थे। बानयान के तो अपन घामिक विचारों 


चाल्से द्वितीय १२७ 


के कारण बारह वर्ष तक बंदीणह में भी रहना पड़ा था और वहीं उसने 
अपनी उक्त प्रसद्ध पुस्तक लिखी थी। 





" गल॑ शाफ़ क्‍्लेरंडन 


प्लेग तथा अग्नि--सन्‌ १६६५ भें इंगलेंड को एक घोर विपत्ति 
का सामना करना पड़ा देश में प्लेग फंल गया और गनन्‍्दो गलियों तथा 
घनी बस्ती के कारण शीघ्र ही इस महामारी ने भयंकर रूप धारण कर 
लिया | विशेषतया लन्दन नगर में हज़ारों आदमी मरने लगे और नगर 
बिलकुल ख़ाली होने लगा | ऐसी अवस्था में मृतक शरीरों का रीति- 
पूबंक अन्तिम संस्कार करना असम्भव था। रात को एक बड़ी गाड़ी 
शहर में घूमती थी ओर प्रत्येक चौराहे पर गाड़ीवाला घंटी बजाकर 
पुकारता था--“अपने घरों के मुरदे निकाल लाओ??। बस, ये सब 
मुरदे गाड़ी में भरकर बढ़े गडढों में फंक दिये जाते थे । 

अगले वष दूसरी विर्षात्त आई । लन्दन नगर में आग लग गई 
और नगर का बहुत-सा भाग तहस-नहस हे। गया | ४०० गलियाँ, ८९ 


श्श्ध इंगलेंड का इतिहास 


गिरजे, और १३,००० घर भस्म हो गये ! परन्तु इस भीषण शआ्रार्पात्त 
से एक लाभ भी हुआ । नगर का गन्दा भाग बहुत कुछ नष्ट हो गया; 
हा और इसके पश्चात्‌ लन्दन 
8 अं क नगर नये और अच्छे ढंग से 
बसाया गया, जिससे प्लेग 
जैसी महामारी का फिर फैलना 
असम्भव हो गया। इसी 
आपत्ति के पश्चात्‌ क्रिस्टो- 
फर रेन (0॥णछ४०्ाा० 
४४७९१) द्वारा बहुत-सी नई 
ओर सुन्दर इमारतें देश में 
मु . बनीं। सेंट पाल का गरजा 
" कह. । .. (94, एप. 08॥6- 
078)), जो अग्नि से नष्ट हो 
गया था, फिर से बनाया गया । 
जिस जगह से अग्न प्रारम्भ हुई थी. उस जगह पर घोर आपत्ति 
की स्मृति में एक ऊँचा स्तम्भ (]॥९ ॥[0#पगा0॥0) बना 
दिया गया। « 
क्लैरेंडन का पतन--एडवर्ड हाइड (क्लैरेंडन) “प्रलम्ब 
पालिमिंट” (],008 [?क।शा।0॥0) का सदस्य रह चुका था और 
उसने उसके राजनीतिक सुधार के काय्य में बहुत कुछ सहायता की थी; 
परन्तु जब धामिक सुधार के प्रश्न पर लोक-सभा के सदस्यों में दो दल 
हो गये, तब वह स्थापित श्रंगरेज़ी चच के समथकों श्रर्थात्‌ “हाई चर्च 
पार्टी? (पछां2॥ (शरपराण्लामाशा) का नेता हां गया। उसी के नेतृत्व 
में “हाई चर्च पार्टी”? ने ण्ह्युद्ध में राजा का साथ दिया था। चाल्स' 
के प्राण-दड के पश्चात्‌ वह उसके पुत्र के साथ रहा; और जब वह पुद्र 
“चाल्स द्वितीय” के नाम से राजा हुआ, तब उसने एडवड्ड हाइड 





क्रिस्टोफर रेन 


चाल्स द्वितीय १२९ 


(वक्त ]४60) के अल आकफ़ क्लैरंडन (कक्षा ती (0कटा- 
007) बनाकर अपना प्रधान मन्त्री नियुक्त किया। क्लैरंडन ही के 
ग्रनुरोध से प्योरिटन दल के दबाने के लिए नियम बनाये गये थे | वह 
राजा की, फ्रांस से मित्रता रखने की नीति का समर्थक था ओर इस 
कारण देशवासी उसके विरु& हो गये। पालिमेंट ने उस पर अ्भियाग 
चलाया और उसे प्रधान मन्त्री के पद से हटना पड़ा। इसके बाद श्रब 
बह फ्रांस चला गया और वहीं उसकी मृत्यु हुई । 

कैबेल-- अब चाल्स ने पाँच मन्त्रियों का एक मंडल नियुक्त किया 
जे। कैबेल ((१७))७)) के नाम से प्रसिद्ध है। कैवेल फ्रेंच भाषा के शब्द 
[५५१॥॥७।७? एफ. “(१ ]४79-] से बना है और उसका 
ग्रथ “(विशेष प्रकार की मंडली” है। संयेग से इन पाँचों मन्त्रियों के 
अंगरेज़ी नामें के पहले अक्षरों को मिलाने से भो कैबेल (0७0७७)) 
शब्द ही बनता थाःः। परन्तु यह कैबेल आजकल के “मन्त्रिमंडल” 
(0७७॥॥७0) की तरह न था। इन पाँचों मन्त्रियां के राजनीतिक विचार 
एक-से न थे ओर ये सब एक साथ मिलकर काय्य भी नहीं करते थे । 

“परीक्षा-नियम” (]५७ ०७६ &०४)--चाल्स द्वितीय वास्तव 
मे केंथ्रालिक मत का अनुयायी था; परन्तु इंगलेंड की जनता के विरुद्ध 
हो जाने के भय # वह ऊपर स₹ अंगरेज़ी चच की रीतियों का ही 
पालन करता था “डोवर की गुप्त स॑न्ध”?? के पश्चात्‌ उसने अपनी प्रतिज्ञा 
के अनुसार इंगलेंड के कैथोलिकों के कुछ सुविधाय देने का विचार 
किया. उसने एक “गअनिषेध-घोपणा? ()66क॥7708४०ा ० 70प्री- 
2०॥९९) प्रकाशित की, जिसका आशय यह था कि सब घमावलम्बियों 
के अपने इच्छानुसार प्राथना करने का अधिकार है और धम के लिए 
राज्य की ओर से किसी के केाई दंड न दिया जायगा | राजा का यह 
कहना था कि में देश में धामिक स्वतन्त्रता स्थापित करना चाहता हूँ; 


(0700, $"78009% . 8700थ7ष्टीशाप, . 28॥|6५9 
&70 3,9706709]6९« 


१३० हंगलैंड का इतिहास 


परन्तु लोग समझ गये कि इस घोषणा का यही आशय है कि राजा 
केथोलिकों के। सावधायें देना चाहता है। पालिमेंट के वबरोध के कारण 
राजा के यह घोषणा रद करनी पड़ी; ओर अब एक “'परीक्षा-नियम" 
([%७ ]'७४॥ 0९) णस किया गया, जिसके अनुसार राज्य के प्रत्येक 
पदाधिकारी की, उसे पद देने से पहले, परीक्षा कर ली जाती थी कि 
बह स्थापित अ्रंगरेज़ी चर्च की रीतियों के मानता है या नहीं | 

इस नियम के कारण छयूक आफ़ याक (भावी जेम्स द्वितीय) ने 
प्रधान जहाज़ी अफ़सर ([,070 पा ॥ता'॥) के पद से त्यागपत्र 
दे दिया । कैबेल के दो मन्त्रियों के अपने पद से हटना पड़ा; और शेष 
तीनों के राजा ने अलग कर दिया । इस प्रकार केबेल नामक मान्त्र- 
मंडल का भी अन्त हद गया । 

डेनबी--केबेल के टूटन पर राजा नें डेनबी (|)॥॥॥5) के प्रधान 
मन्त्री बनाया | डेनबी हॉलेंड स मित्रता रखने के पक्ष में था, ओर उसी 
ने फ्रास के राजा लुई चादहव के विराधी होते हुए. भी इंगलंड तथा 
हॉलेंड की मित्रता स्थायी करने के आशय से हॉलिड के प्रजातनः राज्य 
के अ्रधिष्ठाता वलियम आाफ़ आरज से इ्यक आफ़ याक (भावी जेम्स 
द्वितीय) की पुत्री राजकुमारी मरों का विवाह कराया था | परन्तु चाल्स 
द्वितीय बराबर फ्रास की मित्रता पर लट्टू बना रहा और पालिमेंट क 
यथेष्ट धन की स्वीकृति न देने के कारण वह फ्रांस के राजा से धन की 
सहायता लेता रहता था। इसी ग्राथक सहायता के लालच से डेनबी 
के भी फ्रांस से मित्र-भाव का पत्र-व्यवह्ार करना पड़ता था। प्रांस का 
राजा डेनबी के पतन का अमिलापी था: और उसने उसके द्वारा फ्रांस 
के लिखे हुए पन्नों से यह [दखाया कि डेनबी ईंगलेंडवालों के सामने 
तो फ्रांस से मेल रखने का विरोध करता है, ओर हॉलेंड का मिः बनता 
है; परन्तु गुप्त रूप से फ्रांस ही की मित्रता का पक्तपाती है। इस पर 
पालिमेंट ने डेनबी पर श्रमियोग चलाया; किन्तु चाल्स द्वितीय ने उसे 
क्षमा-पत्र प्रदान कर दिया । अपने बचाव के लिए. उसने वही क्षमा पत्र 


चाल्स द्वितीय १३१ 


उपस्थित किया; परन्तु पालिमेंट ने कह दिया कि देश के प्रतिनिधियों 
के सम्मुख चलनेवाले अमियेग से बचने के लिए राजा का दया हुआ 
क्षमा-पत्र निर्थक है । डेनव्री को अपने पद से हटना पड़ा; और इस 
प्रकार पालिमेंट ने जतला दिया कि उसे राज-मन्त्रियों' के कार्य्यों की 
देख-रेख रखने का भी पूर्ण अधिकार हे | 

“स्वतंत्रता-नियम”----सन्‌ १६७९ में पालिमंट ने एक बड़े महत्त्व 
का नियम स्वीकृत किया, जो “स्वतंत्रता-नियम? ([्लक)९७७ (१0709 
८) के नाम से प्रसिद्ध है। इसका अंगरेज़ी नाम लैटिन भाषा से 
लिया गया है और इसका श्रथं है--“'तुम्हें उसे पेश करना होगा”? । 
जो लोग देप के निणय से पूव हवालात में रखे जाते थे, उनके मित्र 
इसके अनुसार जेलर के नाम यह आज्ञा प्राप्त कर सकते थे कि दोष का 
निणय होने के लिए अपराधी के तुरन्त न्यायालय में पेश किया जाय । 
इसका आशय यह था कि कहीं ऐसा न हों कि दोष के निर्णय की 
प्रतीक्षा में बहुत काल तक अपराधी का हवालात में कष्ट सागना पड़े | 
इस नियम की भी गणना इँगलेंड के प्रसिद्ध “स्वतत्नता-पत्रों? 
((॥क्वा।७& 0। |॥॥0४४) में की जाती है | 

कैथोलिकों के षडयन्त्र -- इस समय कैयेलिक मतावलम्पियों के 
प्रत देशवालों की बिलकुल सहानुभूति न थी और वे घुणा की दृष्टि से 
देखे जाते थे । टाइटस ओदस ([५४४8४ 08/08) नामक एक बदमाश 
ने, जो अपनी धूतंता के कारण अँगरेज़ी चच से निकाल दिया गया 
था, यह भ्ूठा समाचार फैला दिया कि अगरेज़ी चच पर भारी आपत्ति 
आ्नेवाली है। चाल्स द्वितीय और राज्य के प्रधान कमचारियों के मार 
डालने के लिए क्रैथोीलिक लोग प्रड्यन्त्र रच रहे हैं ओर वे डयूक आफ 
याँऊ़ के राजा बनाना चाहते हैं। यह समाचार फैलाने से ओटस का 
शायद यह अ्रभिप्राय था कि अँगरेज़ी चर्च के श्रानेवाली आपत्ति से 
सावधान करने के कारण लोग फिर मुझे अ्रेंगरेज़ी चच में ले ले। 
यद्यपि यह समाचार मक्ूठा था, फिर भी बहत-से लोगों के इस पर 


१३२ इंगलेंट का इतिहास 


विश्वास हो! गया: और बहुत दिनो तक देश में बड़ी हलचल 
मची रही । 

“बहिष्कार-प्रस्ताव!””--चाल्स द्वितीय के केई सन्‍्तान न थी ओर 
उसका उत्तराघिकारा उसका कनिष्ठ श्राता ड्यूक आफ़ याक ही था। 
ड्यूक ने “परीक्षा-नियम” के स्वीकृत होने पर अपने प्रधान जहाज़ी 
अफ़सर के पद से त्याधपत्र दे दिया था, और इस कारण सब लोग 
जान गये थे कि वह पक्का कैथेलिक है। ऐसे समय में, जब कि केथो- 
लिकों के प्रति इतनी घृणा थी आर उनके रचाये हुए पडयन्त्र के समा- 
चार देश में फेल रहे थे, जनता यह कभी पसन्द न कर सकती थी कि 
वह देश का राजा हे | पालिमेंट में एक प्रस्ताव उर्पास्थत किया गया 
जो “बहिष्कार-प्रस्ताव” ([7ए८ए४०॥ शं)।) के नाम से प्रसद्ध है । 
इसका यह आशय था कि ड्यूक आफ़ यांक के गद्दी न मिले । लोक 
सभा में यह प्रस्ताव स्वीकृत हा गया, परन्तु लाड-सभा ने इसे स्वीकृत 
न किया। बिना पालिमेंट की दोनों सभाओ्रों से स्वीकृत हुए यह्द प्रस्ताव 
राजनियम न बन सकता था; आर इसलिए ड्यूक आ्राफ़ यांक के गद्दी से 
बंचित रखने का प्रयत्न सफल न हो सका । 

हिंग ओर टोरी दल---जिस समय “बहिष्कार-प्रस्ताव” पर बाद. 
विवाद हे रहा था, उस समय पालिमेंट में दो दल हे गये। इस 
प्रस्ताव के समथकां का मत था कि पालिमेंट के राजसंहासन के प्रश्न 
के निशणंय का पूण अधिकार है। इसके विपक्षवालों का मत था कि ऐसे 
प्रश्नों पर विचार करना एक प्रकार स राज्याधिकार पर आघात करना 
है। उस समय के दोनों दल स्थायों हो गये और अंगरेज़ी इ।तहा6 
में ये हिग (ए॥॥४५) तथा टोरी (]'0/5) नामों से प्रसिद्ध हैं। हिग 
का श्रर्थ स्कॉटलेंड के समाज में ''खट्टा दूध” और टोरी का अर्थ 
आआयरलेंड के समाज में “लुटेरा” था; और पहले दोनों दलवाले इन 
नामों का प्रयाग एक दूसरे के चिढ़ाने के लिए, किया करते थे | परन्तु 
धीरे-धीरे यही नाम स्थायी हे गये । आगे चलकर हिग लोग पालिंमेंट 


चाल्स द्वितीय १३३ 


के अधिकार के और टोरी लोग राजा के अधिकार के पद्भपाती हो गये। 
इन दानों राजनीतिक दलों में से कमी एक और कभी दूसरे के हाथों में 
देश का शासन-काय्य रहा। आ्रागे चलकर हम बतलावंगे कि इन्हीं 
राजनीतिक दलों के बनने से “दलबन्दी के शासन? ([287"५ 
(ए0४शकफा0आ) की प्रारम्भ हुआ ) 

चाल्स द्वितीय का चरित्र--६ फ़रवरी सन्‌ १६८४ के चाल्स 
द्वितोय की मृत्यु हुई। मरते समय उसने अपने के केथोलिक मत का 
अनुयायी बतलाया और केथोलिक रीतियों के अनुसार ही उसका 
अआन्तम संध्कार हुआ , अपने शासन-काल में भी उसने कैथोलिकों 
के सहायता देने की चेष्टा की थो; परन्तु जनता के विरुद्ध हो जाने 
के भय से वह अपने कैथालिक भावों के हृदय में ही रखकर बाहर 
से अंगरेज़ी चच से मिला रहता था। चाल्स के कला-कोशल तथा 
साहित्य से बड़ा प्रेम था और उसके राज्यकाल में रॉयल सोसाइटी 
(]१0४9| 50206॥9) की स्थापना हुईं, जिसके सदस्य होने में इस 
समय समस्त संसार के बड़े-बड़े प्रसद्ध विद्वान भी अपना गौरव 
समभते हैं। परन्तु चाल्स विषयी भी पूरा था ओर उसका दरबार 
व्यभिचार के लिए सारे योरप में बदनाम था। उसने राजकाष का 
बहुत-सा धन अपने भोग-वलास में लुटा दिया। उस काल के 
एक काटून (()३6007) या उपहास-चित्र में वह दा स्त्रियों के 
बीच में ख़ाली जेब लटकाये खड़ा हुआ दिखलाया गया है। चाल्स 
म॑ केवल यही गुण था कि वह जनता के अपने विरुद्ध न होने देता 
था, जनता ने जब उसके मन्त्रियों की नीति का विरोध किया, तब 
वह उन्हें पद से हटाने के तैयार हो गया। जब उसकी, सब धर्मों के 
स्वतंत्रता देने की. वराषणा के देशवार्तियों ने ना-पसन्द किया तब उसने 
उसे लौटा लिया। इसी कारण वह उस परिणाम से बच गया, जो 
उसके पिता का हुआ था, या जे आगे चलकर उसके कनिष्ठ श्राता 
जेम्स द्वितीय का होगा। 


१३४ इंगलेंड का इतिहास 
मुख्य-मुख्य तांथरयाँ 


सन्‌ १६६०---चाल्स द्वितीय का राज्यामभिपेक | 

? १६६५-१६७०-लेंड से दूसरा युद्ध 

9» १६६५४--भयंकर प्लेग (]॥० (34/.०४। ?|॥£प०) | 

? 2६६६--भसंकर अमि ('॥७ (॥7९0॥ #7॥0) । 

2 १६६७--क्लेर डन का पतन । 

9 १६७०--डोवर दे गुप्त सन्धि । 

? 2६७२-१६७४--हलिड से तीसरा युद्ध । 

2? १६७३-- पराज्षा- नियम”? (|'७५॥ (०८) | 

9 2६७८:--डेनवी का पतन | 

) १६७९---“स्वतंत्र।-नियम? (|[.|)0४५ (१७॥॥099 क८+)। 
2? १६८०--“अहिप्कार-प्रस्ताव” (७ ॥५४७॥४५७॥७॥ 43]) 

का अस्वीकृत ढ्वाना ' 
! १६८४--चाल्स (ढूर्ताव की धव्यु । 


च् 


च्च्क 


््त् 


०८4 ऐ ०१७ को 
पाँचवा पारच्छेद 
जेम्स द्वितीय 


(१६८५-१ ६८८) 

जेम्स द्वितीय ---चाल्स द्वितीय की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका कनिष्ठ 
आ्रात। ड्यक आफ़ याक, जिसे गद्दी से वंचित रखने के प्रयत्न की विफलता 
का बणुन पहले हो /-  -. था व ञए “४ 7४ अशज 
चुका है; “जेम्स ह न्‍ हि | 
द्वितीय! के नाम 
से राजा हुआ। 
वह पक्‍का केथो- 
लिक था यद्याष उसने 
राज्या भिषेक के समय 
यह वचन दिया था 
क में अ्गरज़ी चर्च 
को कोई हानि न 
पहुँचाऊँगा,.. परन्तु 


ज हु 
कर] 
5, 
भ 2४ 
मक हि 


है. 
न्श्र 


या 
ग् 
47५ 


9 
पं 
हु] 
4] 
५ 
ह 
ई, 
280 व 
हे कप 
2 
थे ए 
५ अन्य 
है ते 
खप 
फेज 
7 .अकि 
क $ 7] 





रे आप अपने ' " क । .ज ० ह ह 4 शा है 
शासन-काल में. रा हे हे । 
उसका मुख्य पिन दि मा 
उद्देश्य बराबर बम दिये 


यही रहा कि केथोलिक मत का खूब प्रचार हो। वह जानता था कि 

केथोलिक मतावलम्बियों की सहायता करने से जनता मेरे विरुद्ध हो 

जायगी; परन्तु उसे जनता के विरोध की लेशमात्र भी परवाह नथी;॥ 
१३५४ 


१२६ इंगलेंड का इतिहास 


और इसी कारण देश में भारी “राज्यक्रान्त” हुईं, जिसका वर्णन इस 
परिच्छेद में किया जायगा | 

मनमथ का विद्रोह--“बहिष्कार प्रस्ताव” के हिग समथकों ने 
चाल्स द्वितीय के एक देागले लड़के ड्यूक आफ़ मनमथ (])7:७ 
0॥77000॥) को गद्दी देना चाहा था। इस मनमथ ने अब हिग-दल 
की सहायता से विद्राह ठाम दिया और उसके प्रोटेस्टंट हेनने के कारण कुछ 
देशवासियों ने भी उसका साथ दिया। जेम्स द्वताय ने इस विद्रोह के 
दबाने के लिए सेना भेजी, जिसने सेजमूर (8९002०॥007) नामक स्थान 
पर विद्रोहियों की परास्त किया। मनमथ भाग निकला; परन्तु वह शीघ्र 
ही पकड़ा गया ओर राजद्रोह के अपराध में उसे प्राणुदंड दिया गया | 

“८ खूनी न्‍न्यायालय””--मनमथ के बहुत-से सहायक भी पकड़े गये 
और उनके दंड देने के लिए जेम्स ने जेफ्र ("७॥7९४) नामक एक 
बड़े ही निदुर और निदयी न्यायाधीश के नियुक्त किया। जेफ्र ने 
विद्रोहियों के कड़े दंड दिये | यहाँ तक कि बहुत-से निर्दोष कृषक भी, 
जिनके खेतों में से होकर विद्रोहियो का दल आया था, दंड के भागी 
ढहराये गये। तीन सौ से अधिक आदमियों के। फाँसी दी गई। इसके 
सिवा लगभग आठ सौ आदमयों को दास बनाकर बेच दिया गया और 
उन्हें पश्चिमी द्वशसमूह (५०४७६ पञाता०8) में, कड़ी धूप में, मिट्टी 
खेदने का काम दिया गया | इन अत्याचारो के कारण जेफ़ का न्याया: 
लय इतिहास में “खूनी न्यायालय” (8|006ए &४०व2०५) कहलाता 
है। राजा ने जेफ़र का काय्य पसन्द किया और उते प्राधान न्यायाधीश 
([,0।0 (॥9॥70९।|०॥) का पद दिया । 

जेम्स का नियम-भंग करना --“परीक्षा-नियम” ("'७४६ 4.00) 
के अनुतार केवल अँगरेज़ी चच के अनुयायी ही राज्य के कर्मचारी हो 
सकते थे । जेम्स ने देखा कि इससे केथोलिकां के बड़ी द्वानि पहुँचती 
है, इसलिए. उसने “परीक्षा-नियम” के रद करना चाहा; परन्तु पालि- 
मेंट उसे रद करने के लिए तेयार न हुईं। इस पर जेम्स ने कहा कि 


जेम्स द्वितीय १३७ 


आवश्यकता पड़ने पर राजा के नियमों के स्थगित करने का अधिकार 
([)089शाञआए ?0 फ़6) है; और इस अधिकार का प्रयाग करके 
क्रेथोलिक तथा प्योरिटन दलवालों के विरुद्ध जितने नियम थे, उन 
सबके उसने रद कर दिया । जनता ने इसका विरोध किया; क्योंकि यदि 
यह मान लिया जाता कि राजा का नियमों के स्थगित करने का अधि- 
कार है, तो नियमानमादित शासन ((0॥शाधरापणानं 00ए0पा- 
॥070) का बिलकुल अन्त हो जाता | जेम्स ने देशवातियों के विरोध 
की कुछ भी परवाह न की और केथोलिकों के सेना तथा राज्य में बड़े- 
बड़े पद देना आरम्म कर दिया। यही नहीं, बल्कि उसने रोम के पोप का 
निमन्त्रित करके इंगलेड में, राज्य की ओर से, उसका स्वागत किया और 
इस आशय को एक “अ्रनिषेध घोषणा”? ([)66क्षा॥तणा ०0 
|70॥20॥0०) प्रकाशित की कि श्रंगरेज़ी चर्च के विरोधियों के विरुद्ध 
जितने नियम बन चुके हैं, अब उनका प्रयेग न किया जायगा। 
जेम्स और विश्वविद्यालय--इँगलेंड में इस समय दो बड़े विश्व- 
विद्यालय थ --ए,क केमि्ब्रिज ((9॥॥ 676) में और दूसरा आ्रोक्‍्सफ़ोड 
(05070) में । इन दोनों में केवल प्रोटेस्टेंट अध्यापक ही नियुक्त होते 
थे; और उनमें कैथोलिकों को शिक्षा का कोई प्रबन्ध न था । जेम्स इन 
विश्वविद्यालयों में मी केथोलिक विचार फेलाना चाहता था; क्योंकि 
बड़ीं स शिक्षा पाये हुए युवक आगे चलकर देश और जाति के नेता 
हेते थे। इसी लिए जब आ्रॉक्सफोड विश्वविद्यालय के मैग्डेलन कालिज 
(५४८१४)०॥ (00]॥0४०) के अधिष्ठाता की जगह ख़ाली हुई, तब 
जेम्स ने पाकर (28:९॥) नामक एक केयेलिक के उस पद पर नियुक्त 
कर दिया | विश्वविद्यालय के सदस्यों ने इसका विरोध किया; क्योंकि इस 
पद के लिए. निर्वाचन करके नियुक्त करने का केवल उन्हीं लोगों के 
अधिकार था। देश में इतना जेश फेला कि पाकर के लिए अधिष्ठाता 
के स्थान का ताला खोलने के केाई लेहार तेयार न हवेता था। जेम्स 
ने पाकर के बलपूवंक मैग्डैलन कालिज का अधिष्ठाता बनाया; और 


१३८ इंगलेंड का इतिहास 


झक्सफ़ो्ड विश्वविद्यालय के जिन सदस्यों ने उसका विरोध किया था, 
उन्हें निकाल बाहर किया। जनता ने उन सदस्यों का द्वादिक स्वागत 
किया; और देश के धनाद्य पुरुषों ने उन्हें आ्रादरपूवंक अपने यहाँ रहने 
केा स्थान दिया । 

जेम्स ओर सात पादरी--अश्रप्रंल सन्‌ १६८८ मे जेम्स ने दूसरी 
बार वही “अनिषेध घोपणा? (])6८प्वा॥000॥ ७ वितेपा/शाठर) 
प्रकाशित की जिसका अ्रभिप्राय यह था कि अ्रंगरेज़ी चर्च के विरोधियों 
के बिरुद्ध जितने राजनियग हैं, वे सब स्थगित किये गये | पादरिये के 
आशा दी गई कि जगह-जगह गिरजाघरों में यह घापणा पढकर सुनावें | 
इस पर केटरबरी के बड़े पादरी (॥॥८॥|)॥8॥०] 0( ()७॥९।फप्ा'ए) 
और छुः अन्य पादरियों ने मिलकर जेम्स का इस श्राशय का एक 
प्राथनापत्र दिया कि कम से कम देवालय मं तो राजनियमों का खंडन 
करने की घेषणा न पढ़वाई जाय । जेम्स ने इसमें अपना अ्रपमान समझता; 
और पादरियों पर, राजा के विरुद्ध विद्रोह फेलाने का अपराध लगाकर, 
अभियेग चलाया । न्यायालय ने पादरियां का ।नर्देष्ठ उहराया; श्रौर 
यह समाचार पाकर देश भर म॑ खुशी मनाई गई। इससे पता चलता 
है कि देशवासी उस समय राजा से कितने असन्तुष्ट थे: ओर अरेंगरेज़ी 
चर्च पर हानेवाले ग्राघात के वे बिलकुल सहन न कर सकते थे । 

जेम्स के घर पुन्न-जन्म--जनता अब तक यही समभकर जेम्स के 
अत्याचारों के किसी प्रकार सहन कर रही थी कि यह दुःख थोड़े ही 
दिनों का है । जेम्स की वृद्धावस्था थी और उसके कोई पुत्र न द्वोने के 
कारण उसकी पुत्री राजकुमारी मेरी ही उसको उत्तराधिकारिणी थी। 
पिता के केथोलिक होने पर भी मेरी सच्ची प्रोटेस्टेंट था और उसका 
विवाह भी, योारप में प्रोटेस्टट दल की रक्षा करनेवाले, विलियम शआ्राफ़ 
आरंज से हुश्रा था | परन्तु १० जून सन्‌ १६४८८ के जेम्त के एक पुत्र 
उत्पन्न हुआ | यह समाचार पाकर देश में बड़ी ख़लबली मची । सबने 
यही सोचा कि इस पुत्र की शिक्षा केथालिक ढंग से देगा; ओर जेम्स के 


जेम्स द्वितीय १३६ 


बाद यही राज-सिंहासन का अधिकारी होगा । इस प्रकार देश में बराबर 
कैथोलिक राजाश्रों का शासन रहेगा; झ्ोर अ्रेंगरेज़ी चचवालों के साथ 
वरतंमान शासन के-से अत्याचार हुआ करेंगे। अब इस आपत्ति से बचने 
का “राज्यक्रांति” के अतिरिक्त और काई साधन न रह गया | 

बिलियम के निमन्त्रण - ऐसी अ्रवन्‍्था में इंगलेंड की जनता ने 
हॉलेंड के शासक विलियम के, देश तथा चच की रक्षा करने के लिए, 
अपना राजा बनाने के उदहृश्य से निमन्त्रित किया। यह निमनत्रण-पत्र 
लेकर एक विश्वासपात्र दूत हालेंड भेजा गया। उस निमन्त्रण-पत्र पर 
इंगलेंड के मुख्य मुख्य नेताओं के हस्ताक्षर थे | विलियम एक श्रोर जेम्स 
द्वितीय की बड़ी पुत्रा राजकुमारी मेरी का पति था; ओर दूसरी ओर 
उसकी माता का भी नाम मेरी था, जो चाह्स द्वितीय और जेम्स 
द्वितीय की बहन होती थी। विलियम इस प्रकार जेम्स द्वितीय का 
भानजा भी था और दामाद भी | वह इस समय योरप में प्रोटेस्टट मत 
की रक्षा के लिए फ्रांस के राजा लूई चौदहवें से युद्ध कर रहा था; और 
यह सोचकर कि इस युद्ध में इंगलेंड की सहायता प्राप्त करने का यह 
अच्छा अवसर है, उसने निमन्त्रण स्वीकार किया ओर कुछ सेना लेकर 
वह इँगलेंड आ पहुँचा । 

“गौरव-पूण राज्यक्रांति?--विलियम के इँगलैंड पहुँचते ही देश 
के सब नेता उससे जा मिले। इसमें जौन चचिल (॥00॥ (॥पा- 
७॥॥) भी था, जे आगे चलकर ड्यूक श्राफ़ मालबरों (])४|7७ ०0 
७॥१०7०ए६%॥)) हुआ । जेम्स द्वितीय को सेना ने उसका साथ न 
दिया और विलियम बिना रुकावट लन्दन पहुँच गया | इस समय जेम्स ने 
जनता को प्रसन्न करने के लिए बहुत से वचन दिये; परन्तु देशवासियों के 
उस पर बिलक्रुल विश्वास न रह गया था। ऐसी अवस्था में जेम्स ने अपनी 
प्राण-रक्ञा के लिए यही उचित समझा कि इंगलेंड छोड़कर माग जाय | 
वह फ्रांस चला गया ओर लूई चेादहव के यहाँ जाकर उसने शरण ली | 

अब इंगलेंड की पालिमेंट ने यह पेषणा की कि जेम्स द्वितीय देश 


१४०. इंगलेंड का इतिहास 


छेड़कर भाग गया है; अतः उसके इस भाग जाने के उसका राजसिंहा- 
सन का त्याग समझना चाहिए | अब पालिमेंट ने वलियम ओर उसकी 
धर्म-पत्नी मेरी के “संयुक्त शासक” (व0ंत।ः 807970ं६&॥9) बनाया | - 
शासन-काय वास्तव में विलयम के ही हाथ में रहा; परन्तु मेरी का नाम - 
उसके साथ इसलिए सम्मिलित कर दिया गया था कि वह जेम्स द्वितीय 
की बड़ी पुत्री होने के कारण, राजसिंहासन के नियमानुसार, उत्तराधिका- , 
रिणी कही जा सकती थी । पालिमेंट यह दिखलाना चाहती थी कि. 
राज्य में कोई भारी परिवतंन नहीं हुआ है | जेम्स द्वितीय के राजसिंहा- 
सन त्याग देने के पश्चात्‌ उसकी उत्तराधिकारिणी राजकुमारी मेरी को , 
गद्दी दी गई और मेरी के साथ उसके पति विलियम के भी “विलियम , 
वृतीय” के नाम से राजा मान लिया गया । अब रहा जेम्स द्वितीय का 
नव-जात पुत्र; से उसके विषय में कुछ लोगों के यह सन्देह था कि वह . 
वास्तव में जेम्स की रानी का पृत्र नहीं है | देश में यह समाचार फेल . 
रहा था कि जेम्स ने अपनी प्रोटेस्टंट पुत्री के राजसिहासन से वंच्रित : 
रखने के लिए. किसी प्रसूतिका-मवन से एक लड़का मेंगाकर उसे रानी 
की सन्‍्तान प्रत्िद्ध कर दिया है | इस पुत्र ओर तत्यश्रात्‌ इसके लड़के 
ने इंगलेंड का राजसंहातन प्राप्त करने के लिए जो निष्कल प्रयत्न किये, . 
उनका वणन श्रागे चलकर किया जायगा। इतिहास में ये [%७९ा। 
0678 (मिथ्या अधिक्रार जतलानेवाले) के नाम से प्रसिद्ध हैं। 

जेम्स द्वितीय के स्थान पर “विलियम और मेरी” के राज्यामिषेक्र , 
की घटना के अगरेज़ी इतिहास में “गौरव-पूण राज्यक्रान्ति” (]॥6 ' 
((७077008 रि०ए०।४॥०४) कहते हैं। जेम्स राजसिंहासन छोड़कर 
भागने पर बाध्य हुआ | इसलिए यह घटना “राज्यक्रान्त? तो अवश्य 
हुई; परन्तु यह राज्यक्रान्त गौरव-पू्ण इसलिए हुई कि इसमें रक्तप्रात 
का नाम भी न था--न केई युद्ध हुआ और न कोई प्राणि-हत्या हुई । 
बहुत शान्तरिपूवक जेम्स द्वितीय राजसिंदासन से हट गया और उसकी 
पुत्री तथा दामाद का राज्य स्थापित हो गया । 


जेम्स द्वितीय १४१ 


“अ्रधिकार-पत्र” (॥3।|| ०। 02॥5)--विलियम और मेरी के 
राजसिहासन देते समय पालिमेंट ने “नयमानुमादित शासन” की रक्षा 
के लिए. उनसे कुछ शर्ते ठदरा लीं और अगले वर्ष, विलियम के राज्य- 
काल की प्रथम पालिमेंट ने, इन शर्तों को एक राजानयम के रूप में 
स्वीकृत किया । यह “अधिकार-पत्र? (|| 0। ॥३४2॥68) के नाम से 
प्रसिद्ध है; और अ्गरेज़ो का तीसरा “स्वतन्त्रता-पत्र” (्ञाते 06७६ 

(॥क्षाप07 ए शिएड्॥8॥ 067४9) माना जाता है। दूसरा चाल्स 
प्रथम के राज्यकाल का “अधिकार-याचना”? (]2९४४०॥ ० |४2%9) 
और पहला राजा जॉन का “महासध्वतन्त्रता-पत्र” (९ ७८7४ 
(॥8748) था, ।जनके विपय में पहले उल्लेख हो चुका है। “अधि- 
कारपत्र'' की मुख्य-मुख्य धाराये ये थीं--(१) राजा के देश के नियमों 
के भग करने या कुछ काल के लए स्थगित करने का केाई अधिकार नहीं 
है । (२) पालिमट के सदस्यों के चुनाव में किसी प्रकार का दबाव न 
डाला जाय और उनका पालिमेंट-भवन में समस्त विषयों पर स्वतन्त्रता- 
पूवक मत प्रकाशत करने दया जाय । (३) राजा के बिना पालिमेंट 
, की स्वीक्षात के किसी रूप म॑ जनता पर कर लगाने का अधिकार नहीं 
है। (४) केई करेथॉलक या जिसका विवाह किसी कैथेलिक से हुआ 
हो, इंगलेंड के राजांसहातन का आंधकारी नहीं हो सकते । 

“उरवपूर्ण राज्यक्राति का राजनीतिक महत्त्व”? ((0॥80॑- 
00079|. 00क्व]00... ण ॥ीर (]0008 . ४९४०।४- 
(07)--“गौरवपूण राज्यक्रान्ति” ने यह स्पष्ट रूप से दिखा दिया के 
जिस राजा केा जनता के प्रतिनिधि न चाहें, वह राजसिंंहासन पर नहीं रह 
तकता । राजा के जनता का इच्छा के अनुसार द्वी काय्य करन! पड़ेगा; 
और शासन-नीत में उस पालिमट की बात मानना पड़ेगी । विलियम 
और मेरी के राजसिहासन देकर पालिमेंट ने यह भी दिखला दिया कि 
बही नियमानुसार राजा है, जिसका राज्याधिकार पालिमेंट स्वीकृत करे। 
परन्तु पालमेंट ने इस समय के प्रस्तावों में कोई ऐसी बात नहीं रखी 


#. (0 


१४२ इंगलेड का इतिहास 


जिससे भविष्य में “राज्यांवज्ञव के पत्चपाती”? (९ए०'ए0॥809) 
लाभ उठा सके | 'अधिकार-पत्र? मे जम्त द्वितीय के राजासंहासन से 
हटाये जाने या इंगलड के राजा की नियुक्ति चुनाव के सिद्धान्त के 
अनुसार होने का कही उल्लेख नहीं था। उसमे केवल प्राचीन राज 
नीतिक सिद्धान्त, फिर से पुष्ट करने के आशय से, दुह॒रा दिये गये थे । 
इससे यही ञ्रभप्राय था फि देश की स्वतन्त्रता की रक्षा भी हो जाय और 
देश की शानन-प्रणाला म॑ भी कोई भारी परिवतन करने को आ्रावश्यकता 
न हो | आगे चलकर हम देखेगे क्र “फ्रास की राज्यक्रोत” ([॥6 
[फशालीा [२०४०|प४४०॥) इससे बिलकुल भिन्न ढंग की थी | उसमें 
घोर रक्तगात हुआ; ओर देश में काई स्थायी शानन-प्रणाली भी अधिक 
काल तक न रह सका । 

इंगलंड की “गौरव-पूण राज्य-क्रान्ति? से स्टुअट-काल के राजा 
और पालिमेंट के झगड़े का, जा पहले चारों स्टुअश्रट राजाओं के राज्य 
काल में बराबर चलता रहा था, अन्त माना जाता है। स्टुश्नट राजा 
अपना “देवी अाघकार? (])ए॥6 [शिंट्र॥ ० रि28) जतलाकर 
पालिमेंट के दबाना चाहते थे: परन्तु इस प्रयत्न भ॑ं वे सफल न हो सके | 
अन्त में पालिमंट ही की बिजय हुई ओर अब “राजकोीय एकतन्त्र 
राज्य” (| 0॥9/0॥9| ॥)65/060॥) के स्थान पर निश्चित रूप से 
“नियमानुमोदित शासन?” (ए०॥8॥पधणाक्क। (40ए९/४॥0॥0) 
की स्थापना हुई। आगे चलकर भी पालिमेंट के सुधार आदि के लिए 
बहुत कुछ आन्दोलन की आवश्यकता हुईं; परन्तु इसके पश्चात्‌ इस 
बात में काई सन्देह न रह गया कि देश के शासनकाण्य को बागडेर 
वास्तव में पालिमंट के हाथ है ओर राजा के देश के प्रतिनिधियों की 
बात माननी पड़ेगी । 

“गोरव-पूर्ण राज्य-क्रान्त” ओर ग्रह्मययुद्ध द्वारा राज्यक्रानित 
का मुक़ाबिला--हम बतला आये हैं कि चाल्स प्रथम के हटाने के लिए 
तो राज्य-क्रान्ति हुई थी, वह वास्तव में वफल रही। उसके लिए 


जेम्स द्वितीय १४३ 


गह्म युद्ध (»जी एज) का रक्तपात हुआ और अन्त में राजा के भी 
प्राण-दंड दिया गया | परन्तु इस सबका परिणाम यह हुआ कि प्रजा- 
तन्त्र-राज्य क समय म॑ देश मे “सैननकराज्य?? ((॥॥॥9'ए 4268]0॥- 
[8॥) की स्थापना हो गई; और जनता की स्वतंत्रता पर और भी 
आधात हुआ । इस राज्यक्रान्ति की विफलता का मुख्य कारण यह था 
कि राजा का नियमानुमेदित शासन के सूत्र मे बाधने के उद्देश्य के साथ 
एक धार्मिक प्रश्न भी लगा हुआ था | हम कह आये हैं कि धार्मिक 
प्रश्न पर ह्वी “प्रलम्ब पालिमेंट” ([,07४ ॥)॥709॥0०7॥0 में दो दल 
हुए और उनमे से एक दल ने राजा का साथ दे दिया। “गौरव-पूर्ण 
राज्यक्रान्ति” के समय समस्त अंगरेज़ जाति एकमत थी | केवल थाड़े से 
केथालिक ही जेम्स द्वितीय के सहायक थे | इस समय केवल राजनीतिक 
प्रश्न था और नियमानुम।दित शासन की रद्वा के लिए प्यारिटन दल 
तथा हाई चच पार्ठा दानों ने मिलकर कार्य्य किया। राजनीतिक दलों 
में से भी दोनों दलों की “गोरव-पूण राज्यक्रान्ति” से सहानुमृति थी। 
ह्िग-दल ने पालिमेंट की विजय की दृष्टि से ओर टारी-दल ने सनातन 
शासन-प्रणाली में केई भारी परिवतन न होने के कारण इसमें हृदय से 
योग दिया; और इस प्रकार जाति के समस्त दलों की सहायता हाने के 
कारण “गौरव-पूर्ण राज्यक्रान्तिः? पूणुतया सफल रहाँ”। 


मुख्य-मुख्य तिथियाँ 


सन्‌ १६०५--जेम्स द्वितीय का राज्याभिपेक | 
१? १६८५४ -सेजमूर का युद्ध । 
» १६८५--“ख़ुनी न्यायालय” (]॥6 ॥॥00तए #४४2089) | 
४ अप्रेल सन्‌ १६८७-प्रथम “अनिपेध घोषणा” (पाक 
]00097%8007 0 [70 020०70७) । 


१४४ इंगलेंड का इतिहास 


२२ अप्रेल सन्‌ १६८८--द्वितीय “अनिषेध घेपषणा”? (8९९०४० 
])608/86007 0 [07|2श0॥९०) ' 

सन १६८८--“गौरव-पूण राज्य क्रान्ति? (0॥७ 0]007005 
[१७ए०|ए॥0॥) ! 

? १६८९--“अधिकार-पत्र? ([॥|| 0 हा4&॥॥9) | 


छ॒ठा परिच्छेद 


विलियम ओर मेरी; तथ। रानो एन 
(१ ) अन्तरोष्ट्रोय स्थिति (१६८८-१७१४) 


फ्रांस का राजा लूई चादहवाँ (१६४३--१७१५)--इस समय 
यारए म फ्रांस के राजा लूई चौदहवें (],0पघां8 ह[09) की शक्ति 
बहुत बढ़ी-चढ़ी थी | उसके पास उस युग के सवश्रेष्ठ मंत्री, इंजीनियर 
तथा सेनापति थे, और उसकी इच्छा थी कि यारप के समस्त राज्यों पर 
मेरा आधिपत्य है! जाय । वह भारतवषं के मुग्रल सम्राट औरंगज़ेब का 
समकालीन था; और ये दोनों सम्राट कई बातों में समान भी थे । लूई 
किसी पर विश्वास न करता था और उसके शासन का प्रधान अश गुप्त- 
चर-विभाग था । वह पक्का कैथोलिक भी था और फ्रांस के प्रोटेस्टेंट 
दल ([[08०07008) के साथ उसने बड़ा अत्याचार किया। इम 
बतला चुके हैं कि इंगलेड के राजा चाल्स द्वितीय ने उससे “डोबर की 
गुप्त सन्धि” की थी; और उससे आशिक सहायता पाने की आशा से 
चाल्स ने इंगलंड क कैथोलिकों के सुविधायं देने की उसकी शत मंज़्र 
कर ली थी । जंम्स द्वितीय के भी लूई आथिक सहायता देता था; और 
हम पहले कह आये हं कि जेम्स ने इंगलेंड से भागकर फ्रांस में ही 
शरण ली थी । लूई यही चाहता था, कि इंगलेंड के राजा मेरी मुद्ठी 
में रहें ओर यारपी4 युद्धों में बराबर मेरा साथ दिया करें । 

विल्ियम ठृतीय की पर-राष्ट्रनीति--“गौरव-पूर्ण राज्यक्रान्ति? 
(8]0॥40098 ि०४०।४४४०॥) ने लूई चोदहवें के सब मन्सूबे बिगाड़ 
दिये । अब इँगलेंड में राजसंहासन पर विलियम तृतीय था, जिसका 
समस्त जीवन लुई के विरुद्ध युद्ध करने में व्यतीत हुआ था | विलियम 
ने यारप के प्राटेस्टंट राज्यों का नेता बनकर लूई के खूब तग किया 

१४४ 


१७४६ इंगलेंड का इतिहास 


था; ओर अब इंगलेड के शजा द्वाने पर वह फ्रांस की शक्ति का 
रोकने की नीति का और भी 
हृढ़ता-पूवंक पालन करने लगा। 
याद लुई चोदहब की नीति 
सफल हो जाती, तो योरप के 
राष्ट्रों के शक्तिसंतुलन ([38|00 
७ [20 9९॥) में बड़ी बाधा पड़ती 
ओर फ्रांस की शक्ति इतनी बढ़ 
जाती कि अन्य राज्यों के सदा 
भय बना रहता । विलियम ने 
यारप में लूई की बढ़ती हुई 
4... मा शक्ति के रोकने के आशय से 
_... सिकी ७ आवक: 2 ु कुछ राज्यों का 'एक संघ बनाया 
था। उसके इँगलेंड के सिंहासन पर 


किक 7 7 7४ पर पद हब 
हि 5, नाक डक ह। च्चा 


पीर 








चौदहवाँ लुई ु 
बम को अल से हल ५ है की 
कीपर-राष्टरनीत मं मारा पर. '. * पु > 


बतन हो गया | अब जेम्स 
द्वितीय ओर चाल्स द्वितीय की 
फ्रांस से मित्रता की नीति का आर 
श्रन्त हो गया और “गैरवपू्ण.. कि ाा  पपरा 
राज्यकरान्ति” के समय से कि. के. 
इंगलेंड ओर फ्रांस के 
पारस्परिक युद्ध का काल 
आरम्म हुआ । 
फ्रांस से प्रथम युद्ध 
( १६८९--१६६७ )--पह ले 
नीदरलेंड प्रदेश, जिसमें विलियम तृतीय 


विलियम और मेरी: तथा रानी एन १४७ 


वतंमान काल के हॉलिेंड तथा बेलॉजयम राज्य हैं, स्पेन के अधीन था । 
सन्‌ १६०९ में हालिंड ता सतंत्र “पड ह्ः 
हे! गया, परन्तु बेलजियमवाले 
भाग में अभी तक स्पेन का हीं 
राज्य था | लुई (चोदहवाँ) इस 
बेलजियमवाले भाग का जीतना 
चाहता था; जिसमें फ्रास की 
सीमा राइन नदी के मुहाने 
तक पहुँच जाय। उस समय 
लुई की सेना इसी भाग में 
पहुँची हुई थी श्रौर स्पेन के 
शक्तिहीन द्ोने के कारण उसे 
सफलता की पूणण आशा थी | 
इस भाग में फ्रांस का आधिः रानी मेरी द्वितीय 
पत्य स्थापित * हो जाने से इंगलेंड तथा हॉलंड दोनों के लिए भय था 
झौर इसलिए. विलियम इसके कभी सहन न कर सकता था । इसके 
अतिरिक्त लूई इस समय विलियम के हटाकर फिर डेम्स द्वितीय के 
इंगलैंड का राजा बनाने का भी उपाय कर रहा था; और इसलिए 
“गैरव-पूर्ण राज्यक्रान्ति” के प्रबन्ध की रक्षा के हेतु इंगलेंड का फ्रांस 
के विरुद्ध युद्ध करना और भी आवश्यक हो गया | 

बिलियम स्वयं नीदरलेंड जाकर यद्ध में सम्मलित हुआ; परन्तु उसे 
बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा | कई बार उसकी पराजय हुई, 
परन्तु अन्त में नामूर (]९:॥॥ए7) का प्रसिद्ध गढ़ उसके अधिकार में आ 
गया; और इस विजय ने बेलजियमवाले भाग में फ्रांस का राज्य स्थापित न 
होने दिया । जल-युद्ध में मी पहले तो अरंगरेज़ी सेना ब्रीची हेड (8798- 
०॥ए प्०७०) के युद्ध में द्वार गई; परन्तु अन्त में लाड रसेल (॥,070 
एप४४०)) ने ला देग (,0 92006) के युद्ध में मारी विजय प्राप्त की | 





[का 


इंगलेंड का इतिहास 


छः 


१४८ 


(| ७ !२३।७- 
42॥9०] ॥>982]॥20 नर ऐरे 
ै88 2[97 2 ३२:६६ 2(॥& ॥& 3 259 


कि 
ए 





(। ॥&3 ॥॥5।2 ॥५ ।०0७३ है #॥० ५६ 
८८४०७ #/२]%],, (६ »॥& +॥0 ॥:/2% [०५ 
-9)420)>6 ॥>४१& | ४]25] 92/- (3४६) 


4५४ ॥7%2|॥॥& | 2॥8 ॥&) हे +#श| कै) झर 
92॥: ५०७७२) ४८ “नमक िश, 
>।४+५।०।४ | 
4५% ॥)7६)।३।2 +#242०५ % +2[५ 
(209 | । 
4५० | ह 
03)॥&) . (॥&।२ ।५ 9|%) 
32 ०९ | 9ड ()७।४ ।% ०8७३२) !छरछ.. ॥४४४।६ 
>> ०28 उन 2/8४9 “28३४४ ॥2(/78| (:०(/० हम न्न डं।2 
5 (॥॥७।० ।५ #श[फ) 
( 25/ ।५ ॥४72२।))& ) (॥६।५ ॥% +>0२) ]४३०९ 
2|8+ 2॥6.9 75 22] ६ 472 ४/2|%| न (४2 +- ३-७ 


बेच के औं 


| | 





(।४:।» ५ ०४३) 


१2]7252| ४/२॥५%) 


2५०5]।00>० ५४४ ४॥08॥३] ४:१० ५६४ ॥ए> 


४ >> ४४० |20॥8॥9 


बिलियम और मेरी; तथा रानी एन १४९ 


सन्‌ १६९७ में रिसविक की सन्धि ([2९७८० ० रिए9जछ0) के 
श्रनुसार इंगलेंड और फ्रांस दोनों ने अपने जीते हुए, प्रदेश लौढा 
दिये । लूई का, राइन नदी के मुहाने के फ्रांस के राज्य में मिलाने 
का, प्रयत्न सफल न हो सका और वह विलियम के इँगलेंड का राजा 
घ्वीकृत करने के लिए भी बाध्य हुआ | श्रेंगरेज़ी इतिहास में यह युद्ध 
“इंगलेंड के उत्तराधिकार का युद्ध” (एड ० ॥6 रा2॥9ा 
७70८6४४07) कहलाता है; क्योंकि इसके परिणाम-स्वरूप विलियम 
तृतीय का राज्याधिकार अन्य राज्यों ने स्वीकार कर लिया | 

“स्पेन के उत्तराधिकार का युद्ध” (१७०२-१७५१३)--थोड़े 
ही दिनों बाद यारप में एक दूसरा बड़ा युद्ध हुआ, जो “स्पेन के उत्त- 
राधिकार का युद्ध? (फ५/ ० ४60 $9श॥गा॥9। 5700688ं07॥) के 
नाम से प्रसिद्ध है | स्पेन का राजा “चाल्त द्वितीय” वृद्ध हो चला 
था और उसके अधिक समय तक जीवित रहने की कोई आशा न थी । 
उसके केाई सनन्‍्तान न थी; और उसकी उत्तराधिकारिणी उसकी दो बहने 
ही हो सकती थ्रीं। एक भरहन का विवाह फ्रांस के राजा लूई चौदहवंं से 
ओर दूसरी का विवाह आस्ट्रिया के सम्राट ल्यूपोल्ड (])]00/07' ,60- 
900) से हुआ था । यदि फ्रांस या आस्ट्रया में से किसी के राजवंश 
के स्पेन की गद्दी मिलती, तो “यारपीय शरक्ति-सन्तुलन” ([39]8॥06 
0 ?0छ०० ॥ रिप्रा'009) में बड़ी बाधा पड़ने का भय था; और 
इस कारण यारप के समस्त राजनीतिज्ञों के स्पेन के उत्तराधिकार के 
विषय में बड़ी चिन्ता थी। स्पेनिश साम्राज्य में इस समय स्पेन के अति- 
रिक्त दक्षिण श्रमेरिका का उपनिवेश, नीदरलैंड का बेलजियमवाला भाग 
और इटली में मिलान, नेपिल्स ओर सिसिली प्रान्त सम्मिलित थे | 

ऐसी अवस्था में वलियम तृतीय ने आस्ट्रिया और फ्रांस के राज्यों 
से बातचीत करके दो बार “बूँटवारे की सन्धि? (?4॥000॥ ५88५) 
कराई; जिसके अनुसार स्पेनिश साम्राज्य के उन दोनों राज्यों में 
विभक्त करना निश्चित हुआ । इसके थेड़े ही दिनों बाद चाल्त द्वितीय 


१५० इँगलेंड का इतिहास 


की मृत्यु हो गई; और उसने अपनी वसीयत में लूई चौदहव के पोते 
फ़िलिप (([20॥9) के अपने समस्त साम्राज्य का उत्तराधिकारों बनाया । 
इस वसीयत का समाचार पाते ही लूई ने “बंटवारे की सन्धियों”? पर 
पानी फेर दिया आर उसके पोते फ़िलिप ने जाकर स्पेन के राजसिंहासन 
पर श्रघिकार जमा लिया । अत लूई ने फ़िलिप के ही प्रांस के राज- 
सिंहासन का भी उत्तराधिकारी उद्घापित कर दिया और बड़े अ्भिमान 
से कहा--“अब पिरेनीज़ (]2770॥609) पवत स्पेन और फ्रांस के 
अलग नहीं रख सकता ।? 

इंगलेंड ओर स्पेन के उत्तराखिकार का प्रश्न--इन सब 
घटनाश्रों के कारण समस्त यारप में बढ़ी हलचल मची । विशेषतया 
इंगलेंडवाले ऐसी अवस्था में कभी चुप न बेठ सकते थे | उन्होंने सोचा 
कि फ़िलिप के स्पेनश साम्राज्य ओर फ्रांस के स्वामी होने से फ्रांस की 
शक्ति का मुक़ाबिला यारप का केाई राज्य न कर सकेगा; फ्रांसवाले 
यारप में जा चाहेंगे, वह कर सकेंगे; श्रोर समस्त भमंडल का व्यापार 
तथा उबनिवेश भी उन्हीं के हाथ म॑ रहंगे। फ्रांसवाले राइन नदी के 
मुद्दोने पर अधिकार जमा लगे और इससे इंगलेंड तथा हार्लेंड दोनों 
के उनसे सदा भय बना रहगा। लूई ने रिसविक को सन्धि में 
विलियम के इंगलड का राजा स्वीकार कर लिया था; परन्तु अब अपनी 
शक्ति के मद म॑ वह फिर जम्स द्वितीय के लड़के को, इंगलेंड का 
सिंहासन प्राप्त करने के लिए, सहायता देने लगा। बिलियम का समस्त 
जीवन फ्रांस की शक्ति रोकने में व्यतीत हुआ था; परन्तु अब फ्रांस की 
शक्ति इतनी अधिक बढ़ जाने के कारण उसके जीवन-कार्य के भंग होने 
के ढँग दिखाई देने लगे | ऐसी स्थिति में विलियम ने, यारपीय शक्ति- 
सन्तुलन की रद्बा के लिए, फ्रांस के विरुद्ध कई राज्यों का एक संघ 
बनाया, इस संघ का यह उद्दश्य था कि स्पेन के साम्राज्य में ऋछ 
बेंटवारा कराक आस्ट्रिया के राजकुमार  चाल्स (+०॥0॥|६७ 
(॥969) के स्पेन का राजसिद्ातन दिलाया जाय। 


विलियम और मेरी; तथा रानी एन १५१ 


इस प्रकार “स्पेन के उत्तराधिकार का युद्ध” आरम्भ हुआ । परन्तु 
इसी बीच में विलियम की मृत्यु हे गई और यह युद्ध रानी एन 
(0७०७१ 4776) के राज्यकाल में, जो उसके पश्चात्‌ इंगलेंड के 
राजसिंहासन पर बैठी थी, हुआ । 

मालेबरेो की विजय--इस युद्ध में इंगलेंड की ओर से सेनापति 
जॉन चचिल ड्यूक आफ मालबत्ररों (॥0॥7" (॥प्रा'ता], [07:8 
० ७७।]|०07/0प/्ट) था | मालबरो ने भिन्न-भिन्न अवसरों पर भिन्न- 
भिन्न दलों का साथ दिया 
था । ““बहिष्कार-प्रस्ताव” 
(॥४२०॥४०) |) के 
समय उसने जेम्स (ड्यूक् 
आफ याक) का साथ 
दिया था । परन्तु जब जेम्स 
“जेम्स द्वितीय” के नाम से 
राजा हुआ, तब वह उसके 
विरुद्ध हो गया और उसने 
“गौरब-पू्ण राज्य-क्रान्ति? 
तथा विलियम तृतीय के 
राज्याभिषेक में बहुत काम ड्यूक आफ मालबरो 
किया | थाड़े ही दिनों बाद वह विलियम के भी विरुद्ध हो गया और उसने 
फिर पदच्युत जेम्स से पत्र-व्यवद्दार आरम्भ किया | उसकी अनिश्चित 
मनोबृत्ति के विलियम भली भाँति समझता था, परन्तु वह उसकी युद्ध- 
कला की निपुणता से भी परिचित था | मरते समय विलियम ने अ्रपनी 
उत्तराधिकारिणी रानी एन के यह वसीयत की कि “पेन के उत्तरा- 
धकार के युद्ध” के लिए मालंबरो से अधिक येग्य सेनापति कोई दूसरा 
नहीं हो सकता | रानी एन ने, जो पहले ही उसकी स्त्री से परम मित्रता 
होने के कारण मार्लबरो के बहुत मानती थी, उसे “स्पेन के उत्तराधिकार 





डा अं 
श्पूर इगलड का इतिहास 


क युद्ध” के लिए इंगलैंड की सेनाओं का प्रधान सेनापति बना दिया 
श्रौर युद्ध के संचालन के विषय में उसे पूर्ण अधिकार दे दिये । 

मालबरो ने नीदरलेंड पहुँचकर वहाँ से फ्रांसीसयों के निकालने 
का काय्य आरम्म किया । उसी समय समाचार मला कि आस्ट्रिया 
की राजधानी वाइना (५]७॥7७) नगर पर फ्रांसीसयों ने आक्रमण 
कर दिया है। यह समाचार पाते ही मालंबरों नीदरलेंड से चल पड़ा 
और वैरियों के देश से निकलता हुआ सकुशल आस्ट्रिया जा पहुँचा। 
ब्लैन्दैम (8॥00॥ 0) के प्रसिद्ध युद्ध में मालबरों ने मारी विजय 
प्राप्त की और आस्ट्रिया के राज्य के घोर संकट से बचा लया | उस 
युद्ध में मालंबरो का सहकारो राजकुमार युगेन (?शंतरए७ गरेप&९॥०) 
था, जो आस्ट्रिया की सेना का सेनापति था। अब तक कांसीसी प्रेना 
का स्थल युद्ध में इस बुरी तरह से किसी ने परास्त न किया था। अ्रगले 
बष फिर नीदरलेंड पहुँचकर मालंबरो ने रैमौल्स (प&॥॥]]08) के 
युद्ध में दूसरी भारी विजय प्रा की; ओर फ्रांसीसी सेना के नीदरलेंड 
से भगाकर बेलजियमवाले भाग में उनका अधिकार न , जमने दिया । 
इन्हीं भारी विजयों के कारण मालंबरों की गणना इँगलेंड के प्रसिद्ध 
सेनापतियों में कौ जाती है । 

स्पेन में युु--इस| समय एक दूसरा अ्रेंगरेज़ी सेना स्पेन से 
फ्रांसीसियों के निकालने का प्रयल् कर रही थी | उसका सेनापात अल 
आफ़ पीटरबरों ([क0 ० ?0०७क०ा०पट्॒ट)) था । फ्रांस के 
राजकुमार फ़िलिप के, स्पेन के भृतपूव राजा की वसीयत के अनुसार. 
स्पेन का राज-संहासन 'मला था; और इस कारण स्पेन की जनता 
फिलप के अपने “जातीय राजा” के समान मानने लगी थी। इसी 
कारण उसके प्रति समस्त देशवासियों की सहानुभूति थी। छेटी-छेटी 
टेलियाँ बनाकर स्पेनवालों ने अगरेज़ी सेना के खूब छुकाया और 
ग्रन्त में पाटरबरों ने समझे लिया कि फलिय का स्पेन के राज-सिंहासन 
से हटाना असम्भव हे । 


विलियम और मेरो; तथा रानी एन १५३ 


जल-युद्ध--समुद्र पर श्रेंगरेज़ी सेना ने अच्छा काम कर दिखाया। 
ग्रब तक इंगलैंड में कोई स्थायी जल-सेना न थी। आवश्यकता 
पड़ने पर कुछु अफ़सर तथा सैनिक थोड़े दिनों के लिए. भरती कर लिये 
जाते थे; और काय्य समाप्त होने पर उस सेना का विसजन कर दिया 
जाता था | यह ढंग अ्रच्छा न था; और इसलिए, अब एक स्थायी जल- 
सेना तैयार की गई जिसके नेता उस समय रूक (१००८७) और 
शेावेल (80000) थे। श्रेंगरेज़ी जल-सेना (शिध)9)। ९७ए९ए) 
ने जाकर जिब्राल्टर (007&|७) पर अधिकार जमा लिया; और इस 
प्रकार यह “रूमसागर का फाटक” इँगलेंड के अधिकार में आ गया। 

यूट्रेक्ट की सन्धि (१७१३)--परन्तु कई घटनाओं के कारण 
इस युद्ध का शीघ्र ही अन्त हो गया | इंगलेंड में हिग दल के स्थान पर 
टोरी दल का मन्त्रि-मंडल ([0०ए गांड") स्थापित हो गया। 
टोरी पहले ही से यारपीय युद्धों में सम्मिलित होने की नीति के विरोधी 
थे; अ्रतः उन्होंने मालबरो के पदच्युत करके अ्रंगरेज़ी सेना के येरपीय 
क्षेत्रों स हत लिया। इसी समय राजकुमार चाल्स (॥7०॥०१४९ 
(॥9१७४), जितको इँगर्लेंडवाले फ़िलिप के स्थान पर स्पेन का राजा 
बनाना चाहते थे, आस्ट्रिया का सम्राट हो गया; और इसलिए अब ईंग- 
लैंड के लिए यह प्रयत्न करना मूखता का काम था कि चाल्स के। स्पेन का 
भी राज्य दिलाया जाय। सन्‌ १७१३ में यूट्रेक्ट की सन्धि (2०४०७ 
०। (006०॥७) की गई; और इस प्रकार “स्पेन के उत्तराधिकार का 
युद्ध” समाप्त हुआ | इस सन्धि के अनुसार (१) लूई चोदहवें के पोते 
फ़िलिप का स्पेन के देश तथा स्पेन के अमेरिकावाले उपनिवेशों का राजा 
मान लिया गया; परन्तु यह निणुय कर दया गया कि फ़िलिप के [फ्रांस 
और स्पेन का संयुक्त राजा न बनाया जाय। (२) स्पेनिश साम्राज्य का 
इटलीवाला भाग तथा नीदरलेंड आस्ट्रिया के सम्राट चाल्स के दिया 
गया; परन्तु यह ठहरा लिया गया कि वह हॉलेंडवालों को अपनी सीमा 
की रक्धा करने तथा व्यापार बढ़ाने के लिए, सुभीते देगा। और (३) इंगलेंड 


१५४ इंगलेंड का इतिहास 


की पालिमेंट का यह निश॒य के रानी एन के पश्चात्‌ इँगलेंड का सिहा- 
सन इनोवर वंश का ममलेगा, यारप के राज्यों ने स्वीकृत कर लिया। 
इंगलेंड के। जिब्राल्टर (॥078|७/) और अमेरका में नवास्केटिया 
(००७ ।॥500॥98) ओर न्यू. फ़ाउंडलैंड (७०७ ०प7१॥७॥0) 
मिले। अँगरज़ां को अमेरिका के दास-व्यापार का एकाधिकार दे दिया 
गया; ओर उन्हें अमेरिकाँ में स्पेन के उपनिवेशों के व्यापार करने के 
लिए प्रतिवष एक व्यापारी जहाज़ ले जाने की भी आज्ञा दी गई। 

यट्रेक्ट की सन्धि का प्रभाव-यूट्रेक्ट की सन्धि ने फ्रांस के 
राजा लूई चादहव के बड़े-बड़े मन्धूत्रों के पानी में मिला दिया । फ्रांस 
के राजकुमार के अवश्य स्पेन का राजा मान लिया गया, परन्तु यह 
निश्चित कर दिया गया कि फ्रास और स्पेन के राष्ट्र एक दूसरे से प्रथक 
रहेंगे । इससे “येरपीय शक्ति-सन्तुलन” के हानि पहुँचने की केाई 
सम्भावना न रह गई | नीदरलेंड में फ्रास का आ्राधपत्य स्थापित हे जाने 
के कारण इंगलेंड के जो भय था, उसकी भी अ्रब काई सम्भावना न 
रही । जिब्राल्टर मिल जाने से “रूमसागर का फाटक” इंगलेंड' के प्राप्त 
हुआ; और अमेरिका में कुछ उपनिवेश तथा दास-व्यापार का एकाधिकार 
मिल जाने से अ्रमेरिका के समुद्रों पर भी इंगलंड का यथेष्ट अ्रधकार हा 
गया | अब इँगलेड की समुद्री शक्ति दिन पर दिन उन्नात करने लगी । 
इसी लए कहा जाता है--“यद आरमेडा के परास्त करने की तिथि से 
इंगलेंड की समुद्री शक्ति ओर उपपनिवेश-सम्बन्धों तथा व्यापारिक 
उन्नत का आरम्म माना जाय, तो थूट्रेक्ट की सन्ध से उस उन्नति का 
मार्ग पूरतया खुल जाना मानना चाहिए ।” 


मुख्य-मुख्य तिथियाँ 
सन्‌ १६८९---१६९७--इं गर्लेंड के उत्तराधकार का युद्ध” 


( ४७7 0| 6 4र72१98॥ 970९0७४७0॥) 
४» *३९७--रिसविक की सन्धि। 


न 
। | के. हर | 


७७१६४ ६१ १९.5. 2592 क्र न्ण क मा 
"40४5८. “४ 2545५ | के _९्‌ ॥ | 
शक ब्प्ज़ा अ ! > मा हु ५... कप हु 0 बात + हर ल्ह्् 
की ५ 77१: 0 2 फ )/ 4 
नर ट णे ना 
। >> श्र / हू पे कि गम अमित 


रब ्छ "टशए4 पट “>> मी 












> न । चुआ ५ £ हा ही ह ७2० ॒ ध् 
ह डी ऋण; ५५ घट जी [५ | रू | 
८ हि ९ पु | 
हल 7.२9 4 7४- आह जा । 


८ (१९१० ५ अक न ४“ >०?..« 


६ | छुट 527 ४ गेट 
।-/0 00८ :# ॥ 2२ | | 5 
हा कक के पे (०० जल लम :फीपयगय 


५... हु | प्र 
फ्रकानादब॥ 
0:१६ 





१५६ इंगलेंड का इतिहास 


सन्‌ १७०१--१७१३--“ स्पेन के उत्तराधिकार का युद्ध” (फ़व 
0 ॥॥6 999॥॥98] 5000९४७0॥) . 
»9 १७०४--ब्लेन्हेम का युद्ध ओर जिब्राल्टर पर अाधकार | 
» १७०६-- रैमील्स का युद्ध । 
» १७११ -मालंबरो का पदच्युत होना। 
9 १७१३--यूट्रेक्ट' की स|न्ध। 


सातवाँ परिच्छेद 


विलियम ओर मेरो; तथा रानो एन 


(१) गृह्य स्थिति (१६८८-१३१७) 


स्कॉटलेंड 4 विद्रोह--विलियम और मेरी के राजसिंहासन देने 
की इंगलेंड की व्यवस्था के स्काटलेंड और आयरलेंडवालों ने सुगमता 
से स्वाकृत न किया | स्कॉयलैंड में डडी के नवाब (५]8९०४॥६ ])एव- 
१6९) ने एक पहाड़ी सेना तेयार करके जेम्स द्वितीय के फिर राजा 
बनाने के उद्देश्य से विलियम तृतीय के विरुद्ध विद्रोह ठान दिया। ईंग- 
लैंड से तुरन्त सेना भेजी गई, जिसने जाकर स्कॉटलेंड की पहाड़ी सेना 
का किलेक्रेन्की ((॥0०७७॥|८७) के युद्ध में परास्त किया। डंडी 
का नवाब युद्ध में मारा गया और सब पहाड़ी (प्रांहा।8॥0678) 
भाग गये। विलियम ने घोषणा की कि जितने विद्रोही १ जनवरी सन्‌ 
१६६२ तक मुझे राजा स्वीकृत करने की शपथ खा लगे, उन्हें क्षमा कर 
दिया जायगा | और ते सभी पहाड़ी सरदारों ने यह शपथ खाई, परन्तु 
ग्लेनके (0]९॥०७००७) के सरदार ने इसी में अपना गारव समझा कि 
मैं बिलकुल अन्तिम तिथि के ही शपथ लूँगा। संयोगवश वह अन्तिम 
तिथि के ठीक स्थान पर न पहुँच सका; और इसलिए, उसके शत्रश्नों के 
अच्छा अवसर मिल गया। भ्रूठी-सच्ची बातें बनाकर विलियम से ग्लेन्का 
जाति के कड़ा दंड देने की आज्ञा प्राप्त की गई; और एक सेना ने 
जाकर बड़े धोखे से इस जाति का कृत्लआ्राम (१(888807"6 07 0]0॥- 
००९) कियां। उनसे मित्रता दिखाकर शत्रुश्रों के भेजे हुए ये सैनिक 
' उन्हीं के यहाँ ठहर गये और रात को उन्होंने सोते हुए लोगों को बड़ी 
क्ररता से मार डाला | इस इत्या के लिए. विलियम [नदेषि नहीं कद्दा जा 

१५४७ 


श्प्ध्द इंगलैंड का इतिहास 
सकता; परन्तु वास्तव में दोष स्कॉटलंड के उन मन्त्रियों का था, जिन्होंने 
ग्लैन्को जाति से शन्रता होने के कारण विलियस के बहकाकर इस 
हत्याकांड के लिए थ्ाराज्ञा प्राप्त की थी। शीघ्र ही वलियम ने उन 
मन्त्रियों के उनके पदों से हटा दिया, जिससे इस दुघंटना के कारण 
स्कॉटलैंड में फैली हुई उत्तजना कुछ कम हो जाय । 

आयरलड में विद्रोह--आ्रयरलैंड में जेम्स दद्वतीय स्वय पहुँच 
गया; और वहाँ की कैथोलिक जनता ने उसका पक्त लेकर विलियम के 
विरुद्ध विद्रोह शुरू किया। आयरलड के अधिकांश नव्रासी केथोलिक 
ही थे, परन्तु कुछ भागों में केथ्रेललिका को जायदाद छीनकर प्रोटेस्टेंट 
अंगरेज़ों ने अपने उपनिवेश स्थापत कर लिये थे। बिद्वोहियों ने इन 
फ्रेटेस्ट टों के लडनरी (|,0000॥0/"0) गढ़ का घेर लिया; परन्तु शीघ्र 
ही विलियम स्वयं सेना लेकर आयरलेंड पहुँचा और जेम्स द्वर्तीय के 
पक्तपातियों के बेयन के युद्र (॥5|6 ० ॥0ए॥0) में बुरी तरह 
परास्त किया | जेम्त आपरलेड से भाग निकला श्र श्र विद्रोहियें को 
सफलता की काई आरा न रही। केथालिकों का बड़ा गढ़ लिमरिक 
(]/॥00|८) भी उनके हाथ से निकल जाने के कार॑ण इस विद्रोह 
का अन्त हुआ और आायरलेइबालो का विलयम तथा मेरी का राज्य्रा- 
घिकार स्वीकृत करना पड़ा । 

लोक-सभा का उत्थान--“गैरव-पूण राज्यक्रा न्त” ((]6- 
008 ि०४०|ए४०॥) से इंगल्लंड में “बनयमानुमांदत शासन” 
((०॥०ाप्रांगानोीं छ07९गाधल्यां) का आरम्म होता है 
“अ्रधिकार-पत्र” (]॥॥ 0/ [29॥89) के त्रिपय मं, जो अ्रैंगरेज़ों का 
तीसरा स्व॒तन्त्रता-पत्र समझा जाता है, हम ऊपर लिख आये हैं | वलि- 
यम के राज्यकाल में पालिमेंट के अधिकारों में और भी वृद्धि हुई । 
अब पालिमेंट ने शासन-काय्य के लिए. केवल एक वष के लिए घन की 
स्वीर्कात देने की प्रथा आरम्म की. जिससे पार्लिमेंट की बैठक प्रतिवष 
करना आवश्यक हे गया । पालमेट के राज्य के हुसाब-किताब की 


विलियम और मेरी; तथा रानी एन १५६ 


जाँच करने का भी अधिकार मिल गया; और इस प्रकार राज्य की 
बागडेरर बहुत कुछ पालिमेंट के द्वाथ में श्रा गई; क्‍योंकि समस्त शासन- 
काय्य का संचालन धन पर ही निर्भर होता है। धन की स्वीकृति लोक- 
सभा (प्॒०ए8४० ० (०007078) दही देती थी, क्योंकि उसी में 
जनता के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं; और इस प्रकार लोक-सभा ही 
अब पालिमेंट का प्रधान अश बन गई । स्थायी, सेना रखने की भी 
स्वीकृति पालिमेंट से प्रतवप लेनी पड़ती थी; और यह स्वीकृति भी 
केवल एक ही वष के लिए दी जाती थी | इस प्रकार देश की सेना पर 
भी पालिमेंट का बहुत कुछ अधिकार द्वो गया । 

दलबन्दी के शासन का प्रारम्भ--विलियम समस्त जनता के 
प्रसन्न रखने के आशय से हिग तथा टारी देनों राजनीतिक दलों में से 
अपने मन्त्री नियुक्त करता था | परन्तु धीरे-घीर उसे प्रतीत होने लगा 
कि हिग और टोरी परस्वर मत-भेद के कारण कभी एक साथ मिलकर 
काय नहीं कर सकते; और इससे शासन-काय में बड़ी बाधा पड़ती है | 
इस कठिनाई को दूर करने के लिए, विलियम ने यह निश्चय किया कि 
यदि मन्त्रि-मण्डल (090॥700) में एक ही प्रकार के राजनीतिक 
विच्यारवाले हों, तो काय अधिक सुगमता से हो सकेगा। इस समय 
लोक-सभा में हिग दलवालों की अधिक सख्या थी; ओर यह से।चकर 
कि मन्त्र्यों के शासन-कार्य के सचालन के लिए. बार-बार लेक-सभा 
ही से घन की स्वाकृति लेनी पड़ती है, वलियम ने यही उचित समक्का 
कि हिंग दलवालों के ही मन्त्रि-मंडल में नियुक्त किया जाय। अनुभव 
से इस ढंग में बहुत सुभीता मालूम हुआ; ओर इसलिए यही प्रणाली 
प्रचलित हो गई कि मन्त्रि.मडल में एक से ही राजनीतिक विचारवाले 
नियुक्त किये जायें; और लेक-सभा में जिस राजनीतिक दल के सदस्यों 
की अधिक सख्या हो, उसी दलवालों के। मन्त्रि-मंडल में स्थान दिया 
जाय | वतंमान समय में इसी ढंग से इंगलेड के मन्त्रिमंडल का काम 
चलता है; ओर इस प्रणाली के दलब्न्दी का शासन (एक+र 


१६० इंगलेंड का इतिहास 


06०0ए७"ााश॥।)) कहते हैं । वतमान मन्त्रिमडल में और भी कई 
विशेषतायें हैं जिनके विषय में आगे चलकर लिखा जायगा । 

“घामिक सहनशीलता का नियम” (१६८९) --“गौरव-पूण 
राज्य-क्रान्ति? के एक वष बाद पालिमेंट ने एक बड़े महत्त्व का नियम 
पास किया जो “घामिक सहनशीलता का नियम”? (]'0॥6/४४07 ०४) 
के नाम से प्रसिद्ध है। इसके अनुसार कैथेलिकों के अतिरिक्त अन्य सब 
प्रकार के धर्मावलम्बियों के पूण स्वतन्त्रता दी गई कि वे जिस ढंग से 
चाहें ईश्वर की आराधना करें। श्रभी कैथेलिकों के प्रति घृणा कम न 
हुई थी ओर उनके विरुद्ध नियम ग्रमी एक शताब्दी तक नहीं हटाये 
गये, परन्तु फिर भी इस नियम ने देश में काफ़ी धामिक स्वतन्त्रता 
स्थापित कर दी । यह वही समय था जब कि इँगलेंड का प्रसिद्ध दर्शन- 
शास्र का लेखक जान लॉक (7077 7.,0८८९) धामिक पहनशीलता 
के पक्त में निब्नन्ध प्रकाशित कर रहा था | 

“उत्तराधिकार-निरण य? (१७०१) -विलियम तथा मेरी के कार 
सन्‍्तान न थी और उनके पश्चात्‌ राजसिंहासन की उत्तरा'धका रिणी मेरी 
की छोटी बहन एन का भी काई पुत्र जीवत वथा ऐसी अ्रबस्थ। वें 
पालिमेंट ने “उत्तराधिकार-निशंय” (80०६४ ॥ ४86॥॥0॥0॥, के 
अनुसार यह निश्चत किया कि सन्तान की अनुपस्थिति में एन के पश्चात्‌ 
इंडलेंड का सिंहासन हनोवर# की रानी सेफ़िया (9७७६ ०४७ 
800!79) तथा उसकी सन्‍्तान के मिलना चाहिए। सोफ़िया जेम्स 
प्रथम की दौद्दित्री थी; और ऐसी अ्रवस्था में वंशगत अधिकार की हा 
से वही स्टुअट-वंश के सिंहासन की उत्तराधिकारिणी हो सकती थी। 

“उत्तराधिकार-निर्णय” के नियम में नियमानुमोदित शासन की 
पुष्टि के लिए भी कई धारायें रखी गई थीं। यथा --(१) भविष्य में 
केवल अँगरेज़ी चर्च के अ्रनुयायी ही इंगलेंड के राजसिंहासन पर बैठ 





# जमनी की एक रियासत | 


विलियम और मेरी; तथा रानी एन १६१ 


सकेंगे ! (२) बिना पालिमेंट की स्वीक्वांत के इंगलेंड किसी अन्य राष्ट्र से 
युद्ध न करगा | (३) राजा का क्षमापत्र मन्त्रियों का पालिमेंट के सम्मुख 
ब्रभियेग से न बचा सकेगा । (इससे मंत्रि -मंडल अपनी नीति के लिए 
अब पूणतया जनता के प्रतिनिधियों के सम्मुख उत्तरदायी हो गया ।) 
(४) राजा न्यायाधीशों के तब तक पदच्युत नहीं कर सकेगा, जब तक 
पालिमेंट उससे ऐसा करने के लिए प्रार्थना न करे | (इससे न्यायाधीशों 
का स्वतन्त्रता मिल गई; और न्याय करते समय उनके इस बात का 
भय न रहा कि कहीं हमारे निणंय से राजा अ्रप्रसन्न न हो जाय ।) 

विंलयम तथा मेरी का चरित्र--विलियम साहसी, वीर तथा 
याग्य राजनीतिशञ था | उसकी नीति का मुख्य उद्ृंश्य यही था कि फ्रांस 
के राजा लूई चोदहव की बढ़ती हुई शक्ति के रोका जाय जिससे येरपीय 
शक्ति-सन्तुलन में बाधा न पड़ने पावे | युद्ध में कई बार वह स्वयं सेना- 
पति रहा ओर युद्ध-कला में उसने बड़ी निपुणता दिखाई | इंगलैंड के 
राजा हाने पर उसने नियमानुमेदित शासन का कभी उल्लंघन न किया | 
धामिक विचारों में वह महात्मा कैलविन का अनुयायी था; और इस- 
लिए इंगलेंड की हाई चर्च पार्गी (सा (शए्णा॥शा) की 
सहानुभूति उसके प्रति न थी। विलियम इंगलैंड में कभी सवप्रिय न 
हो सका; क्योंकि वह येरपीय राजनीति की ही ओर विशेष ध्यान देता 
था; ओर फिर उसका स्वभाव भी रूखा था, परन्तु उसकी योग्यता के 
कारण सब ले|ग उसका आदर करते थे । 

रानी मेरी बड़ी हंसमुख और दयालु थी। इंगलेंड की जनता 
उससे हादिक प्रेम करती थी। उसकी मृत्यु विलियम से आठ वर्ष पूर्व 
हो हो गई | मेरी की दयालुता की यादगार ग्रीनिच का अ्रस्पताल अब 
तक विद्यमान है। 

रानी एन (0४0०७॥ ,॥॥0) (१७०२-१७१३२)--विलियम की 
मृत्यु के पश्चात्‌ जेम्स द्वितीय की दूसरी पुत्री एन इँगलैंड के विहासन 
पर बैठी | रानी एन स्थापित शअ्रेंगरेज़ा चर्च की दवादिक समथंक होने के 


१६२ इंगलेंड का इतिहास 


कारण हाई चच पार्टी के सिद्धान्त मानती थी, जिससे देश की इस 
शक्तिशाली धामिक संस्था से उसे पूण सहायता मिली | राजनोतिक 
दलों में एन टोरी दलवालों के पसन्द करती थी; परन्तु उनके युद्ध के 
विरोधी होने के कारण रानी को कुछ दिनों तक हिग दल में से ही 
मन्त्री चुनने पढ़े । 

स्कॉयग्लेंड और *ईंगलेड का संयुक्त राज्य ([ञांणा ज्ञात 
80९0॥970); (१७०७) -- “स्पेन के उत्तराधिकार के युद्ध? के श्रति- 
रिक्त, जिसका पिछुले परिच्छेद मं उल्लेख किया जा चुका है, रानी एन 
के राज्यकाल में सबसे महत्त्पपूण घटना यह हुई कि इंगलड तथा स्कॉट- 
लैंड में एक संयुक्त राज्य स्थापित हो गया। जेम्स प्रथम के समय से 
इगलेंड तथा स्कॉटलेंड के राजसिहासन सम्मिलित हे गये थे, परन्तु 
दोनों देशों की पालिमंट तथा शासन-प्रणालियाँ अ्रभी प्रथक ही थीं। इस 
समय स्कॉटलेंडबालों के कई शिकायतें थां। उन्हें व्यापारिक स्वतन्त्रता 
न थी; थ्रौर यह देखकर उनका असन्ताप बढ़ता जाता था कि इईंगलेड 
का व्याधार ता खूब उन्नति कर रहा है, परन्तु स्काटलेंडवालों के नये 
उपनिवेशों से व्यापार करने के लिए कोई सुभीता नहीं है। धीरे-धीरे 
स्कॉटलेंड की जनता में यह विचार फैलने लगा कि जब तक इंँगलैँड से 
बिलकुल सम्बन्ध न हटा लिया जायगा, तब तक स्कॉटलेंड की इन कदि- 
नाइयों का अन्त न होंगा। सन्‌ १७०२ में स्कॉय्लेंड की पालिमेंट ने यह 
निर्णय किया कि एन की मृत्यु के पश्चात्‌ इंगलैंड का जे राजा हो, वही 
सकॉटलेंड का भी राजा न होना चाहिए | उस समय स्कॉटलेंड के लिए, 
किसी अन्य प्रोटेस्टट राजकुमार केा राजा चुन लिया जायगा। इस 
निर्णय से इंगलैंड में बड़ी सनसनी फैली | दोनों देशों के पूणतया प्रथक्‌ 
हो जाने का यही परिणाम हो सकता था कि जिस प्रकार दानों में पहले 
परस्पर युद्ध चल रहा था, वही दशा फिर हा जाती | 

ऐसी अवस्था में इंगलेंड की पालिमेंट ने दोनों देशों के एक संयुक्त 
राज्य में मिलाने का प्रस्ताव किया जिससे दोनों देशों के निवासियों के 


विलियम और मेरी; तथा रानी एन १६३ 


काई शिकायत न रहे। यह प्रस्ताव स्कॉयलेंड की पालिमेंट ने भी 
स्वीकृत कर लिया | सन्‌ १७०७ में दोनो देशों की पालिमेंट ने “संयुक्त 
राज्य-नयम? (१७ 0 एग॥०॥) 
पास किया, जिसके अनुसार इंगलैंड 
ओर स्कॉटलैंड की पालिमेंद एक कर 
दी गईं। यह निश्चय हुआ कि 
इंगलेंड के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त 
स्कॉटलैंड से १६ प्रतिनिधि लार्ड-सभा 
के लिए और ४५ प्रतिनिधि ले।क-सभा 
के लिए भेजे जायेंगे; संयुक्त राज्य 
का नाम ग्रेट ब्रिटेन (छत 
हित 0) हेगा, ख्रोर उसके दानो 
भागों की प्रजा के एक-से अधिकार 
प्राप्त होंगे | परन्तु इंगलेंड और रानी एन 
स्कॉटलेंड के कुनून तथा चर्च प्रथक्‌ ही रखे गये, क्योंकि इन देानों 
बातों में देने देशों में बहुत अन्तर था। इस संयुक्त राज्य के स्थापित 
होने से दोनों देशों के लाभ हुआ । अब स्कॉटलेंड के व्यापारिक उन्नति 
का पूरा अवसर मिल गया और इंगलेंड का यह भय जाता रहा कि कहीं 
उत्तर से स्कॉटलडवाले आक्रमण न कर दें। दोनों देशों की जनता 
की भी इस सयुक्त राज्य के प्रति पूर्ण सहानुभूति थी, क्योंकि देनों देशों 
की पालिमेंटों ने मिलकर “संयुक्त-राज्य नियम” की धाराग्रों का निश्चय 
किया था और दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने उसे स्वीकृत किया था| 
हिग तथा टोरी दलल-रानी एन के राज्य-काल में हिग तथा 
टोरी दल में बराबर रगड़ा रहा | इस काल तक पहुँचते-पहुँचते इन दानों 
राजनीतिक दलों का भली भाँति संघटन हो चुका था। दोनों दलों के 
अलग-अलग नेता थे और उन्होंने अपने दल के लिए ।नश्चित सिद्धान्त 
बना लिये थे, जिन पर उनका सारी नीति निमर थी। इस समय इन 


/ र पी 9: हु है हा की के ० हे 2+ रह हर 
5 के है 





१६४ इँगलेंड का इतिहास 


दोनों दलों में निम्नलिखित प्रश्नों पर मतभेद था--(१) हिग “नियमा 
नुमोदित शासन” के पक्षपाती थे, पर गोरी अभी तक राजा के “दैबी 
अधिकार” का ही समथन करते थे। (२) हिग धामिक स्वतन्त्रता 
स्थापित करना चाहते थे, पर टोरी हाई चर्च पार्टी के कट्टर अनुयायी थे; 
आर उनका मत था कि अँगरेज़ी चच के विरोधियों के कसी प्रकार की 
सुविधायें न दी जायें।, (३) हिग 'स्पेन के उत्तराधिकार का युद्ध” 
जारी रखने के पक्त में थे, परन्तु टोरी पहले तो यह चाहते थे कि इँगलैंड 
केवल जल-युद्ध में सम्मिलित हो और फिर वे इस युद्ध की नीति के 
बिलकुल विरोधी हो गये | (४) हिग एज़ के पश्चात्‌ हनावर वंश का 
इंगलेंड का राजसिंहासन देना चाहते थे, परन्तु टोरी चाहते थे कि जेम्स 
द्वितीय का पुत्र, जो अपने पिता की मृत्यु होने पर अपने के। “जेम्स तृतीय” 
कहता था ओर जो इतिहास में ओल्ड प्रिटडर (00 ?7७७॥067# 
के नाम से प्रसिद्ध है, इंगलेंड का राजा हो | 

टोरीं मन्त्रि-मंडल--एन के राज्य के आराम्मक काल में मन्त्रि 
मंडल हिग दलवालों के हाथ म रहा | परन्तु रानो ह्विगों से सन्तुष्ट न 
थी और कई कारणों से पालिमेंट में भी इस दलवालों की सख्या कम 
होने लगी | हिग धामिक स्वतन्त्रता के पक्षगाती थे और टोरी अब उन्हें 
श्रैंगरेज़ी चर्च का शत्र कहकर बदनाम करने लगे। अ्रंगरेज़ी च्चे के 
एक उपदेशक सेकवेरेल (88८॥९०ए०७४५।|) ने हिग दल के विरुद्ध 
व्याख्यान देने शुरू किये। हिग मन्त्रियों ने सेकवेरेल पर अभियाग 
चलाया; और इससे टोरियें के यह दिखाने का अच्छा अवसर मिल 
गया कि हिंग दलवाले उपदेशकों के दंड देकर अ्ंगरेज़ी चच के 
दबाना चाहते हैं | पालिमेंट के नये चुनाव में टोरियों की संख्या अधिक 
रही श्रोर रानी ने तुरन्त मन्त्रि-मंडल में हूगों के स्थान पर टोरियों 
के नियुक्त किया | इस टोरी मन्नि-मडल के नेता हालें, अल आफ़ 
आऑॉक्तफ़ोड ([[07]09, िक]। ०0 0509) और सेंट जॉन 

#[27.60000067 शब्द का अ्रथ है 'मिथ्या अधिकार जतलानेवाला? । 


विलियम और मेरी; तथा रानी एन १६५ 


वाईका उट बेलिंगब्रोक (8५, 30०!॥, १ :३०००7॥ ठ0॥॥29707७) ये । 
इस मन्त्रिमडल ने मालंबरों के! पदच्युत करके यूट्रेक्‍्ट की सन्धि के 
द्वारा स्पेन के ““उत्तराधिकार का युद्ध” समाप्त किया, जिसके विषय में 
हम ऊपर लिख आये हैं। इससे कुछ ही दिन पहले मालबरो की 
धमपत्नी का रानी एन से झगड़ा ही। गया था ओर इस कारण दरबार 
में मालबरों का अब पहले की तरह आदर न रह गया था | 

रानी एन के अन्तिम दिवस--रानी एन का स्वास्थ्य ठीक न था 
ओर अधिक काल तक उसके जींवत रहने की काई आशा न थी। 
बे।लिगब्राक चाहता था कि एन के पश्चात्‌ हनावर-वंश के राजपिंहासन 
न मले ओर जेम्स द्वितीय का पुत्र (ओल्ड प्रिटेंडर) इंगलैंड का राजा 
हो | अपने उदृंश्य की पूत्ति के लिए. पहले अपने सहकारी मन्त्री अल 
आफ ऑक्सफ़ोर्ड के किसी प्रकार मन्त्रिमडइल से हटाया और ओल्ड 
प्रिय्डर से पत्र-व्यवह्यार आरम्म किया । सबसे बड़ी कठिनता यह थी कि 
इंगलेंड की जनता कैथोलिक राजा के कभी स्वीकृत न कर सकती थी 
ओर ओल्ड प्रिटेंडर अपने केथोलिक मत पर हृढ़ था। इसी बीच में, 
जब कि बोलिगब्रोक की तदबीर पूरी नहीं हुईं थीं, रानी एन को भी मझुत्यु 
हो गई और “उत्तराधकरार-निर्णय”? (0७ ० 8७॥श॥०५॥0 के 
अनुसार हनेावर वंश की रानी सेाफ़िया का पुत्र 'जाज प्रथम”? के नाम 
से इंगलेंड का राजा बना दिया गया। अपने प्रयत्म की विफलता पर 
बोलिगब्राक ने कहा-- मंगलवार के अल आफ़ श्रॉक्सफ़ोड मन्त्रि- 
मंडल से हटा और रविवार के रानी की मृत्यु भी हो गई | संसार भी 
क्या ही विचित्र हे; ओर भावी हमारे बने-प्रनाये खेल के किस सुगमता 
से बिगाड़ देती है ।” 


मुख्य-पम्ुख्य तिथियाँ 


सन्‌ १६८९ - किलेक्रन्की का युद्ध (0806 ०! का०ट०७0 
76) । 


१६६ 


छा चर 
श्गलंड का इतिहास 


सन्‌ १६८९ --“धामिक सहनशीलता का नियम” (०67 - 


9१ 
9) 
9) 


१) 


है । 


#0॥7) ८४) | 
१६९२-- ग्लेन्के का हत्याकाड (१ ॥898८॥'७ ०( (।|॥७7008) | 
१६६४--रानी मेरी द्वितीय को मृत्यु। 
१७०१-- “उत्तराधिकार-निशुय” (९ 0 0९00 0॥0९0॥0) | 
१७०१---विलियम तृतीय की मृत्यु तथा रानी एन का 
राज्याभिषेक ' 
१७०७--इंगलेड ओर स्कॉयलेंड का तयुक्त राज्य (0 
] ४९७॥| 0) | 
१७१४ >रानों एन की मृत्यु | 


आठवाँ परिच्छेद 
स्टुअट-काल में ईंगलेंड की दशा 
( १) राजनीतिक उदन्नात 


राजा तथा पालिमेंट का संधषं--सः :था शताब्दी राजनीतिक 
आन्दालन तथा राजा ओर पालिमेंट के सघप का काल है। ए्टुश्नट 
राजा “देवी अधिकार! ([पए७ शिजश्ाा6 शिंशीा त॑ का 28) 
जतलाते थे | उनका कहना था कि राजा प्रथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है 
झौर उसके कार्य में किसी के हस्तक्षेप न करना चाहिए। इम बतला 
चुके हैं (देखे पृष्ठ ८७-८८) कि य्यूडर राजाओं के (्वेच्छाचारी बनने 
में जो सुवधायें थीं, वे स्टुश्न॒ट-काल तक ग्ाते-आते ग्रायब हो चुकी 
थीं। देश की ,स्थिति में भारी परिवतन दो गया था ग्रौर सतन्रहवीं 
शताब्दी की जनता निरंकुश शासन का कभी नहीं सह सकती थी। 
ऐसी दशा में स्टुअट० राजाओं ओर पालिमेंट का संघर्ष अ्रनिवार्य-सा 
हो गया | संघ विशेषतः इन प्रश्नों पर इआ---(१) क्‍या 0एजा के 
लिए कर लगाने से पहले सदा पालिमेंट की स्त्रीकृति ज्ञेना आवश्यक 
है! (२) क्‍या राजमन्त्री श्रपनी नीति के लिए पालिमेंट के परम्मुख 
उत्तरदायी हैं! (३) क्या राजा अपराध का बिना नियमानुसार नेखंय 
किये हुए भी किसी के बन्दीगयह में भेज सकता है ? (४) क्‍या /जा 
अपने घामिक विचार मनवाने के लिए देश के बाध्य कर सकता है ! 
(५) क्या राजा का तिहासन पर रहना पालिमेंट की अनुमति पर निर्भर 
हे! (६) शासन की समस्त नीति राजा के हाथ में है या पालिमेंट के ! 

राजनीतिक आन्दोलन--इन प्रश्नों पर राजा और पालिमेंट में 
ख़्ब संघर्ष हुआ । यह सघष जेम्स प्रथम ह्वी के समय से शुरू द्वो गया था 

१६७ 


श्क्ट इंगलेंड का इतिहास 


परन्तु चाहस प्रथम के राजत्वकाल में इसने भयड्जुर रूप धारण कर लिया । 
पहले तो पालिमंट ने कुछ राजनियम बनाकर राजा के नियमानुमेदित 
शासन में बाँधने की चेष्टा की। “अधिकार-याचना”? (?6॥॥07 
0 20) नामक नियम पास किया गया; ओर ग्यारह वर्ष के स्वेच्छा- 
चारी राज्य के बाद जब “प्रलम्ब पालिमेंट”? ([,0॥7 रिक्वागैं॥॥8॥0) 
की ब्रैठक हुई तब थ्रौर बहुत से राजनीतिक सुधार किये गये। परन्तु 
जब चाल्स प्रथम के कार्यों से पालिमेंट ने देखा कि उसके स्वेच्छाचार 
तथा अनुचित व्यवह्ारों के रोकने के लिए. केवल राजनियम बनाने से 
काम नहीं चलता, तब उसके राजा के विरुद्ध शत्त्र उठाने पढ़े | गह-युद्ध 
(0शां। एफ") के पश्चात्‌ राजा का प्राणदश्ड दिया गया। और 
देश में प्रजातनः राज्य ((0गञ079069|0॥) स्थापित कर दिया 
गया परन्तु प्रजातन्त्र राज्य के “सेनिक शासन” का रूप धारण कर 
लेने के कारण वह सफल न हो सका; ओर ग्यारह वष के उपरान्त जब 
“पुनः राज्य-स्थापन” ([१९४६४०।४६०॥) हुआ तब जनता ने उसे पसन्द 
किया । परन्तु राजनीतिक आन्दोलन का कार्य बराबर चलता रहा और 
सन्‌ १६७९ में चाल्स द्वितीय के समय में “स्वतन्त्रता-नियम” (40०७७ 
(00/[008 ०४) पास किया गया । जेम्स द्वितीय के राज्यकाल में 
जब फिर नियम का स्पष्ट रूप से उल्लंघन होने लगा तो देशवासियों ने 
विलियम के निमन्त्रित कया | जेम्स द्वितीय ने गद्दो छेड्कर फ्रांस में 
जाकर शरण ली और “गोरवपूर्ण राज्यक्रांति” ((+]074008 ऐ.०४०- 
|ए४०॥७) के बाद [स्थर रूप से “नियमानुमेदित शासन”? ((00799- 
6॥006078| (४०५४७॥४॥॥९७॥४) को स्थापन। हुई | 

“४जियमानुमोदित शासन” को स्थापना-“गौ रवपूण राज्यक्रांति? 
के समय से राजा और पालिमेंट के सघध का अन्त माना जाता है। इस 
संघष में पालिमेंट की विजय हुई और उसके अधिकारों का भली भाँति 
निणय हो गया । “अधिकार-पत्र” (8 ० ४॥६४) तथा “उत्तरा- 
घिकार-निणय” ,॥७६ 0/ 804000006078) के अनुसार पालिमेंट के 


स्टुअट-काल में इंगलेंड की दशा १६९ 


और भी अधिकार मिल गये और सत्रहववीं शत*दी का आन्दोलन पूर्ण 
तया सफल रहा | इसके पश्चात्‌ भी राजनीति ज्षेत्र में बहुत-से सुधारों 
की आवश्यकता पड़ी: परन्तु अब इस बात में काई सन्देह न रहा कि 
देश के शासन की बागडोर वास्तव में पालिमेंट ही के हाथ में है और 
शासन-काय जनता के प्रतिनिधियों की अ्रनुमति से ही चलेगा । जितने 
प्रश्नों पर राजा और पॉलिंमेंट में संघ हुआ था तउबका निशय पालि- 
मेंट ही के पक्ष में हुआ । राजकरों की स्वीकृति का पूर्ण अधिकार, राज- 
मन्त्रिया के कार्यों की देख-भाल, सेना पर अधिकार, राजसिंहासन के उत्तरा- 
धिकार का निर्णय आदि सभी प्रश्नों पर पालिमेंट ही की विजय हुई। 
इस प्रकार “नियमानुमादित शासन”? ((0॥8धप्रींणा#क। ७0०0ए७७"॥- 
॥९॥0) की नव पक्की हो 'ई और “स्वेच्छाचारी शासन” (/७॥४०- 
[४६७ ]१0।७) के पुनः प्रचलित हाने की कोई सभावना न रह गई। 


(२) धामिक दल 


प्योरिटन दल--सन्रहवीं शताब्दी में इंगलेंड में तीन मुख्य धार्मिक 
दल थे | एक ता'केथालिक दल जो अ्रभी तक रोम के पाव के अपना 
धमंगुरु मानता था, दूसरा अँगरेज़ी चच दल जे। एलिज़ेबेथ-द्वारा स्थापित 
चर्च की रीतियां को मानता था और तीसरा प्येारिटन दल जो जेनेवा 
के महात्मा केलविन के सिद्धान्ता का अनुयायी था | ये लोग उपासना 
के आइडम्बर-राहत बनाना ओर चच के पदाधिकारियों के जनता- 
द्वारा चुनना चाहते थे | जेम्स प्रथम ने हैम्पूटन कोट की धमंसभा 
(पद्ला॥000 (0007५ (४0गर७"१९७॥९७) में इनको श्रेंगरेज़ो चच में 
मलाना चाहा; परन्तु यह प्रयत्न विफल रहा। इस पर राजा ने 
प्योरिटन दल के कई तरह से दबाना शुरू किया; और इससे तंग 
आकर सन्‌ १६२० में कुछ प्योरिटन, जो “घामिक यात्री” ((॥|७&वंता 
[7७॥॥९७) के नाम से असिद्ध हैं, देश छोड़कर श्रमेरिका में जा बसे । 
चाह्स प्रथम के राजत्व-काल में लॉड (,900) द्वारा प्योरिटन दलवालों 


१७० इँगलेंड का इतिहास 


पर बहुत-से श्रत्यानार हुए और अंगरेज़ी चर्च की रीतियों के न मानने 
के अपराध में “धामिक न्यायालय” ([[9॥ (0॥॥890॥ ()0प्रा४) 
से इन्हें कड़े-कड़े दंड दिलाये गये । 

प्यारिटन दल के चन से रहने का श्रवसर प्रजातन्त्र शाधनकाल 
में मिला। ग्रद्य युद्ध मे राजा से यद्ध करनेवाले विशेषतया इसी दल के 
लोग थे ओर प्रजाक-त्र-राज्य में इन्हीं की प्रधानता रही | देश के नाचघर 
'तथा मनेविनेद के सब स्थान बन्द कर दिये गये, यहाँ तक कि 
रविवार के छुट्टी मनाने की भी मनाही कर दी गई। परन्तु “पुनः 
राज्य -स्थापन” ([३९५४६०।४४०॥) के पश्चात्‌ प्योरिटन दलवालों पर 
फिर अत्याचार होने लगे | उनके विरुद्ध कड़े-कड़े नियम बनाये गये जो 
उस काल के प्रधान मंत्री के नाम पर कतरडन कोड ((॥॥७श॥तेता 
(0040७) के नाम से प्रसिद्ध हैं | देश के “स्थावित चर्च”? की रीतियों के 
न मानने के कारण प्यारिटन दलवाले डिसेन्टस ([)550॥॥678) तथा 
नान-कन्फर्मिस्ट (7९७)॥-८०॥।००॥।७४/) कदलाने लगे; परन्तु सन्‌ 
१६८९ में “घारमिक सहनर्शालता-नियम” (]0॥0.00॥ ै ०0) 
के पास होने से अन्य प्रोटेस्टेन्ट धर्मावलम्बियां की भाँति इन लोगों के 
भी अपने ढक्क से प्राथना करने की स्वतन्त्रता मिल गई । 

केथोलिक दुल--केयेलिक दल के प्रति सन्रहवीं शताब्दी भर 
जनता की सदा घुणा रही । उनके विरुद्ध कढ़े-कड़े नियम बनाये गये 
झ्रोर वे कभी सुख से न रह सके। जेम्स प्रथम के समय में कैथे।लिकों ने 
शासन अपने हाथ में करने के लिए. “बारूद का प्रडनन्त्रऐ' ((॥प्रा- 
70फ्ञ0१७० ?]00) रचा । परन्तु वह प्रयक्ष निष्फल रहा और उनके 
विरुद्ध पहले से भी अधिक कड़े नियम बना दिये गये | चाल्स द्वितीय 
स्वयं केथालिक था ओर “पुनः राज्य-स्थापन” (]३९४॥07४॥07) के 
बाद उसने केथेलिकों के सुविधायें देने का बहुत कुछ प्रयल किया। 
फ्रांस के राजा लूई चोदहवे ने उसे इस काय्य में सहायता दी और इसी 
सहायता के बल पर उसने कई बार “अनिषेध घोषणा”? (])00/'&- 


स्ट्अट-काल में इंगलेंड की दशा १७१ 


गा ती तप्राएलाएल) प्रकाशित की। परन्तु जनता के विरोध 
के कारण इस प्रकार की घषणायें लाटानी पढ़ीं। पालिमंट ने “परीक्षा- 
नियम” ([५७७॥ 0८४) पास कर दिया जिससे अँगगेज़ी चच के अनु- 
यायियों के अतिरिक्त और कोई राज्य में कमचारी नहीं हा सकता था। 
“गौरवपूर्ण राज्यक्रान्तिए ((॥|0प0758 [१6२०।प४०॥) के पश्चात्‌ 
कैथेलिकां ने जेम्स द्वितोंग तथा उनकी सनन्‍्तान के पन्ञपातियों (॥800- 
0०9) का साथ दिया: और इस कारण देशवासी उनसे और भी 
अधिक घृणा करने लगे । 

अगरेज़ी चच-दल्ल--सत्रहवों शताब्दी में श्रेंगरेज़ी चच-दल 
([072॥9॥ (॥प्र/ए॥ शा) ही की प्रधानता रही। प्रजातन्त्र 
राज्य के काल के छेाड्कर, जिसमें प्योरिटन दलवालों के हाथ में शासन 
था, शेष सब काले में राज्य के प्रधान कमंचारी अ्रगरेज़ी च्च-दल ही 
के लोग होते थे | अ्रंगगेज़ी चच ही देश का जातीय चच (४७६॥0०॥8/ 
(॥प7८॥) था | इस दल के हाई चच-पार्टी (लाए॥ (॥पा'७॥- 
0७॥) भी कहत «हैं । ये लेग सदा राज्य-पत्ष के समथक रहे, परन्तु 
जेम्स द्वितीय जैसे पक्के कैथालिक राजा का इन्होंने भी विरोध किया । 
रानी एन अंगरेज़ी चचच की बड़ी समथंक थी और उसके राज्यकाल में 
अंगरेज़ी चच-दल श्रर्थात्‌ हाई चच-पार्टी की प्रतिष्ठा और भी अधिक 
बढ़ गई | 


(३ ) उपनिवेश तथा व्यापार 


अमेरिकन उपनिवेश--सत्रहववीं शताब्दी में अ्रंगरेज़ें। ने भूमंडल 
के भिन्न भिन्न भागों में उपनिवेश स्थापित किये | हम बतला चुके हैं कि 
रानी एलिज़ेबेथ के राज्यकाल में वाल्टर रेले (५४५॥४९८७ |३७)०2)) 
ने उत्तरी अमेरिका में वर्जीनिया (शगाक््ा08) नाम का उपनिवेश 
स्थापित किया था | सन्नहवीं शताब्दी के आरम्म में नये उपनिवेशों के 
स्थापित होने का एक अ्रपूब कारण प्रस्तुत हो गया | बहुत-से लोग, जो 


१७२ इंगलेंड का इतिहास 


अपने धार्मिक विचारों के कारण इंगलेंड में सताये जा रहे थे, देश छेड़- 
कर अमेरिका में जाकर बसने लगे | सन्‌ १६२० में लगभग २०० प्येरि- 
टन, जे इतिहास में “घामिक यात्री” ([शछ्ापत॥ शितीहा8) के 
नाम से प्रसिद्ध हैं, मेफ़्तावर (॥४५०॥0७6/) नामक जहाज़ में ईंग- 
लेंड छोड़कर अ्रमेरिका में बसने के लिए रवाना हुए । ज्यों-ज्यों इँगलैंड 
में प्येरिटन दल के' विरुद्ध कड़े नियम बनते गये, त्यों-त्यों बहुत-से 
प्योरिटन देश छेाइने के लिए बाध्य हुए । अमेरिका में उनके स्थापित 
किये हुए छेटे-छेटे उपनिवेशों का समूह न्यू इंगलेड (९०७ ि2- 
]970) के नाम से प्रसिद्ध हुआ । 

सन्‌ १६२४ में कुछ केथालक भी, जा इंगलेंड में प्योरिटनों से भी 
अधिक सताये जा रहे थे, उत्तरी श्रमेरका पहुँचे; और उन्होंने चाल्से- 
प्रथम की केथोलिक रानी हैनरिटा मारया ([७॥06॥8 )/क्षापंक) 
के नाम पर दक्षिण में मेरालेंड (3॥४7ए।७॥0) नामक उपनिवेश 
स्थापित किया । इन उपनिवेशों की सफलता देखकर इंगलेंड-निवा- 
सियों का उत्साह बढ़ने लगा, और जहां पहले केवल धामिक अत्या- 
चारों ((३९॥४१००४ ?6७7/४९८९८४॥०॥) से बचने के लिए ही लोग 
देश छेड़ते थे, वहाँ अब धीरे-धीरे व्यापार तथा विदेश की सैर आदि के 
लिए भी बहुँत-से अँगरेज़ प्रतिषष अमेरिका पहुँचने लगे। सत्रहवीं 
शताब्दी के अन्त तक उत्तरी अमेरिका के समस्त पूर्वीय तठ पर अंगरेज़ी 
उपनिवेश ([772॥8)॥ (00 ०7९४8) स्थापत हो गये। इनमें उत्तर 
के उपनिवेर्शा में अग्रधिकतर प्यारिटन तथा अन्य प्रोटेस्टटा और दक्षिण 
में अधिकतर केथोलिकों की बस्तियाँ थीं । 

भारतवपे में व्यापारिक कोठियाँ ---सत्रहवा शताब्दी में इँगलैंड- 
'नवासी भारतवर्ष भी पहुँचने »गे । उनके भारतवर्ष आने का मुख्य 
कारण अपना व्यापार फैलाना था । सन्‌ १६०० में रानो एलिज़ेबेथ ने 
ईस्ट इंडिया कम्पनी (880 [त॥8 (00॥.७7॥9) के पूर्वीय देशों से 
व्यापार करने के लिए आज्ञापत्र ((॥क्काप०') प्रदान किया था। 


स्टुअट-काल में इंगलैंड की दशा १७३ 


भारतव् के मुगल सम्राद जहाँगीर के दरबार में इंगलैंड से दो राजदूत 
हॉकिन्स (9 एछ|79) और सर टामस रो (#* [फ०॥98 ००) 
भेजे गये; ओर उन्होंने अँगरेज़ों के लिए भारतवर्ष में व्यापार की आशा 
प्रात्त की । सन्‌ १६१२ में भारतवर्ष की पहली अंगरेज़ी व्यापारिक काठी 
(778०४०7०४) यूरत (&प80) में स्थापित हुईं। सन्‌ १६४० में 
चन्द्रगिरि के राजा से कुछ ज़मीन किराये पर ल्लेकर वहाँ फ़ोर्ट सेंट जॉज 
(7४07७ $ 0००४०) बनाया गया | सन्‌ १६६१ में चाल्स द्वितीय 
के पुतगाल की राजकुमारी से विवाह करने पर दद्देज़ में बम्बई 
(907729) मिला ओर सन्‌ १६६९ में चाल्स ने उसे ईस्ट इंडिया 
कंपनी के किराये पर दे दिया | सन्‌ १६९० में अ्रंगरेज़ों ने बंगाल के 
आस-पास तीन गाँव मोल लिये, जिनमें एक कालीघाट था, जो बाद में 
कलकत्ता ((७)०४४४७) नामक प्रसिद्ध नगर हुआ और भारतवष में 
अँगरेज़ी राज्य स्थापित हो जाने पर बहुत दिनों तक ब्रिटिश इंडिया 
की राजधानी रहा | 

हॉलेंड तथा फ्रांस से मुक़्ाबला--उपनिवेश स्थापित करने तथा 
व्यापाः बढ़ाने के कार्य में इँगलेंडवालों का हॉलेंड तथा फ्रांसवालों 
से मुकाबला था । इसी मुक़ाबले के कारण इंगलेंड का तीन बार 
हॉलेंडवालों से युद्ध हुआ जिसका उल्लेख पहले हो चुका दे। इॉलेंड 
से युद्ध के बाद अमेरिका में हॉलेंडवालों का उपनिवेश न्यू एम्स 
ट्डम (पट९एफ़ /१86609॥॥ ) इंगलेंड के हाथ आया; और अ्रब 
उसका नाम बदलकर न्यू यॉक ('ए०८ए ४०7४) रखा गया । अब 
तक उत्तरी तथा दक्षिणी अँगरेज़ी उपनिवेश एक दूसरे से अलग थे; 
परन्तु न्यू याँक ने इन दोनों के मिला दिया ओर उत्तरी अमेरिका का 
समस्त पूर्वीय तट अँगरेज़ों के अधीन हो गया। हॉलेंड से युद्धों का 
यह परिणाम हुआ कि पूव॑ में हालेंड की शक्ति तो पूर्बीय द्वीप-समूह 
(7798६ [70708) में अधिक रही ओर भारतवष का व्यापार अ्रेंगरेज़ो 
के हाथ रहा | पश्चिम में अ्रमेरिका के मद्दाह्गौप पर अर्गरेज़ों की प्रधानता 


हि, 9॥ 


१७४ इँगरलेंड का इतिहास 


रही; परन्तु पश्चिमी द्वीप-समूह (५७९७४ ॥70/689) श्रधिकतर हॉलैंड 
के अ्रधीन रहा | 

विलियम के राज्याभषेक के समय से हॉलैंड से मित्रता हो गई 
ओ्रौर अब फ्रांस के विरुद्ध युद्ध का काल आरम्म हुआ । इँगलेंड और 
फ्रांस का अमे(रका के उपनिवेश तथा भारतवष के व्यापार के लिए 
मुकाबला था: और इन दोनों देशों में लगभग सवा सौ वर्ष (१६८९- 
१८२४) तक झगड़ा चला । सत्रहवीं शताब्दी में इस झगड़े का प्रारम्भ 
मात्र ही था। परन्त “स्पेन के उत्तराधिकारी के युद्ध” में अँगरेज़ों ने 
जो कई बार विजय प्राप्त की, उससे यह विदित होने लगा था फि 
उपनिवेश तथा व्यापार के मुकाबले में फ्रांस के विरुद्ध भी इँगलैंड की 
विजय ही होगी ; 

ब्रिटिश साम्राज्य का आरम्भ -सत्रहवीं शताब्दी के अमेरिकन 
उपनिवेशों तथा भारतवर्ष की व्यापारिक कोाढियों के वर्तमान ब्रिटिश 
साम्राज्य की नीच समझना चाहिए | इन्हीं छोटे छोटे उपनिवेशों तथा 
व्यापारिक केन्द्रों के बढ़ने से इतना बड़ा साम्राज्य बना, “जिसके विषय 
में कहा जाता है कि इसमें सूर्य कमी अस्त नहीं होता । सेलहयीं 
शताब्दी तक इँगलेंड की गणना येोरप के शक्तिशाली राष्ट्रों में न थी; 
परन्तु सत्रहवीं शताब्दी तक आते आते इंगलैंड की समुद्री शक्ति काफ़ी 
बढ़ चुकी थी और उसकी भावी औपनिवेशिक उन्नत के लक्षण पूर्णतया 
विद्यमान होने लगे थे | 


(8) सामाजिक दशा 


नगर तथा भ्राम- रानी एलज़ंबेथ के राज्यकाल से देश में जो 
उन्नति शुरू हुई थी, वह बराबर बढ़ती गई । लन्दन नगर धीरे-धीरे देश 
की सम्यता तथा व्यापार का केन्द्र होता जा रहा था। सनत्रहवीं शताब्दी 
के पूर्वार्द तक यह नगर बहुत गन्‍्दा था और प्लेग आदि रोग प्रायः 
पैला करते थे, परन्तु सन १६६६ की भयडूर अग्नि (07686 +५४७) के 


स्टुअट-काल में इंगलेंड की दशा श्ज्ष्‌ 


बाद लन्‍्दन नये ओर अच्छे ढड्क से बसाया गया और क्रिस्टोफ़र रेन 
(0॥7809॥0/ जश्ञ।०॥) द्वारा बनी हुई सुन्दर इमारतों ने नगर 
की शोभा के और भी बढ़ा दिया | सन्‌ १६९४ में लन्दन में बैंक श्राफ़ 
इंगलेंड ((8॥॥: 0 शाह्र)०70) की स्थापना हुई, जिसकी गणना 
ब्रिटिश जाति के व्यापार की उन्नति होने के कारण धीरे-धीरे दुनिया के 
सिद्ध बैंकें में होने लगी 

परन्तु अन्य नगरों की दशा उतनी सनन्‍्तोषजनक न थी। गलियों 
की सफ़ाई तथा रोशनी का केई प्रबन्ध न था और रात में घर से कहीं 
बाहर जाना कठिन होता था । दूकानों में आजकल की भाँति लिखे हुए 
साइनबोड आदि नहीं होते थे । दूकानों के बाहर कुछ विलक्षण ढेंग 
के चिह्न बना दिये जाते थे जिनसे पता चलता था कि इस दूकान में 
क्या बिकता है। मकानों पर नम्बर न होते थे और बिना जाने किसी 
मकान का पता लगाने में बड़ी कठिनाई होती थी। पुलिस का उचित 
प्रबन्ध न था और आये दिन चोरियाँ हुआ करती थीं। 

ग्रामों की दशा और भी ख़राब थी। श्रभी तक बड़ी-बड़ी दलदलें 
ओर जड्भल भरे पड़े थे। ग्राम की स्त्रियां का बहुत काम करना पड़ता 
था | रसाई बनाना, शराब निकालना, कपड़े सीना श्रादि उन्हीं का काम 
था और वही बीमारों की भी देखभाल करती थीं; क्योंकि उस काल में 
डाक्टर ग्रामा में बलकुल न मिलते थे । 

यात्रा की कठिनाइयाँ--श्रभी तक देश के किसी भाग में अ्रच्छी 
सड़के न थीं | सत्रहवीं शताब्दी में पाल-गाड़ियों (3।88० (0080॥७४) 
का प्रयोग होने लगा; परन्तु सड़के ख़राब होने के कारण वे प्रायः कीचड़ 
में घैंस जाया करती थीं और श्रास-पास से घेड़े मेंगाकर उन्हें खींचकर 
निकाला जाता था। लन्दन से याक तक जाने में पूरे चार दिन लगते 
थे। जा गाड़ियाँ दिन भर में चालीस मील चल सकती थीं, वे उन दिनों 
सबसे तेज़ गाड़ियाँ. ([ज़गा8 0080०॥९७) समभी जाती थीं, सड़कों 
के किनारे सराये होती थीं, जहाँ गाड़ीवाले श्रपने घोड़े बदलते थे । प्रत्येक 


१७६ इंग्लैंड का इतिहास 


गाड़ी के साथ सवारों का पहरा रहता था; परन्तु फिर भी डाकुओं से जान 
न बचती थी | इन्हीं पाल-गाड़ियें-द्वारा डाक भी जाती थी। प्रत्येक 
चौराहे पर जब गाड़ीवाला ज़ोर से घंटी बजाता था, तब आसपास के 
लेग आकर उसे अपनी चिट्टियाँ दे जाते थे | इन पाल-गाड़ियों का भाड़ा 
बहुत द्वाता था; और इसलिए गरीब लोगों के ठेलें (५४2०॥७) पर 
जाना पड़ता था, जिन पर 'लादकर सामान भी भेजा जाता था । ठेले बहुत 
धीरे-धीरे चलते थे ओर रास्ते में प्रायः उलट भी जाते थे | ऐसी अ्रवस्था 
में बहुत-से लेग पैदल चलने या घोड़े पर जाने के ही अच्छा समभते थे। 

सामाजिक जीवन --सन्नदृवीं शताब्दी में लोगों के खान-पान तथा 
बस्रों में भी उन्नत हुई | शराब के स्थान पर चाय आं।« क़हवे का प्रयोग 
होने लगा ओर कई तरह की मिठाइयाँ भी बनने लगीं । देश में बहुत-से 
कृहबाघर ((१0#06 0४8९४) खुल गये, जहाँ लोग मिलकर जलपान 
करते और ग्रपशप लड़ाते ये। इन क़हवाघरों के वर्तमान कलबों 
(0०॥७) का प्राचीन रूप समकना चाहिए। यहीं राजनीतिक विषयों 
पर भी वाद-विवाद होता था । पीछे धीरे-धीरे प्रत्येक राजज़ीतक दल 
वालों ने अपने-अपने अ्रलग-अलग कृहवाघर स्थापित कर लिये | 

सन्नहृवीं शताब्दी के वस्त्र, विशेषतया “पुनः राज्य-स्थापन?? (९४६०- 
78007) के बाद, एलिज़ेबेय के राज्यकाल के वस्त्रों से भी अधिक भड़- 
कीले होते थे । पुरुषों में यह फ्रेशन चल पड़ा था कि सिर के बाल मुंड़वा- 
कर नक़ली बालों की टापियाँ (५।४७) पहनते थे, जिनकी लागत भी 
बहुत होती थी और जे भारी भी बहुत होती थीं। स्तरियाँ भी पुरुषों का 
अनुसरण करके नकली घूँघरवाले बालों से शज्ञार करने लगी थीं। वे 
अपना सोन्दय बढ़ाने के लिए. कपेोलों पर नक़ली तिल बनाती थीं। 
यह फ़ेशन रानी एन के राज्यकाल तक रहा | इस काल में टारी स्त्रियों 
बायें ओर द्विग स्त्रियाँ दाहिने कपोल पर तिल बनाती थीं । 

देश में बहुत-सी इत्य तथा नादयशालायें भी बनने लगीं । प्यारिटनों 
ने प्रजातन्त्र-काल में इन सबके बन्द करवा दिया था; परन्तु “पुनः 


स्टुअट-काल में इँगलेंड की दशा १७७ 


राज्य-स्थापन” के बाद ये और भी अधिक सख्या में दिखाई पड़ने लगीं । 
नाटकों में जनता की रुचि बढ़ती गई और अब स्त्रियों भी अभिनय या 
पार्ट करने लगीं। परन्तु देशवांसये की दराच अ्रभी भद्दी ही थी; और 








सत्रहवी शताब्दी के वस्त्र 
अपराधियों के केड़े लगने आदि के बेहूदे दृश्य देखने के लिए. सैकड़ों 


आदामयों की भीड़ पहुँच जाती थी। शिक्षा का अभी बड़ा अभाव 
था। स््री-शिक्षा तो थी ही नहीं: और पुरुषों में भी प्रति सैकड़े दो-चार 
से आंधक शिक्षित न थे | 
(५) साहित्य तथा वशजश्वान 
विज्ञान--“वर्तमान विज्ञान के जन्मदाता? बेकन (छ00॥) 
के विषय में इम पहले लि: गाये हैं। सन्नहवीं शताब्दी में विज्ञान में 


श्ष्धर इंगलेंड का इतिहास 


और भी अधिक उन्नत हुई और सन्‌ १६६० में प्रसिद्ध “रायल सेसा 
इटी? (]0४४| 8०००४५४) की स्थापना हुई, जिसका आशापन्र 
((॥84९०) चाल्स द्वितीय ने प्रदान किया। वतंमान काल में 
भंसार के प्रायः सभी प्रसिद्ध वेशानिक इस सोसाइटी के सदस्य हैं। 
भत्रहवीं शताब्दी के क्शान के सम्बन्ध में सबसे प्रसिद्ध नाम सर आइ 
ज़ेक न्यूटन (57 8&&0 ७७॥०॥) का है, जिसने श्राकषण-शक्ति 
का सिद्धान्त ([,9छ ० /४४8८४07) दूँढ़ निकाला और जिसने 
बतलाया कि प्रथ्वी तथा तारागण आदि एक दूसरे की श्राकपण-शक्ति 
क द्वारा ही विश्वमंडल में स्थित हैं । 

साहित्य--सन्रहवीं शताब्दी का प्रसिद्ध कब जान मिल्टन 
(४०॥॥ )॥0॥) था, जो पक्का प्योरिटन था और जो प्रजातन्त्र- 
काल में राजसभा के विदेशी विभाग का 
मन्त्री (70020. 860'९(७7") 
था। मिल्टन के पश्चचात्‌ अंगरेज़ी 
माहित्य में पद्य की ओर कम ध्यान 
रह गया, परन्तु गद्य में खूब उन्नत 
हुई | इस काल के प्रसिद्ध ग्य-लेख+ 
ये थे--(१) जान बुनियन (30॥)॥ 
फपाएश). शिक्ञापंताौ8 20 
87088 का लेखक; (२) स्थविफ़ट 
(8ए760) (0प्रए0"8 पफक्नर08 

।मल्टन--बाल्यावस्था का लेखक; (३) डेनियल डीफ़ो 
(870 ॥000)  रिकरा8०ा (४४800 का लेखक; और 
(४) एडिसन (॥१0॥807) प्रसिद्ध निबन्ध-लेखक तथा स्पेक्टेटर 
(8/090०७/07) पत्र का सम्पादक | 

समाचारपतन्र--“विलियम और मेरी” के राज्यकाल में समाचार 
पत्रों के स्वतंत्रता ([॥0७7५ए ०/ ??०889) मिल गई; ओर इसी समय 





स्टुअट-काल में इंगलेंड की दशा १७९ 


से समाचारपत्रों का वास्तांवक प्रारम्भ हुआ । राजनीतिक दलों ने पत्रों 
द्वारा अपने सिद्धान्तों का प्रचार आर भ किया | स्पेक्टेटर (8]/008607) 
के सम्पादक एडिसन (॥00[80॥) ने हिंग सिद्धान्तों का समर्थन किया; 
और स्विफट (5७0) ने ठोरी सिद्धान्तों की पुष्टि के लिए. बहुत-से 
लेख प्रकाशित किये | धीरे-धीरे समाचारपत्र बढ़ते गये; और श्रव वर्त- 
मान काल में हम देखते हैं कि देश के सामाजिक तथा राजनीतिक 
नीवन के लिए समाचारपत्र कितने आवश्यक हे गये हैं । 
मुख्य-मुख्य तिथियाँ 
सन्‌ १६२०--“धामिक यात्रियों” (/॥8४॥ 7७॥॥078) का 
इंगलेंड छोड़कर अ्रमेरिका में जा बसना । 
” १६३४--मिल्टन की “()0॥09 ' का प्रकाशन । 
” १६६२--रायल मेसाइटी” (छे0ए8)| 500७ए) कौ 
स्थापना | 
2 १६६७--मिल्टन के “79486 ॥,087” का प्रकाशन | 
? १६७८--बुनियन की “पुश]हपा॥8 ?0027988” का 
प्रकाशन | 
? १६८७--न्यूटन की “एरपाएंफा& का बकाशन। 


0०तंटोी (१ए९४7००७5 
(9(प%४ ?९४०४००) 


3, ए॥७४६४ ज़676 6 0६७४8९४ ० 06 ांकए ह्टत्ाा8४ फक्ा ? 
जा&# रब 06 ४७४00७06 0/ धरा6. दिए (गशाव05 ल्‍) गाव ० प6 
900०7]6 ०॑ #रए)बा0 (>जछध्ा'08  ? जाकर एग तांत 0राक्‍्टीका0 
ए89ए ए॥ (॥$8 जा ? 

2... लैगब्ोए860 एञंशीए था. 0ब0508 0एा 076 897प22]९ 
00 छ6९९॥ धवाए 80प एक्लञात्वााग९7 पाए 06 50 7?6700. 
भाव छ676 06 ए900(8 बव बड्लञार वा कांड डफए220 ? (घर४:४-- 
800 56000 4, 0098[0॥67 8.) 

है, जक्तना6 & 8007 8000फ77 0० (60 #0०ए९॥ ण॑ (फ्था08 | 
१एणाएए ए6 00704 ४०छ़0०॥ 629 8४04 4640. 

4... एप्रतेश्तज्ाबरा 070प्रााडइत्राव068 ता4 6 ,002 ?48- 
चिशां ॥607?  (छांए08 8076 36007 ए 8 7७0०० 
छा088प7९८४. 

(40-76 गिक्राएंग 0768978 ०0० 6 उिंग्रा00 फजक्षा'5 
6007060 6 तट 00 8पयता एब्रापाक्ा)70॥ ॥ी0/ 0070॥ ए6६78 
७० शरफाएबा'ए एपो8. पर ॥,0ा४8  रएब्रगांब्रायशए/ 80206 ०0 
बो)09॥ 06 6ड४०पांधन्ा'ए [00श078 06 ॥086 070 एल.) 

8... फ्िफ्नोब्चांम था6 0 फारांग० काह00 ० एहागएइ४”, 
४॥8॥ एछ७76 000 70०ंप्रंड ॥&0 488प6 |7 ६86 80प272]6 0[ वंद्यत65 । 
हा) ॥8 रिक्रलीधाशा ? 

श्द्र० 


स्टुअट काल में इंगलेंड की दशा श्ध्रश् 


8. छ्ा86 8 307 80007 0 086 070४ 0४शं।! ए 87. 
7. वरद्बापए॥० ४6 070प्राई&व008  क्षांगा )॥60 ६४० (७ 
९5६6०प्रा०0ण 0 एकद्वाप65 7. 


6... जतं॥8 & 80070 डछ060क9ा ए प6 08/607 ० एारछश' 
(#णाएणी प्ररत७ 6 0०0जञंप्रन्‍ 0680|7९४५ :-- 


(७) तरीछ ए0थंध्ंणा 7 06 0०क्राणाजरता), (90). प्ां8 
0007689#0 ?0ा0 ७, (0) ज्वींउ #670ंजश्रा ?009, बाव (0) #तया 


0896 07 90 ]6 906 [07 [9स्‍2]970, 


9. 68070 धा6 एथएं०प३ 08 ० (0ए0७0700॥0 (8 
876 760  फ्राए्टीगात तपापाएर्ु 08 एछछ०जंगण्व 70छ6शा 649 
धग)ते 660 

(//४४-- () 7५८ 'फपाए? 200 0१0 0005० ० 808५6, 
(2) 06 जरशाप्राशा। ० (ए0एश/णशा॥67, (3) 80०60 ० 
७]००४-(॥०७ाछश४), (4) ॥76 ज़णाफा6 #ैवरस०७ गाव 76000, 
बाते (5) िण्मरब्रा'णाप ल्‍69800760 व ॥9 पष्पत्रों कि छ0) ४6 


(१68४0967070.) 


0.. 00ग्रा707॥0 05 606 00्ञापए्‌ (--- 


(9) “(_णग्ाएशी! छघड विधा।ए 8 तार ते९क्क०, 


४०0४०णाएएर [07 00 गरदा079 2000,7 


(77%ई-- (87 ताग्ए2000' 00 'ःण्राष्त0॥8 फ्७; ४०9 
“6ज़ ि000 शाप? ज़्ूछ छज़4पफ््ड5 अप्070शा6*ं०त 0 
एद86 06 7078 डॉब्रापेशा'व ०0 086 ए600)0, (0 77080"6 07007 
बा।त ६0 7880  जिश॥00१8 8(4/घ५ 07094.) । 


श्ष्र इंगलेंड का इतिहास 


(0) “(०फ्रज्नछ07 ६708000898 ४७ (0760. छघ8४ 8 77076 


:84800ण 0 5 2270807088 &07080.” 


(प्रक्ा--फफरीकांणक. धा०. संह्वण-०प्छ किशंद्रा एणीं०ए रण 


(0707ए0०)) बाते ॥8 80॥070700॥8 #£थ४४४६४ ॥6 प/0.) 


], . पिल्लाफ॥6 ९६ ०00 प्रताइब्रा0065 ]640672 ॥0 6 ि९- 
8079000. गाए छब्चछ 6 पि080700070 जछ0]007र00 0प ॥॥6 


0007]0 ? 


ध2,. कीएर6 ज्वा। 80000 त॑ 6 वाए0"थ्या 6848पर'68 0 


06 “(000ए7७000077 ह्वाते “"(४एक्रो09"' ?क्वापक्रा॥07( 8. 


8,  32080-996 (00 [070९29 ए0०॥60ए ण॑ (शरद्वा68 वीं 'छ0वते 
60ााएबा'8 ४ एछंत्री 50 ता (७) एणाएणएा, बात (0) जञात्रा] 
पा, 


4. (॥ए७ 8 8॥700४, 08007 ता ,0घा5 ४7 +840078 


एछ]0) 727]2&74. 


(एई--(:गजर0]--फिलातेशाफए छात्र ॥0एा8 जाप, क्‍9 
०वैछः ५0 ग९980॥ बहश्था।ड। 00 |)प0 बात 00 880 ॥2] 0479 
हांब्वाए9 40 007प70॥(4। 00068, एात्राँ68 वा ा0े जद्या॥68 ॥॥ 
-ऊऔीतशातआफए जश्ञाती ॥0प्रांड ड।ए४ १त020०70'क0900 7700 ॥& 870- 
896"ए/0706 60 06 #फ९७70॥7 090॥0ए--४6 ॥छए0 जिलशाशा गातणा- 
80008 जछ०७ गरा670ए 06 छ008४07078 0४06 #7छाफ छाप. 
फ्राओाशिा। धाते 476--फ्रा2)800% प्रद्या' बशथं080 ॥0परा8४ जाए% 
87"0ए70॥02 (90जप़ञ0"7--87७०0 (68278 0 06 एफशाणए)। गए जा ० 


8प0068४पए ०॥60०८7॥ ०९५.) 


स्टुअट-काल में इंगलेंड की दशा श्ध्३ 


5. पिश्राप'6 धा6 070प्रा४|धरा065 जञांशी )00 ६40 ४!॥७ 
ह'ए0फपी807 ०  गँंग्या765 4 का थ्राए)970., [च्छशांप 06 6प॥ 


“(+]0४0प४ रि0ए0०प्रा070.?” 


6. 7४४ 48 006 छीं०० ० ४6 ४०२०पएाा०णा ०0 688 
पफ्ृण्ा 6 चिषद्धांमा 000800प007 2? 9780प058 06 6074 प- 
गंणाबी ॥7[08706 ण॑ 6 शी] त॑ हिंशाए रात 6 4800 ० 


8600श0॥ 


7 .. छएीए७ & पी 8000प7 0० ग्रि6 जएक्का' 0 0086 9फढगांशी 


5िपर068688४0ा. शिवा; फ़चड ्राए)470!8 [7087869 |7 06 छक्षा' ? 


]8 7 का काल कजाहतेत8 गिएश्लाप छाशः/8त0 (0 ए909 
6ा'. 000गांब्) 0डचाधारशंता, 260 जत0त्त ॥ 8॥ 6 एफछदष ० 


ए+7१॥6९0॥[.7 #रफ़ावांता , 


(76-06 शेर 5िएए/एछ७॥१३०0ए ० प्राप्टीधाव 06एस्‍78 
॥'077 09" ए0॥07५ 0०९७७ 086 4&गाव्रते8; ॥6 ६छागा8 ० 6 
वफशबाए णी ए॥76व0/0 पाप 6 8 79648ए 87079 एढाप!एा6 


ए70ए067.) » 


90 ल6जश वांत ॥060 धार ४70 8080 4'"00फ॥ छकृध्रा/098 0076 
00 €चह्ांहा000 ? शाह वॉठहि०छ8चध कृषातठाए68 क्वांते ॥6 कश० 


(080"6068 ड्ाते 00 06 एशछंशा ० 0००७ 4ाए76 ? 


०0 प्श्नएा॥/6 6 67४०प्रायड्ान्रा068 छठ ।60 ॥#0 ता68 
४20009ोी। एातांता त॑ व707. 


जज 926867096 धाह6 (06शागणा ० 6 शब्कांं१प8 एशाए0प5 


एव70068 | 06 5#0द्काए ?6"04. 


श्प्पड इंगलेंड का इतिहास 


22.  (%श४पए घरक्यक४० ४6 8607ए 0 3जधशी 000तां४9- 
000 ॥7 +786 4707 (06४प्रएए. 


28,  (छारठ & 07707 8000प% ० ४6 इ०ाछशथे 070287898 
छ6066 00प0४07ए 7006 ]700 एशपा'ए. 
24. 0990088 ४6 ९0078#/प्रांठँ््के ज्राफठश॑द्राएए 0 ४ए6७ 
(00जां॥रट्ट 4008:-- 
एछ७॥ध०फ ० छांए+0, ताणद्ात रिशाणाराए्थता0०, निज्वञो)०७5 
(0फ्‌ृएड 80०0, जि ०0 छ्ा2708, 300 ० 8560060700/. 
28, शरत्ा8 2007, 0088 0०7 :-- 
पपाए0ज5व967 2]0., उपठांद्ाग्ञाबा),. पिबा)0000.. (00फप्रा+ 
(700070006, &००फ्ञंडाकु [(+०४प१, 806फए् [8826 800 (00- 
शछाभ्यां, 5९-००७४जशां)्रह्ठ 0/काश्राए०, शिपं१०'३ रिफ्ट०,. जाए 
0007, शि(्वणाव फब्रता९-8, 74560प्तणा एा रित्वेटं 20, 8607९॥ 
प्‌ृश्श४ए ण 900र560, >60]ब472४0४०0०7 ० पएव॑पए्र०ा०4, 70080॥- 
गा रण ०2909, जिक्न])| एण ए#४0७श१ंृ०, क्वाए0070प४ट), 
पिएाए्टधं0णा 30, 7680 30, +डठप्रशंणा छ7॥, ब8588076 0 
छ8070086, ग0ताथा तो 8.00. 


तीसरा खण्ड 


हनोवर-झ्ासन 
तक्ष 


आधुनिक ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना 


पहला परिच्छेद 


जॉज प्रथम ओर जॉन द्वितोय का राजलकाल 
(१) हिग-शासनकाल ' 
(१७१४-६३) 

जाँज प्रथम और जॉज द्वितीय -.“उत्तराधिकार-निर्णय” (4९६ 
० 56॥0॥९0॥0) के अनुसार यह निश्चित हे। चुका था कि रानी एन 
के पश्चात्‌ इंगलेंड का राज- 
सिंहासन जेम्स प्रथम की दौहितन्री 
सेफ़िया (80989) को, 
जे। जमनी की हनेवर रियासत 
की रानी थी, मल्लेगा। सेफ़िया 
का एन से पहले ही देहान्त हो 
चुका था; इसलिए, सन्‌ १७१४ 
में रगुनी एन की मृत्यु होने 
पर सेाफ़िया के पुत्र को राज्य 
मिला जो “नजाँज प्रथम” 
(१७१४-१७२७) के नाम से 
ब्रिटेन का पहला हनोवरियन 
राजा हुआ | उस समय जॉज 
प्रथथ की अवस्था ५४ वष जॉज प्रथम (१७ १४-२७) 
की थी और उसके हनेवर का राजा रह चुकने के कारण शासन-काय 
का भी अनुभव था। परन्तु इंगलेंड में शाकर उसके यह कठिनाई 
हुई कि ज़मन होने के कारण न तो उसके अरंगरेज़ी भाषा ही 

१८०७ 





इंगलेंड का इतिहास 


वंशावली नं० ४ 
हनावरियन राजाओं की वंशावली 
जेम्स प्रथम 
राजझुमारी किले - फ्रेडरिक, पेलेटिनेट का राजा 

सषफिया + हनावर का राजा _ 
जाँज॑ बे (१७१४-१७२७) 
जॉज द्वितीय (१७२७-१७६०) 
फ्रेडरिक, प्रिंस आफ़ वेल्ज़ 


| 
जाँज आओ (१७६०-१८२०) 


[| हत ५ । | 
जाँजँ चतुथ विलियम चतुर्थ एडवर्ड, ड्यूक आफ़ केंट 
((८२०-१८३०) (१८३०-१८२७) 
महारानी विक्टोरिया - राजकुमार एलबर्ट 
(१८३७-१९०१) 


एडवर्ड ससम > रानी एलेकज़ेंड्रा 
(१९०१-१९१०) 


जाँज पंचम -- रानी मेरी 
(१६१०-१९ ३६) 
(हाउस आफ विंडसर) 


जॉज प्रथम और जाँज द्वितीय का राजत्वकाल श्र 


का शान था और न वह इंगलैंड की राजनीति ही का श्रच्छी तरह 
समभता था । 

इनोवर-वंश के अगले राजा “जाँज द्वितीय” (१७२७-१७६०) का 
भी यही हाल था; परन्तु उसने थोाड़ी-बहुत अँगरेज़ी भाषा सीख ली 
थी। जॉज द्वितीय वीर योद्धा भी था; और कई युद्धों में वह स्वय॑ 
अंगरेज़ी सेना का नेता बना था | पहले दोनों जॉर्जों के राजत्वकाल में 
उनके अँगरेज़ी भाषा तथा इंगलेंड की राजनीति के न समभने 
के कारण देश का शासन-काय बहुत कुछ मन्त्रि-मंडल ((४४॥700 
के हाथ में आ गया । ओर यह बड़े महत्व की बात है कि 
ग्रपने देश हनोावर में स्वेच्छाचारी राजा होने पर भी उन्होंने 
ब्रिटेन में “नियमानुमोदित 
शासन? (()१006670प7॥079॥ 
(>0ए७पफशाशा।) का कभी 
उल्लघन नहीं किया । 

हिग-शासनकाल--सन्‌ 
१७१४ से “७६३ तक देश 
का शासन-काय हि+-दल के 
मन्त्रि-मंडल के हाथ में रहा | 
उस समय टोरी दलवाले देश 
में बहुत बदनाम थे; क्योंकि 
उन्होंने हनावर-वंश के सिंहा- 
सन से वंचित रखने का 
प्रयक्त किया था; और सब 
लोग उन्हें पदच्युत राजा जॉज द्वितीय (१७२७-६०) 
जेम्स द्वितीय के वंश का समथंक समभते थे । इस कारण हनोवर- 
बंश के पहले दोनों राजाश्रों ने योरियों पर विश्वास न करके हिग- 
दलवालों के ही मन्त्रि-मंडल में स्थान दिया। हिग-दलवाले धनी ये 





१९० इगर्लेंड का इतिहास 


और इस कारण लॉड सभा में उनकी संख्या अधिक थी। चुनाव 
में खूब धन व्यय करके उन्होंने लोक-सभा में भी अपने समथकों 
की संख्या बढ़ा ली; और इस प्रकार लगभग आधी शताब्दी तक 
शासन-काय में बड़े-बड़े हिग-वंशों की ही प्रधानता रही । 
(२) जेकेाबाइट घिद्रोह 

& सन्‌ १७१५ का जेकोबाइट बविद्रोह--पदव्युत राजा जेम्स द्वितीय 

बंश के समर्थक इतिहास में जेकाबाइट (0७९००॥॥७) नाम से 
प्रतिद्ध हैं; क्‍्योंक जेम्स शब्द के स्थान पर लैटिन भाषा में “जेका- 
बस” शब्द का प्रयोग होता है। जेकेबाइट दल ने वलियम तृतीय 
के राजत्वकाल में जेम्स द्वितीय के पुनः राजा बनाने के लिए स्कॉटलेंड 
तथा आयरलेंड में निप्फल विद्रोह खड़े किये थे। जेम्स द्वितीय की 
मृत्यु होने के बाद उन्होंने उसके. लड़के जेम्स ए्डबड [व8॥॥08 
709७/0) केा, जो इतिहास में “ओल्ड प्रिटडर? ((0]0 ?/00॥- 
00/#) के नाम से प्रसिद्ध है, राजा बनाना चाहा ्रौर जैसा कि हम 
बतला चुके हैं, रानी एन के राजत्वकाल में उन्होने इंगलेंड के शोरियों 
की सहायता से हनोवर-वंश के राजसिंहासन से बंचित रखने का यथा- 
शक्ति प्रयक्ष किया । परन्तु इसमें भी उन्हें सफलता न हुईं। अब 
इनोवर राज्य स्थापित होने पर बहुत-से जेकेबाइट तथा टोरी इंगलेंड 
छोड़कर फ्रांस पहुँच गये और फ्रांसीसियों की सहायता से ओल्ड प्रिटेंडर 
के राजा बनाने का उपाय सोचने लगे | 


स्डुश्रट-वंश स्कॉटलैंड का प्राचीन राजवंश होने के कारण वहीं 
जेकेबाइट दल की संख्या अधिक थी। जॉज प्रथम के राज्याभिषेक के 
एक ही वर्ष बाद जब अल॑ आफ़ मार (छ्षा। ० /कव) ने हनोवर 
राज्य के विरुद्ध युद्ध ठान दिया, तब स्कॉटलैंड के बहुत-से पहाड़ियों 


०>०>+ना ८-9 कम्ममनीलन प्रनाफ न 


# [2700९0000/7 शब्द का ग्रथं है पिथ्या अधिकार जतलाने- 
वाला”! | 


जॉज प्रथम और जोंज द्वितीय का राजत्वकाल १९१ 


(सा2॥97१०४8) ने उसका साथ दिया। कुछु समय बाद ओल्ड 
प्रिटंडर स्वयं स्कॉटलैंड पहुँच गया; परन्तु उसकी अयेग्यता देखकर 
उसके समथकों का उत्साह ढंडा पड़ गया । इसी बीच में फ्रांस के राजा 
लूई चोदहवे ([,0प8७ ४[५) की, जिसकी सहायता पर जेकाबाइट 
दल की शक्ति निर्भर थी, मृत्यु हां गई; और ऐसी अवस्था में ओल्ड 
प्रिटंडर निराश होकर फ्रांस को लौट गया । 

“सप्तवाषिक नियम” (१७१६)--इस जेकेबार< विद्रोह के कारण 
शासनप्रणाली में एक बड़ा परिवर्तन हुआ | ऐसी अशान्ति के काल 
में नया चुनाव करना ठोक नहीं समझा गया, और इसलिए “'सप्त- 
वाषिक नियम” (४९६७॥॥8| 4८४) द्वारा यह निश्चित किया गया 
कि पालिमेंट की अवधि सात वर्ष होनी चाहिए। अब तक “ज्रैवार्षिक 
नियम? % ([फछगणांक। ८0) के अनुसार पालिमेंट की अवधि केवल 
तीन वए की हेती थी, परन्तु अब इस नियम के अनुसार पालिमेंट 
का चुनाव सात वर्ष के लिए होने की प्रथा चल गई। “सप्तवार्षिक 
नियम” लगभग दो सो वष तक प्रचलित रहा; परन्तु जैसा कि आगे 
चलकर बतलाया' जायगा, सन्‌ १९११ में पालिमेंट की अवधि घटाकर 
साट व वे. स्थान पर पाँच वर्ष कर दी गई। 

सन्‌ १७४५ का जेकाबाइट वविद्रोह--सन्‌ १७४४ में, जॉज 
द्वितीय के राजत्वकाल में, जेकोबाइट दल ने फिर स्टुअट-वंश का राज्य 
स्थापित करना चाहा। “ओल्ड प्रिटेन्डर” ञ्रभी जीवित था, परन्तु इस 
समय उसका पुत्र चाल्स एडवर्ड (0॥808 ॥१0 ४90), जो “यंग 
प्रिटेन्डर? (५०छा३६ 60006) कहलाता है, बहुत सर्वप्रिय हो 
रहा था| “यंग प्रिटेन्डर” सुन्दर तथा प्रसन्नाचित्त युवक था। उसके 
स्कॉटलैंड पहुँचते ही सब पहाड़ी जातियाँ उससे आ मिलीं और इने|वर 
राज्य के विरुद्ध बड़ा भयड्डर विद्रोह उठ खड़ा हुआ | यंग प्रिटेन्डर 
एडिनबरा से चलकर कालॉइल द्वोता हुआ इंगलेंड पहुँचा, और उसकी 
.. # देखो पृष्ठ १०२। 


१९२ 


| 
त 
। 
+ 
। 





इंगलेड का ईद तहास 


न ब-+िजजज-+ 5“»- +-----७ ५०-५»----------------------------------------------- -- भा का भा भा नमन कक्मभ 3 भममबकमकल्‍ाक्झूे$$॥ह$. 








“यंग प्रिटेन्डर राजकमार चार्ली” 


जॉज प्रथम श्रोर जॉज द्वितीय का राजत्वकाल १९३ 


सेना डरबी ([)0%9) तक, जो लनन्‍्दन से कुल १२५ मील है, 
बेधड़क पहुँच गई । ऐसी श्रवस्था में इंगलेंड की जनता में बड़ी घब- 
राहट फैली और लोग अपना रुपया लेने के लिए बैंकों के पहुँचने 
लगे। कहते हें कि स्वयं जॉज द्वितीय इतना घत्रराया कि उसने हनोवर 
भाग जाने की कुल तेयारी कर डाली। यंग प्रिटेन्डर ने फ़ालकक 
(॥७)|7॥) नामक स्थान पर विजय प्राप्त की; ,परन्तु शीघ्र ही जॉज 
द्वितीय के पुत्र ड्यूक आफ़ कंबरलेंड (])प्रा7० ० (0प्रगा/0+शाते) 
ने उसे कलोंडन ((0४॥०१०७) के युद्ध में परास्त किया। जेकोबाइट 
दल के बहुत-से लोग मार डाले गये और स्वयं यंग प्रिटेन्डर बड़ी कढि- 
नाइयाँ सहकर किसी प्रकार फ्रांस की ओर भाग निकला। 

पदच्युत जेम्स द्वितीय के वंश के सिंहासन दिलाने का यह अ्रन्तिम 
प्रयल था । इसके पश्चात्‌ हनोवरियन राजाओं के इस प्रकार की किसी 
आपत्ति का सामना न करना पड़ा। स्कॉटलैंड की स्वतन्त्र पहाड़ी जातियों 
के, जिन्होंने जेकोबाइट दल का साथ दिया था, इथियार छीन लिये गये 
और उनको अपने जातीय वस्त्र पहनने तक की मनाही कर दी गई | तब 
से पहाड़ी जातियाँ शान्तिपूवंक रहने लगीं; परन्तु अभी तक स्कॉटलैंड 
में यंग प्रिटेन्डर की सुन्दरता तथा साहस के जोशीले गीत गाये जाते 
हैं; ओर पहाड़ी लेग उसे “सुन्दर राजकुमार चार्ली? (90॥70% 
ए४7९०० 0॥9॥0०१) के नाम से याद करते हैं । 

जेकाबाइट दल को विफलता के कारण--जेकेबाइट दल ने 
तीन बार विद्रोह किया; पहली बार विलियम तृतीय के राजत्वकाल में 
पदच्युत राजा जेम्स द्वितीय के पक्ष में, दूसरी बार जॉर्ज प्रथम के 
राजत्वकाल में जेम्स द्वितीय के पुत्र झ्ोल्ड प्रिटेन्डर (0॥6 [20000॥- 
१60) के पक्त में, तीसरी बार जॉज द्वितीय के राजत्वकाल में जेम्स 
द्वितीय के पोते यंग प्रिटेन्डर (४०पघा६४ ?/'९८००06॥) के पक्ष में; 

# [307)7] - सुन्दर | 
$ 0॥87॥6 - यंग प्रिटेन्डर के नाम (चाल्स एडवर्ड) का छोठा रूप | 


श्६४ इंगलेंड का इतिहास 


परन्तु तीनों बार उनका प्रयत्न निष्फल रहा । इसका मुख्य कारण यह 
था कि जेकेाबाइट दलवाले अ्रधिकतर कैथेलिक थे और इंगलेंड में इस 
समय कैथोलिकों के प्रत बड़ी घृणा फैली हुई थी। इसके अतिरिक्त 
जब जेकोबाइटों ने अपना मनोरथ सिद्ध करने के लिए फ्रांस में ऋपना 
अड्डा जमाया और फ्रांस के सम्राट लूई चौदहवे ([,00४8 5५) से 
सहायता लेनी शुरू की, तब इससे इँगलेंड-निवासी और भी चिढ़ गये 
ओर इंगलेंड के शत्रु कौ सहायता के भरोसे अकड़नेवालों के साथ 
उनकी कुछ भी सहानुभूति न रही । स्कॉटलैंड की कुछ पहाड़ी जातियों 
के अ्रति रक्त ब्रिटेन में किसी ने भी जेकेबाइटों का साथ न दिया और 
कुछ दिन के बाद अपने मुख्य समथंक लूुई चोदहवें की मृत्यु के पश्चात्‌ 
ये लोग ओर भी ढीले द्वो गये | धीरे-धीरे यह दल ब्रिलकुल छिल्न भिन्न 
है| गया और हनोवरियन राजाओं का सिंहासन बिलकुल निर्भय हो गया। 


(३ ) वाल्पोल का मन्न्रित्व 
(१७२०--७२ ) 


दक्षिण सागर का बुलबुल्ला -यूट्रंक्ट की सन्धि में ब्रिटेन का 
स्पेन के दक्षिण अमेरिकावाले उपनिवेशों से व्यापार करने के लिए एक 
जहाज़ प्रतिवर्ष भेजने का अधिकार मिल गया था। ब्रिटिश सरकार ने 
यह अधिकार एक व्यापारिक कम्पनी के दे दिया, जो “दक्षिण सागर 
कम्पनी? (8000॥ 802 (0ग्ाएथाए) के नाम से प्रसद्ध है। 
सबके यही आशा थी कि इस कम्पनी को बहुत लाभ होगा; और इस 
कारण उसके हिस्सों (35॥8708) का भाव प्रतिदिन बढ़ता गया। 
धीरे-धीरे यह दशा हो गई कि सो पाउंड के हिस्सो के लिए एक हज़ार 
पाउंड देने से भी उनका मिलना दुलभ हो गया । परन्तु कुछ हो दिनों 
में इस कम्पनी का दिवाला ननकल गया; और उसमें बहुत-से देश- 
वासियों का हिस्सा होने के कारण यह एक जातीय विपत्ति-सी हो गई। 
दक्षिण सागर का बुलबुला (|॥०७ ४500॥॥ ४0७ 0 0|6) 


जॉज प्रथम और जॉज द्वितीय का राजत्वकाल १९५ 


इतना फूल गया था कि उसका टूटना अनिवायं-सा हे गया था | ऐसी 
आर्पात्ति के समय जॉज प्रथम ने वाल्पेल के, जो अपनी अ्र्थ-शासत्र की 
निपुणता के लिए प्रसिद्ध था, अपना प्रधान मन्त्री बनाया। वाल्पेाल 
ने पहले स्वयं इस कम्पनी में सम्मिलित होकर बहुत धन उपाजन किया 
था; परन्तु थे।ड़े ही दिनों पीछे वह उससे अलग हे। गया था और उसने 
यह जतला दिया था कि ऐसी कम्पनी का अवश्य दिवाला निकलेगा । 
वाल्पोल का मंत्रित्व--वाल्पोल (५४७७।|०।७) की शिक्षा ईटन 
कालिज (][%0०॥ (00॥020०) में हुई थी, जहाँ के हाल में उसका 
चित्र अब तक लगा हुआ है| सन्‌ १७०२ में उसका पालिमेंट में प्रवेश 
हुआ; और अ्रपनी योग्यता के. कारण वह शीघ्र ही प्रसिद्ध है गया । वह 
सदा हिग-दल का पक्तपाती 
रहा। जॉँज प्रथम के राज्या- 
भिषेक के समय जब हिग-दल 
का मन्त्रि-मंडल स्थापित हुआ, 
तब उसमें वाल्पूल भी सम्सि- 
लित था; परन्त कुछ मतभेद 
के कारण थोड़े ही दिनों बाद 
वह उससे प्रथक है| बैठा था । 
अब सन्‌ १७२० में “दक्तिण 
सागर के बुलबुले” के टूटने 
पर वह मन्त्रि-मंडल का नेता 
बनाया गया। जॉज प्रथम 
तथा जॉज द्वितीय दोनों उस 
पर विश्वास रखते थे; और वाल्पोल 
इसी कारण वह सन्‌ १७४२ तक (पूरे बाइस वध) प्रधान मन्त्री रहा । 
प्रथम प्रधान मन्त्री---वाल्पोल इंगलेंड का प्रथम प्रधान मन्त्री 
माना जाता है। अ्रब तक राजा स्वयं मन्त्रि-मंडल के प्रधान होते थे । 





१९६ इंगलेंड का इतिहास 


परन्तु जाज प्रथम, जमन होने के कारण, अरगरेज़ी भाषा तकन समभता 
था; ओर इसलिए, धीरे-धीरे उसने मन्त्रि-मंडल की बैठकों में जाना बन्द 
कर दिया था। ऐसी अवस्था में मन्त्रियों में से ही एक व्यक्ति मन्त्रि-मंडल 
का प्रधान होने लगा और वह प्रधान मन्त्री (एशा।० 'ीपरांघश-) 
कहलाने लगा। यह पद सबसे पहले वाल्पोल ने ग्रहण किया | इस 
परिवतन का सबसे बड्डा परिणाम यह हुआ कि राजा का मन्त्रि मंडल 
पर बिलकुल दबाव न रहा ओर प्रधान मन्त्री ही सब तरह से मन्त्रि- 
मंडल का नेता हाने लगा | वाल्पोल ने उन मन्त्रियों को, जो उसकी 
नोति के विरोधी थे, पदत्याग करने पर बाध्य किया, ओर धीरे-धीरे यह 
प्रथा चल गई कि मंन्त्र-मंडल में अपने सहकारियों की नियुक्ति पूर्णतया 
प्रधान मन्त्री के अधिकार में रहा करे | इस प्रकार इस समय से मन्त्रि- 
मंडल ((४७॥॥॥060 के वत॑मान रूप के पूव चिह्न प्रकट होने लगे । 
वाल्पोल की ग्रह्म नीति--वाल्पोल की नीति का सारांश यह 
है-- “विदेश से युद्ध न हो शोर देश में सुख-शान्ति रहे” | वह यह 
नहीं चाहता था कि देश में किसी प्रकार के आन्दोलन का अवसर 
आवे। उसका सिद्धान्त था--“सेत हुए कुत्तों को जगाना बुद्धिमानी 
नहीं है? | वह स्वयं बहुत ईमानदार था; परन्तु पालिमेंट में अपनी 
शक्ति बढ़ाने के लिए उसे सदस्यों के पद आद देकर अथवा कभी- 
कभी धन देकर भी प्रसन्न करना पड़ता था; परन्तु फिर भी वाल्पोल 
के बहुत-से विरोधियों का मुकाबला करना पड़ा । रानी एन के राजत्व- 
काल के टोरी मन्त्री बालिंगब्रोक ने इईंगलेंड में आकर क्रॉफ़्टसमैंन 
((॥७४४४॥०॥) नामक पत्र द्वारा वाल्पोल की नीति का विरोध किया। 
स्वयं पालिंमेंट में छोटी अ्रवस्था के कुछ सदस्य, जो “बॉयज़” (]3098) 
कहलाते थे, वाल्पोल के विरोधी थे। उन्हीं में विलियम पिट भी था, जो 
आगे चलकर इँगलेंड का इतना प्रसिद्ध राजनीतिश तथा प्रधान मंत्री हुआ । 
अ्राथिक नीति--वाल्पेल अथ-शासत्र में पूर्णतया निपुण था। 
“दक्षिण सागर के बुलबुल्े” के टूटने के बाद देश की ब्यापारक तथा 


जॉज प्रथम ओर जॉनज द्वितीय का राजत्वकाल १९७ 


आशिक दशा का सुधार करना उसी का काम था। वह “स्वृतन्त्र 
व्यापारए (एफ९6 78006) का पक्षपाती था और उसने व्यापारिक 
वस्तुओं पर महसूल बहुत कम कर दिया था। बहुत-से व्यापारी 
बिना महसूल [दये चोरी से विदेश से माल मगाते थे। इसे रोकने के 
लिए. वाल्पोल ने एक प्रस्ताव (२८४०७ ।))) उपस्थित किया, 
जिसके अनुसार बन्दरगाह के बदले देश को दूकौनों पर, जहाँ जाकर 
माल बिकता था, महसूल वसूल करने का प्रबन्ध किया गया था। 
प्रस्ताव अच्छा था, परन्तु व्यापारियों ने उसका विरोध किया | यह कहा 
गया कि सरकारी कमचारी आकर दूकानों का निरीक्षण करेगे; और 
बहुधा घरो में ही दूकान होने के कारण ग्रहस्‍्थों के इससे बड़ी 
कठिनाई होगी | वाल्पोल आन्देलन से बहुत घ्बराता था, इसालए 
उसने यह प्रस्ताव वापस ले लिया । 


पर-राष्ट्रनीति--इँगलेंड के इतिहास में वाल्पोल युद्ध-नीति का 
सबसे बड़ा विद्येवी हुआ है | उसने सदा यही प्रयत्न किया कि ईंगलेंट 
की किसी विदेशी युद्ध में सम्मिलित न होना पड़े । परन्तु एक अवसर 
पर उसे इस नीति पर दृढ़ रहने में बड़ी कठिनाई हुई। यूट्रेक्ट की सन्धि 
के अनुसार अंगरेज़ स्पेन के दक्षिण अमेरिकात्राले उपनिवेशों से व्यापार 
करने के लिए केवल एक जहाज़ प्रतिव्ं मेज सकते थे । उन्होंने यह 
ढंग निकाला कि बन्दरगाह पर ते एक ही जहांज़ जाता था, परन्तु उसके 
खाली हाने पर रात को अन्य जहाज़ों द्वारा उस पर बहुत-सा सामान 
पहुँचा दिया जाता था। समुद्र-तठ की रक्षा करनेवाले स्पेन के सिपा- 
हयें को इस ढग का पता लग गया और उन्होंने अँगरेज़ व्यापारियों 
की नियम उल्लंघन करने के अपराध में दंड दलाना आरम्म किया। इस 
पर इंगलेंड-निवासियें में बड़ी उत्तेजना फैली; और पालिंमेंट में यह 
प्रस्ताव उपस्थित किया गया कि स्पेन के विरुद्ध युद्ध ठान देना चाहिए। 
वाल्पाल ने इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए कह्य--“भगड़ा मोल लेना 


१९८ इंगलेंड फा इतिहास 


बहुत सहज बात है। परन्तु महाशयो ! कितने मन्त्री ऐसे हें जे बिना 
युद्ध किये कगढ़े का निब्रटारा करा सकते हैं १?” 

अन्त में जेंकिंस (॥०॥:8) नामक एक अँगरेज़ कप्तान ने एक 
दिन अपना एक कान बोतल में बन्द करके लोक-सभा में भेजा और 
कहा कि बड़े श्रपमानपूवक मेरा यह कान स्पेनवालों ने काटा है। तम्भ- 
बतः वाल्पोल को युद्ध करने पर बाध्य करने के आशय से ही यह ढंग 
रचा गया था। इस पर लेाक-सभा ने बड़े जाश से युद्ध करने का प्रस्ताव 
पास किया | यह देखकर वाल्पाल ने कहा--“अभी युद्ध का भमाचार 
सुनकर सब लेाग खुशी के घंटे बजा रहे हैं, परन्तु शीघ्र ही सबके 
हाथ मलकर पछताना पड़ेगा।?” 

वाल्पोेल का पतन--ऐसी अवस्था मे वाल्पोल के त्यागपत्र 
देकर अलग हो जाना चाहिए था; परन्तु उसने ऐसा नहीं किया । (पेन 
से युद्ध आरम्भ हुआ, पर वाल्पोल उसका उचित प्रबन्ध न कर पका । 
सतेक-सभा में उसके समथकों की संख्या धीरे धीरे घटती ॥ई और इस 
कारण उसे बाध्य होकर त्यागपत्र देना ही पड़ा। वधान भनन्‍त्री तभी 
तक अपने पद पर आरूढ़ रह सकता है, जब तक त्लेक-सभा भें उसके 
समर्थकों की संख्या उसके विरोधियों की संख्या से अ्रधिक हो। इस 
प्रकार सन्‌ १७४२ में वाल्पोल के मन्त्रत्व का अन्त हुआ । 


(४) जॉन वेसलो तथा मेथोडिस्ट दर 


जॉन वेसली तथा मेथोडिस्ट दल-- अठारहवीं शताब्दी के आरम्भ 
में इंगलेंड में धमं की बड़ी बुरी अवस्था थी | धार्मिक विषयों में लेगों 
की बहुत कम रुचि रह गई थी, ओर नगरों के लेग प्रायः भोग-विलास 
में ही जीवन व्यतीत करते थे | लेगें का यह विचार हो चला था कि धर्म 
एक व्यथ का बखेड़ा है ओर ईश्वरोपासना आदि के नाम पर लोग हँसते 
थे | ऐसे समय में लेगें के धरम के पथ पर लाने का कार्य जॉन वेस्ली 
(700७४ ए४०४।०५) ने किया। उसे सहायता देनेवालें में उसका भाई 


जॉज प्रथम और जॉजे द्वितीय का राजत्वकाल १९९ 


चॉँल्स वेसली ((0॥80९8 एै०७)०५) तथा उसका मित्र जॉज हाइट- 
फील्ड ((४९०/४० ै॥॥४९०॥०)४) था । जॉन वेस्ली “श्रेंगरेज़ी चचे” 
(9ाष्टाश (एल) का एक पादरी था, जिसने ऑक्सफ़ोड ओर 
तलश्नात्‌ लन्‍्दन में धार्मिक विषयें पर खुले मैदान व्याख्यान देना शुरू 
किया । थोड़े समय बाद “अगरेज़ी चच” के सिद्धान्तों से कुछ मतभेद 
हा जाने क कारण उसे एक प्रथक्‌ संस्था स्थापित करनी पड़ी। वह निय- 
मित रूप से जीवन व्यतीत करने को ओर विशेष ध्यान देता था; और 
इसलिए. उसके अनुयायी मेथेडिस्ट (४॥०४॥००४७/४) कहलाने लगे। 
लन्दन में पहली मेथेडिस्ट 
संस्था सन्‌ १७३९ में 
स्थापित को गई थी। 
मेथोडिस्ट दल का 
प्रभाव--मेथेडिस्ट दल के 
नियमित जीवन तथा उसके 
खुले मैदान के व्याख्यानों 
का देश पर बड़ा प्रभाव 
पड़ा । धरम में फिर से लोगों 
की रुचि होने लगी और 
उनमें मनुष्य-मात्र की 
सेवा करने का भाव फैलने 
लगा। देश में बहुत-से 
अस्पताल तथा सेवक- जॉन वेस्ली 
मंडल स्थापित किये गये और निःस्वार्थ द्वेकर समाज की सेवा करना 
एक उच्च आदर्श माना जाने लगा | दासत्व-निवारण, बन्दौणह के सुधार 














# (९६०035६ शब्द का अथ दे “नियमित रूप से जीवन व्यतीत 
करनेवाले” | 


२७०७ इंगलेंड का इतिहास 


आदि के भी, जिनका आगे चलकर वर्शन किया जायगा, एक प्रकार 
से मेथेडिस्ट दल के प्रचार ही का परिणाम समभना चाहिए.। 


(४) आस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध 
(१७४०-१७४८) 
(५४४ ०९६॥७ /४8॥॥५४॥ 50९०९४७०7॥) 

सन्‌ १७४० में आस्ट्रिया के सम्राट चाद्स पष्ठ की मृत्यु हुई। उसके 
केई पुत्र न था; अतः उसने यह वसीयत की थी कि मेरे समस्त राज्य की 
उत्तराधिकारिणी मेरी पुत्री मेरिया थेरेसा (४६५७ |॥९7/९४४७) दे । 
एक स्त्री के राजत्वकाल में फ्रांस आदि आस-पास के राज्यों ने आस्ट्रिया 
का कुछ भाग दबा लेने का अच्छा अवसर समभा। जमनी की प्रशा 
(२7989) नामक उन्नतिशील रियासत ने, जिसका शासक उस समय 
प्रसिद्ध राजा फ्रेडरिक ([+७१७४०४, 00 (8६७0) था, भस्ट्रिया 
के एक सूबे सिलीशिया (8|]98०9) पर अधिकार जमा लिया ' हँगलेंड 
की जनता ने मेरिया थेगेसा के प्रति बहुत सहानुभूति बदिखाई; ररन्‍्तु 
वाल्पोल के शान्तिपूर्णं शासनकाल में इंगलैंड उसके सहायता न दे 
सका । वाल्पेल के पतन के बाद जॉज द्विर्ताय स्वयं सेना लेकर नमनी 
पहुँचा और डेटिंजन ([)08&०॥) नामक स्थान पर उसने बारी 
बिजय प्राप्त की । परन्तु कुछ दिनों बाद जाँज द्वितीय के पुत्र डयूक श्राफ्‌ 
कंबरलेंड ([)0॥6 ए 0प्रा0९॥870) के फ्रांस और प्रशा की 
सेना ने फानटेनाव ([१०॥७॥09) के युद्ध में बुरी तरह परास्त किया। 
अन्त में सन्‌ १७४८ में एक्स ला चेपेल (85 |॥ (0॥9)०||०) की 
संधि हुई, जिसके अनुसार सबने मेरिया थेरेसा का उत्तराधिकार स्वीकृत 
कर लिया | भ्रांस ने इस युद्धकाल में यंग प्रिटंडर के। सहायता दी थी; 
ओर इसी सहायता के भरोसे सन्‌ १७४५ के जेकेाबाइट दल के विद्रोह 
(देखो प्रष्ठ १९१) ने इतना भयंकर रूप धारण किया था। इस सन्धि 
के समय फ्रांस ने इंगलैंड में इनावर-वश का उत्तराधिकार निश्चित 


जॉज प्रथम और जॉज द्वितीय का राजत्वकाल २०१ 


रूप से स्वीकृत कर लिया; और इसके बाद जेकेबाइट दल निराश 
होकर कुछ दिनों में छिन्न-भिन्न हो गया । 
(६) विलियम पिटद तथा सप्तवाषिक युद्ध 

अमेरिका और भारतवषे में अंगरेज़ तथा फ्रांसीसी-- 
अठारहवीं शताब्दी में अँगरेज़ों ओर फ्रांसीसियों में व्यापार बढ़ाने तथा 
उपनिवेश स्थापित करने के लिए, प्रतिद्वन्द्रिता होने” लगी । इम बतला 
चुके हैं कि अँंगरेज़ों ने उत्तरी अमेरिका के पूर्वीय तट पर उपनिवेश 
स्थापित कर लिये थे (देखो पृष्ठ १७५१-७२) । फ्रांसीसियों ने भी उत्तरी 
अमेरिका में उपनिवेश स्थापित किये थे | जिस प्रकार इँगलेंड से बहुत- 
से प्योरिटन तथा केथे।लिक, धार्मिक अत्याचारों के कारण, देश छेड़- 
कर यहाँ आ बसे थे, उसी प्रकार फ्रांस से बहुत-से प्रोटेस्टेंट (प्॒प26- 
70॥8) लूई चतुदंश के असत्याचारों से बचने के लिए और बहुत-से 
कैथोलिक राजा की दी हुई सस्ती भूमि के लालच से अमेरिंका में आ 
बसे थे | फ्रांसीसियों के उपनिवेश उत्तर में केनेडा (087909) तथा 
दक्षिण मे लूसीनिया ([,0परांझंपांत) थे; और अब उन्होंने इन उप- 
निवेशों के मिलाने के आशय से बहुत-से दुर्ग बनाना आरम्भ किया। 
अँगरेज़ी उपनिवेश पूर्वीय समुद्र-तट तथा एलेघेनी परवंतमाला के बीच 
में थे; और इन प्राकृतिक असुविधाओं के कारण उनकी उन्नति का 
मार्ग बन्द-सा जान पड़ता था । 

भारतवष में अँगरेज़ों और फ्रांसीसियों का, व्यापार के लिए, मुक़ा- 
बला था । दोनों जातियें की व्यापारिक काठियाँ पास-पास थीं और 
देनों में दे! बार युद्ध मी हो चुका था। पहला युद्ध “अआस्ट्रिया के 
उत्तराधिकार के युद्ध” के काल में हुआ, परन्तु उससे किसी के कुछ 
लाभ न हुआ दूसरे युद्ध में भारतवर्ष के दक्षिण के शासक भी सम्मि- 
लित थे। उसमें अरगरेज़ों और फ्रांसीसियों के बराबर-बराबर लाभ 
रहा, और दक्षिण की कुछ रियासतों में अ्रंगरेज़ों का और कुछ में 
फ्रांसीसियों का प्रभुत्व स्थापित हो गया | 


२०२ इँगलेंड का इतिहास 


लि में 
सप्रवाषिक युद्ध (१७५६-६३)--दोनों जातियों में व्यापार 
तथा उपनिवेश-सम्बन्धी प्रतिद्वन्द्रिता बढ़ती ही जा रही थी; और इस 
कारण दोनों में युद्ध हेना अनिवाय्य-सा हे गया था। अमेरिका में 










बड 2...८/5/ £ ( १, 
£ «4//6/70/7 के #८०/७३०५ 5 हि । 
[| 5०/४/5/ बाद 4 







/ 
न है 
>> # ०४. हि 
है ना 
शा # “5: 
है 0८६ 422 न 
(7, रन, 
रे 22: ८८2 जी 
:3 
के ध हैः 




















छा कु ्ः 
है बा 28 के थ 
है] ड़ ०" अ: 2 42 ह ८१८ 
८ ८ के ॥ २८० ८४, 
५०८८८ ०८००५ ्य,2: 272: 
८ // जज बी + / 5 
/ कर १7. 7" कम के १५ 
उ «7 ८८ .... 7 
न | बा या] 
८ (22 हा 






- ना १५ ७ 88907% 
2 हर - चर 
४7:४१. है 3 5979 
4 5 # श्र हे “४5--.... हा न्फ कि 
आल ५.० ४ के । छा ्ः 
5.7, म्क हक लए प्र 
६ ७9८४: | नीक 5. », 
ईपह चैध्ा97८७ रथ 


जीप 






3 ५ कि 2 2 #इ६5१ ०४. 


सन्‌ १७५६ में उत्तरी अमेरिका 


फ्रांसीसियों के दुर्ग बनते देखकर श्रंगरेज़ बहुत घबरा रहे थे। उन्होंने 
ड्यूकेन (])047०७76) नामक दुर्ग पर अ्रधिकार जमाने के लिए जेन- 
रक्ष ब्रेडोंक (७९०7०7७)| 780300:) के भेजा, परन्तु यह प्रयत्ष 


जॉज प्रथम और जॉज द्वितीय का राजत्वकाल २०३ 


विफल रहा और वह स्वयं मारा गया। ततल्पश्चात्‌ फ्रांसीसियों ने माइ- 
नारा ((४॥॥0708) पर, जो उस समय अँगरेज़ों के अधीन था, आक्र- 
मण किया | इस घटना से दोनों जातियों में स्पष्ट रूप से युद्ध उन गया | 
इस युद्ध ने शीघ्र ही भयज्जर रूप धारण किया। यह युद्ध पूरे सात वर्ष 
तक चलता रहा; और श्रमेरिका, येरप तथा भारतृवष में जहाँ कहीं ये 
दोनों जातियाँ थीं, इनमें खूब युद्ध हुआ | इस युद्ध में “आस्ट्रिया के 
उत्तराधिकार” के युद्ध की दलबन्दी बदल गई। आस्ट्रिया ने फ्रांस का 
साथ दिया और प्रशा का प्रसिद्ध राजा फ्रेडरिक इंगलैंड की आर रहा । 

युद्ध के आरम्भ में अँग- 
रेज़ों पर बड़ी आपत्तियाँ 
आ्राई। जहाज़ी अफ़सर बिंग 
(0॥778]| 978) के 
माइनाका की रक्षा के लिए 
भेजा गया; परन्तु वह बिना 
युद्ध किये ही डरकर भाग 
आझ्राया। इस कायरता के कारण 
ग्रँगरेज़ी सरकार ने उसे गोली 
से मरवा डाला । 

विलियम पट--ऐसे 
धोर संकट के काल में इँग- 
लेंड के विलियम पिट विलियम पिट ( लाड्ड चैथम ) 
(छणा 000) की योग्यता ने बचाया। पिट का जन्म २५ नव- 
म्बर सन्‌ १७०८ के हुआ था | उतध्का दादा टॉमस पिट भारतवर्ष में 
मद्रास का गवनर रह चुका था। पिट ने सेना में नौकरी शुरू की | 
लन्दन में रहने के कारण उसे पालिमेंट में भी साम्मलित होने का श्रव- 
सर मिल गया। वह भाषण देने में बड़ा कुशल था और वाल्पोल के 
मन्त्रित्वकाल में उसने उसको नीति का बड़े ज़ोरों से विरोध किया था | 


हज खा: 








५ 2] न्‍ 
ट] 
रा 
| 5 आन 
दिशा 
०७७ कक. ५ > 2 >ल्‍मतर 


२०४ इंगलेंड का इतिहास 


बह सच्चा देश-प्रेमी था। जनता उसका विश्वास करती थी और उसे 
6788४ (20॥70767 (जनता का नेता) कहां करती थी । 

सप्तवार्षिक युद्ध छिड़ने के समय न्यूकेसिल /]९०७छ८७७(९) 
इंगलेंड का प्रधान मन्त्री था | परन्तु वह युद्ध का संचालन भली भाँति 
न कर सका; और इसलिए उसने यही उचित समझा कि पिट के अपना 
सहकारी बना ले | इस" प्रकार सन्‌ १७५४७ में पिट तथा न्युकेसिल के 
“संयुक्त मन्त्रित्वञ? (008॥060ा जैत807४॥ की आरम्म हुआ। 
न्यूकेसिल लोगों के। पद आ्रादि का लेभ देकर पालिमेंट में मन्त्रि-मडल 
के समथकों की संख्या बढ़ाता था; और पिट ने “युद्ध-सचिव? (फ़ञछा' 
!जां४2") देकर सप्तवाषिक युद्ध के संचालन का भार 'लेया। 

सप्तवाषिक युद्ध में पिट की नीति - युद्ध के ध्षंचालन में पिट 
ने बड़ी बुद्धिमानी से काम लिया । उसने प्रशा के राजा क्र डरिक केा 
धन तथा सेना की तह्ययता देना आरम्भ किया, जिससे वह ्रांस के 
विरुद्ध अच्छी तरह युद्ध कर सके । इससे यही अमभिप्राय था कि फ्रांस 
जमनी ही के युद्ध में इतना फैंस जाय कि वह अमेरिका-तथा भारतवष 
के काफ़ी सेना आदि न भेज सके ! पिठ का कथन था--“हम लोग 
कैनेडा के जमनी में एल्ब नदी के तट पर जीतेंगे।” राजा क्रेडरिक 
अपने समय का बड़ा योग्य शासक हुआ है। इंगलेड से बहायता 
पाकर उसने फ्रांस के जमनी में इतना छुकाया कि फ्रांस श्रन्य युद्धक्षेत्रों 
में अ्रपनी पूरी शक्ति का प्रयाग न कर सका | पिट ने ससवाषिक युद्ध के 
लिए योग्य नेता भी नियुक्त किये. एक वध पहले जहाँ अँगरेज़ संकट 
में पड़े हुए थे, वहाँ श्र वे प्रत्येक क्षेत्र में जीतने लगे। 

कैनेडा पर अंँगरेज़ों का अधिकरार--पिट ने जनरल बृल्फ़ 
(6७०॥0०/७। ००) के कैनेडा की राजधानी क्वेबेक ((१४०७९०) 
पर अधिकार जमाने के लिए भेजा । वहाँ का _फ्रांसीसी जनरल मांटकाम 
(0९॥९०:४। ,(0॥/०७।॥)) युद्ध से बचना चाहता था; और इस 
कारण वृल्फ़ के बहुत दिनों तक नगर का घेरा डाले पड़ा रहना पड़ा। 


जॉज प्रथम और जॉज द्वितीय का राजत्वकाल श्०५ 


श्रन्त में वूल्फ़ ने सेंट लारेन्स नदी पार की और अब्राहम की पहाड़ी 
(प्र९४)॥४8 ० ॥07७॥०॥) पर अँगरेज़ी और 'फ्रांसीसी सेनाश्रों में 
धमासान युद्ध हुआ। वृल्फ़ और मांठकाम दोनों रणज्षेत्र में मारे गये; 
परन्तु अँगरेज़ी सेना की अपेक्षा फ्रांसीसियों की बहुत हानि हुई और 
क्येबेक पर अंगरेज़ा का अधिकार हो गया। कुछ ही दिनों पीछे कैनेडा 
का दूसरा प्रसिद्ध नगर मांदरीयल ()07॥88७)) भी फ्रांसीसियों 
के हाथ से निकल गया 
ओर इस प्रकार समस्त 
कैनेडा अ्रेंगरेज़ां के अधीन 
हो गया | 

भारतवष में फ्रांस 
की शक्ति का अन्त-- 
भारतवष में भी अंगरेज़ों ने 
कई भारी विजय प्राप्त कीं। 
इसी समय राबट क्लाइव 
((006% )॥४८) 
ने बंगाल के नवाब के 
ज्ञासी ([0]8588०9) के युद्ध 
में एरात्त करके उत्तरी 
भारतवध में अँगरेज़ी राज्य बूल्फ़ 
की नींव डाली । दक्षिण-भारत में अँगरेज़े ने बांडवाश (एए070७- 
क्ा88)) के युद्ध में फ्रांसीसियो के बुरी तरह नीचा दिखाया। कुछ 
दिनों पीछे भारतवर्ष की मुख्य फ्रांसीसी केठी पांडीचेरी पर भी श्रँगरेज़ी 
का अधिकार हो गया; ओर इस प्रकार भारतवर्ष में भी फ्रासीसियों की 
शक्ति का अन्त हुआ | 

पिट का त्याग-पत्र--सन्‌ १७६३ ई० में स्पेन ने फ्रांस का 
साथ देना शुरू किया। पिट को पढले ही इसकी ख़बर मिल चुकी 





5.4 
जगा || ॥ बना 





कक, 79 


२०६ इंगलैंड का इतिहास 


थी और वह चाहता था कि शीघ्र ही स्पेन के विरुद्ध भी युद्ध की 
घोषणा कर दी जाय । परन्तु उसके सहकारी इससे सहमत न थे, इस- 
लिए पिट ने श्रपने पद से त्याग-पत्र दे दिया। थोड़े ही दिनों पीछे 
न्यूकेसिल ने भी त्याग-पत्र दे दिया। और इस प्रकार इस “संयुक्त 
मन्त्रि-मंडल” का, जिसने इतनी योग्यता से सप्तवार्षिक युद्ध का संचा- 
लन क्रिया था, श्रन्त'हुआ | सन्‌ १७६० में जॉज द्वितीय की मृत्यु हो 
चुकी थी और परवर्तो सम्राट जॉर्ज तृतीय ने श्रपनी शक्ति बढ़ाने के 
आशय से शअ्रब टोारिये। का मन्त्रि-मंडल में स्थान दिया। इस प्रकार 
पिठ तथा न्यूकेसिल के संयुक्त मन्त्रित्व के समाप्त होने के साथ ही 
हिगदल की शक्ति का भी अन्त हो गया । 

पेरिस की सन्धि (१७६३)--सन्‌ १७६३ में पेरिस की भन्धि 
से सप्तवाषिक युद्ध का अन्त हुआ। कैनेडा तथा उत्तरी अ्रमेरिका के 
समस्त फ्रांसीसी उपनिवेशों पर अ्रगरेज़ों का श्रधिकार हो गया। इस 
युद्ध में सम्मिलित होने से स्पेन की भी बड़ी हानि हुई और अमेरिका 
में स्पेन का उपनिवेश फ़्लोरिडा (7]07409) भी श्रेंगरेज़ों के अधीन 
हो गया। भारतवष में पांडीचेरी इत्यादि फ्रांसीसियों की व्यापारिक 
केठियाँ उनको लौदा दी गई; परन्तु यह ढहरा लिया गया कि वे ध्थान 
केवल व्यापार के काम में लाये जायेंगे । वहाँ अ्रधिक सैनिक रखने तथा 
दुग आदि बनाने की पूर्णतया मनाही कर दी गई । 

इस सन्धि से इँगलेंड की शक्ति यारप में हो नहीं बल्कि समस्त 
भूमंडल में बड़ी ज़बरदस्त हो गई। फ्रांसीसियों की शक्ति का अ्रमेरिका 
तथा भारतवष दोनों क्षेत्रों में श्रनत हुआ । व्यापार बढ़ाने तथा डप- 
निवेश स्थापित करने की प्रतिद्न्द्रिता में श्रँगरेज़ों की ही विजय हुई और 
ब्रिटेन के बतमान काल के बड़े साम्राज्य के पूर्व चिह्न श्रव स्पष्ट रूप से 
दिखाई देने लगे । 

पिथ की सृत्यु--पेरिस की सन्धि से पिट सन्तुष्ट न हुआ। वह 
साइता था कि जो कुछ थोड़े बहुत अधिकार फ्रांस का श्रमेरिका तथा 


जॉज प्रथम और जॉज द्वितीय का राजत्वकाल २०७ 


भारतवष में छेाड़ दिये गये थे, वे भी ले लिये जायें और फ्रांस की 
शक्ति का पूर्णतया अन्त कर दिया जाय | इस समय वह रोगग्रस्त था; 
हि ्य 


छ ४०७4१ 
(2 $.02/776/ 













सप्तवार्षिक युद्ध के बाद उत्तरी अमेरिका 
परन्तु इस सन्धि का समाचार पाते ही उसने लोक-सभा में आकर पूरे 
चार घंटे भाषण दिया था | जॉज तृतीय के राजत्वकाल में पिट अले 
आफ़ चेथेम ([087] 0/ (॥9७॥॥श॥॥) बना दिया गया और सन्‌ १७६६ 
में वह दूसरी बार मन्त्रि-मंडल का नेता बनाया गया। परन्तु इस समय 
उसका स्वास्थ्य ढीक न था, इसलिए, उसे शीघ्र ही त्यागपत्र देना पड़ा । 


श्न्ष इंगलेंड का इतिहास 


सन्‌ १७७८ भें, सत्तर वर्ष की अवस्था में, यह योग्य राजनीतिश परलोक 
सिधारा 


मुख्य-मुख्य तिथियाँ 
सन १७१४--जॉज प्रथम का राज्यामिषेक | 

2 १७१५ --जेवेशबाइट विद्रोह । 

? १७१६-." 'सप्ततापिक नियम? ([॥७ 86#6७गा्॑॥। 
20०0) । 

2? 2७२०-.दनक्षिण सागर का बुलबुला” ([॥॥७ 300॥॥ 
568 |3700]6) | 

४ ?2७२१-वाल्गोल के मन्त्रित्व का आरम्भ | 


9 


च््क 


१७२७--जॉज प्रथम की मृत्यु तथा जॉज ह्वितीय का राज्या- 
भिषेक | 
» 2७३६--इंगलेंड में प्रथम मेथडिस्ट संस्था | « 
? 9७४२--वाल्पोल का पतन | 
9? १७४०-डं८--“श्रास्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध? (फ़दा 
/. 0# हा ॥ प्रशापक्षा। 5700९४90॥) । 
१७४५--अन्तिम जेकेाबाइट विद्रोह | 
2» १७५६-६३--'सप्तवाषिक युद्धश (]० 80ए९0।ा ४९४७।४ 
फतवा) । 
४ १७५७ ६१-..पिट युद्ध-सचिव | 
9 १७६०--जॉज द्वितीय की मृत्यु । 
» १७६६--पिट का पुनः मन्त्रित्व 
# १७७८:-- पिट को मृत्यु | 


जि 


ट्सरा परिच्छेद 


जॉज ततीय तथा अपेरिका की स्व॒त॑न्त्रता का युद्ध 


जाँज तृतीय तथा स्वेच्छाचार को अभिल्लापा--सन्‌ १७६० 
में जॉज द्विताय की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका पोदा “जॉज तृतीय” के 
नाम से राजा हुआथ्रा । 

जॉज द्वितीय के लड़के का पहले 
ही देहान्त हा चुका था। जॉज तृतीय 
पहला हनेावरियन राजा था, जिसका 
जन्म तथा पालन-पोपण इंगलेंड ही 
में हुआ था। पहले दोना जार्जों के. 
ग्रंगरेज़ी भाषा तथा इंगलंंड के राज- 
नीतिक प्रश्नों के भले प्रकार न 
समभने के कारण, समस्त शासन- 
काय मन्त्रि मंडल ही पर छोड़ देना जॉज तृतीय (१७६०-१८२०) 
पड़ा था | जॉर्ज तृतीय ने खोई हुई राजकीय शक्ति के पुनः प्राप्त करने 
की चेष्टा की; परन्तु पिछुले पचास वर्ष में मन्त्रि-मंडल इतना काफ़ी 
शक्तिशाली हो चुका था कि उसके हाथ से शासनकाय निकालना अब 
आसान काम न था। इसलिए जाज तृतीय ने अपने स्वेच्छाचार की 
अभिलाषा की यूति का यह उपाय निकाला कि केवल साधारण योग्यता 
के मनुष्यों के मन्त्रि-मडल में स्थान दिया जाय जिससे वह सुगमता से 
उन्हें अपने इच्छानुसार चला सके । इस नीति के द्वानिकारक परिणाम 
के पाठक शीकघ्र ही देखेंगे । 





७ ९ 


२१० इंगलेंड का इतिहास 


टोरियों का मन्त्रि-मंडल में प्रवेश--जॉर्ज तृतीय हिग दलवालों 
से बहुत ही चिढ़ता था और उन्हें राजशक्ति का वैरी समझता था। उसने 
निश्चित किया कि स्वेच्छाचार स्थापित करने के लिए टेरियों ही केा 
अपना विश्वासपात्र बनाना ठीक होगा । इससे पहले ठारी दलवाले, जेके- 
बाइट दल के पक्तपाती होने के कारण, हनेवर-वंश के शत्र माने जाते 
थये। परन्तु जेकाबाइट दल अब टूट चुका था; इसलिए जोज तृतीय 
के टोरियें से किसी प्रकार का भय न था। पिट तथा न्यूकेसिल के ह्विग 
मन्त्रि-मंडल के टूटने पर जाजज ने टोरयों ही के शासनकाय सुपुर्द करना 
चाहा; परन्तु लेक-सभा में टोरी दल की संख्या बढ़ाने में उसे पूरे दस 
वर्ष लग गये । सन्‌ १७७० में जॉज के अपने मन का सा नोंड नाथ 
(,070 ०॥४॥) नामक एक टोरी प्रधान मन्त्री मिल गया। नाथ 
राजशक्ति का पूण पक्षपाती था; और उसके मन्त्रित्व-काल में शासन- 
काय की बागडोर बहुत कुछ जाज तृतीय के हाथ में आ गई । 


अमेरिका को स्वतन्त्रता का युद्ध 
(ए्०7० 0 ॥6 400९0१९७॥ 70000700॥00) 


(१७७५-८३) 

सप्तवाषिक॑ युद्ध के बाद अमेरिकन उपनिवेशां की दशा-- 
जॉर्ज तृतीय तथा नाथ ने शासन-काय में कई भूलें कीं; परन्तु उनकी 
सबसे बड़ी भूल यह थी कि वे अमेरिकन उपनिवेशों के सन्तुष्ट न रख 
सके । कह्दा जाता है कि “बुल्फ़ के क्वेबेक विजय करने के समय से वर्त- 
मान संयुक्त अ्रमेरिकन राज्य का इतिहास आआरम्म होता है।” सप्तवार्षिक 
युद्ध के बाद कैनेडा पर अ्रँगरेज़ी सरकार का अधिकार हो जाने के 
कारण श्रमेरिका के पूर्बीय तट के अँगरेज़ी उपनिवेशों के फ्रांसीसियों का 
भय न रहा | इस कारण अब उन्हें इंगलेंड की सहायता की भी उतनी 
परवाह न रही; और श्रत वे अपने प्राचीन देश (१॥०४॥07/ 00007- 
४०ए) का अनुचित व्यवदह्दार कभी सहन न कर सकते थे। शासन-कार्य 


जॉज तृतीय तथा श्रमेरिका की स्वतन्त्रता का युद्ध २११ 


में उन्हें शिकायत का अधिक श्रवसर न था। प्रत्येक उपनिवेश के लिए 
इंगलेंड की सरकार की ओर से गवनर नियुक्त होकर श्राता था जिसके 
उपनिवेशों की कान्तिलों की सम्मति के अनुसार शासन करना होता 
था | परन्तु व्यापार के विषय में उपनिवेशों के कई प्रकार की असुवि- 
धाय थीं जिन्हें वे श्रनुचित समभते थे | 

स्टाम्प एक्ट--सप्तवाषिक युद्ध में अधिक' व्यय हो जाने के कारण 
इंगलेंड की सरकार ने यह कहा कि श्रमेरिका की रत्ना के लिए जो सेना 
रखी जाती है, उसके व्यय का कुछ भार उपनिवेशों के भी उठाना 
चाहिए। इसी आशय से इंगलेंड की पालिमेंट ने स्टाम्प एक्ट 
(8॥७77 ०४) पास किया, जिसके अनुसार श्रमेरिकावालों के कानूनी 
दस्तावेज़ो पर स्टाम्प लगाना आवश्यक हो गया । स्टाम्प की आमदनी से 
ग्रमेरिकन सेना का तिहाई ख्च वसूल हो सकता था; और शेष दो 
तिद्दाई ख़च का भार इंगलेंड को सरकार स्वयं उठाने के लिए तैयार 
थी | अमेरिकावालों ने स्टाम्प एक्ट का बड़े ज़ोरों से विरोध किया और 
“प्रतिनिधि नहीं तो टैक्स भी नहीं?# का सिद्धान्त लेकर यह आन्दो- 
लन आरम्म किया कि इँगलेंड की पालिंमेंट के, जिसमें श्रमेरिका से 
काई प्रतिनिधि नहीं बुलाया जाता, अमेरिकन उपनिवेशों पर किसी प्रकार 
का कर लगाने का अधिकार नहीं हे। यह आन्दोलन इतना बढ़ गया 
कि कुछ दी दिनों बाद पालिमेंट के स्टाम्प एक्ट रद करना पड़ा | 

चाय पर महसर--इसके बाद पालिमेंट ने श्रमेरिका के जाने- 
वाली चाय आदि वस्तुओं पर कर लगा दिया | यह कर बहुत अधिक न 
था; परन्तु वही सिद्धान्त का प्रश्न था कि इईंगलेंड' की पालिमेंट का, जिसमें 
उपनिवेशों के प्रतिनिधि नहीं होते, लगाया हुआ कर सवंथा श्रनुचित है । 
पालिमेंठ ने श्रमेरिकावालों के सन्तुष्ट करने के आ्राशय से चाय सस्ती 
करने का प्रबन्ध किया और ईट्ट इंडिया कम्पनी के अपने जहाज़ सौधे 


$ “० 9४9(07 ७60706 २०॥))०/९४००७(४07« 7 


२१२ इंगलेंड का इतिहास 


अमेरिका ले जाने की आशा दे दी। परन्तु अ्रमेरिकावालों ने प्रण कर 
लिया था कि इस प्रकार के महसूलों का पूर्णतया विरोध करेंगे; इसलिए, 
जब ईस्ट इंडिया कम्पनी के जहाज़ बॉस्टन (05607) बन्दरगाह पर 
आये, तब कुछ लेग अमेरिका के “लाल हब्शयें? का भेस बनाकर 
उन जहाज़ों में घुस पढ़े | सारी चाय, जा सस्ती बिकने के लिए. आई थी, 
समुद्र में फंक दी गई ओर जहाज़ों में आग लगा दी गई । 
युद्ध का प्रारम्भ-दुर्भाग्यवश इंगलेंड में इस समय विलियम पिट 
जैसा काई येग्य राजनोतिज्ञ न था जे। अमेरिकन उपनिवेशें का आन्दोलन 
शान्त कर सकता | लाड नॉथ बिलकुल राजा के कहने पर चलता था; 
झोर जॉज तृतीय का मत था--“उपनिवेशें के ऐसे आन्दोलन के समय 
दबने का यही अथ हो सकता है कि 
साम्राज्य से हाथ धो बैठा जाय |” 
इंगलेंड की सरकार ने सेना भेज- 
कर बलपूर्वक आन्देलन दबाना 
चाहा । यह देखकर श्रमेरिकावाले 
भी अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा के 
लिए पूर्ण रूप से तत्पर हो गये। 
इंगलेंड के विरुद्ध युद्ध करने के लिए, 
एक सेना तेयार की गई, जिसका 
क्‍ सेनापति बतमान संयुक्त अमेरिकन 
का ु राज्य का जन्मदाता जॉज वाशिं- 
््! ग्टन((3९०7४2७ शै95॥॥7£260॥) 
है 8 था। इस आन्दोलन में केनेडा 
के + ' के मिलाने का प्रयत्न विफल 
जॉज वाशिंग्टन रहा; परन्तु पू्वीय तठ के सब 
अँगरेज़ी उपनिवेश एक हो गये ओर उन्होंने फ़िलाडेलफ़िया 
(0॥॥]900)9)/9) नगर में अपने प्रतिनिधियों की एक कांग्रेस 





जॉँज तृतीय तथा अमेरिका की स्वतन्त्रता का युद्ध २१३ 


करके यह घेषणा कर दी कि अब अमेरिका के अँगरेज़ी उपनिवश 
स्वतन्त्र हैं और जॉज तृतीय के अधीन नहीं हैं। यह “स्वतन्त्रता- 
पाषणा? ([060)क00॥ 0 [7009७०४ते ०7०७) ४ जुलाई# 


(77८९८ 56.7*९5 


ह। 
थ 
3 


ध्द्र 
(.._456द//75/ 


सा 
छ 
्क 
ट 
है 
फ्ण 


१७८३ में अमेरिका के संयुक्त राज्य 


सन्‌ 





# इस घटना की स्मृति के लिए. प्रत्येक व ४ जुलाई के “संयुक्त 
अमेरिकन राज्य” में बड़े समारोह से उत्सव मनाया जाता है। 


श्श्ड इंगलेंड का इतिहास 


सन्‌ १७७६ के की गईं; ओर इसी तिथि से वतंमान “संयुक्त अमेरिकन 
राज्य? (7660 8॥8008 0० 0॥0५९७) का प्रारम्भ समझना 
चाहिए । 

युद्ध की मुख्य घटनायें--अमेरिका की स्वतन्त्रता का युद्ध 
(फ्७7० ०९ (॥6 47077080 760.०0670७) लगभग आढ वर्ष 
तक चला। दो वर्ष तकन्यह नहीं कहा जा सक्रता था कि किस श्रोर 
की विजय होगी | परन्तु सन्‌ १७७७ में इंगलेंड के जनरल बरगाऊन 
(6०7०/४।| 37४०५॥6) की सेरटागा (४७/४॥029) नामक स्थान 
पर बुरी तरह पराजय हुई। इसके बाद दइँगलैंड के वैरयों--स्पेन 
और फ्रांस--ने यह सेचा कि इंगलैंड की शक्ति के धक्का पहुँचाने 
का यह अच्छा अवसर है। उन्हाने अमेरिकावालों की सद्दायता करना 
शुरू किया। इंगलेंड बड़े संकट में पड़ गया और सन्‌ १७८१ में 
लॉड कॉनेवालिस (],070 (00प७७।8) के, जा बाद में भारतवष 
का दूसरा गवर्नर-जनरल हुआ, योँक टाउन (१०४८ "0ज्ञा) 
नामक स्थान पर परास्त होने से इंगलेंड के अब सफलता कछकी बिलकुल 
आशा न रही । 

वाशेंल्ज की सन्धि (१७८३) (०७०९ ० ५४७४४४॥]०४)-- 
सन्‌ १७८३ में वाशैल्ज़ की सन्धि के अनुसार इँगलैंड के श्रमेरिका के 
पूर्वीय तट के उपनिवेशों की स्वतन्त्रता स्वीकृत कर लेनी पड़ी। श्रत्र 
अमेरिका में केवल कैनेडा (()87809), न्यूफ़ाउंडलेंड (९०छ(०पघा१- 
|870) तथा नवा स्केशिया (7०४७ 800॥8) इईंगलैंड के श्रधीन रद्द 
गये और पूर्वीय तठ के श्रन्य उपनिवेशों में “संयुक्त श्रमेरिकन राज्य” 
(एग्रांघ०0 889868 ० 4॥67१0४8) नाम का प्रजातन्त्र राज्य स्थापित 
हो गया। धीरे-धीरे इस “संयुक्त-राज्य” के निवासियों की एक प्रथक 
जाति बन गई और वे अमेरिकन कहलाने लगे। यही अमेरिकन जाति, 
जिसका अन्म हुए केवल डेढ़ सौ बष हुए हैं, आजकल इतनी उन्नतिशील 
हो रही है श्रोर संसार की प्रथम श्रेणी की जातियों में गिनी जाती है। 


जॉज तृतीय तथा श्रमेरिका की स्वतन्त्रता का युद्ध २१५ 


इस प्रकार जॉज तृतीय और लॉर्ड नाथं के दूरदर्शो राजनीतिश न 
होने के कारण अमेरिका के श्रंगरेज़ी उपनिवेश सदा के लिए इँगलेंड 
के हाथ से निकल गये । 


मुख्य-मुख्य तिथियाँ , 


सन्‌ १७६०--जॉज तृतीय का राज्याभिषेक | 
» २७६५--स्टाम्प एक्ट | 
» १७६७--चाय पर मदसूल | 
,॥ १७७०-८२ --लाड नाथ का मन्त्रित्व । 
» १७७३--चाय के जहाज़ों का बॉस्टन बन्दरगाह में ध्य॑ंस | 
» १७७५--८३--अमेरिका की स्वतन्त्रता का युद्ध । 
जुलाई सन्‌ १७७६--अमेरिकन उपनिवेशों की “स्वतन्त्रता 
घोषणा” | 
सन्‌ १७७७--बरगाऊन का सेरेटोगा नामक स्थान पर परास्त होना | 
» १७८१--कानेवॉलिस का यॉर्क टाउन नामक स्थान पर 
परास्त होना। 
» ९७८३--वार्शेल्ज़ की सन्धि तथा “अमेरिकन सयुक्त राज्य” 
की स्वतन्त्रता का स्वीकृत होना | 


तीसरा परिच्छेद 


जॉज तृतीय तथा छोटा पिट 
(फ्रांस की गृज्यक्राति तथा आयरलंड से संयेग) 


(१) छोटा पिट तथा फ्रांस को राज्यक्रांति का युद्ध 


छोटे पिट का मन्त्रित्व--(१७८३-१८०१) लाड नाथ ने “अमे- 
रिका की स्वतन्त्रता के युद्ध” के समाप्त होने के एक वषं पहले ही त्याग- 
नरम . पत्र दे दिया था। परन्तु थोड़े 

की  ... ही दिनों बाद नये हिग दल के 

नेता जेम्स फ़ांक्स (उक॥68 
!१0%४) से मिलकर वह फिर 
अधिकारारूढ हो गया। नार्थ 
तथा फ़ॉक्स का संयुक्त “मन्त्रि- 
मंडल”? (१९ (009॥007 
वा50"9) शासन-काय का 
संचालन भली भाँति न कर 
सका | इसलिए सन्‌ १७८३ में 
जांज तृतीय ने बिलियम पिट 
का प्रधान मनन्‍्त्री बनाया | विलि- 
607 यम पिट के पिता का भी नाम 
| » पट ही था, जिसके योग्य 





छेटा पिट शासन तथा सप्तवाषिक युद्ध की 
नीति की सफलता के विपय में हम पहले लिख आये हैं। पिता और 
पुत्र के नामों में पहचान करने के लिए, पिता के “बड़ा पिठ” 
२१५६ 


जॉज तृतीय तथा छोटा पिट २१७ 


(26७, ४० 096०) और पुत्र के “छोटा पिठ” (00, ४6 
जशृ०णा2०) कहते हैं। प्रधान मन्त्री के पद पर नियुक्त होने के समय 
छेटे पिट की अ्रवस्था कुल २४ व को थी। उस समय पालिमेंट में 
उसके समथकें की संख्या भी अधिक न थी । परन्तु पिठट ने अपने काये 
में इतनी येग्यता दिखाई कि अगले चुनाव में उसके समथकें की संख्या 
एकदम बढ़ गई और सन्‌ १८०१ तक वह राज्य तथा जनता दोनों का 
विश्वासपात्र बना रहा। जॉज तृतीय ने शासन-कार्य बिलकुल पिट के 
भरोसे छोड़ दिया; ओर इसलिए पिट के प्रधान मन्त्री होने के समय 
से जॉर्ज तृतीय के “प्वेच्छाचारी राज्य” (?678079] रिप्री०)% का 
ग्रन्त समभना चाहिए | 
पिट तथा सुधार के प्रस्ताव--पिट की शासन-नीति बड़ी उदार 
थी ओर उसने सुधार के कई प्रस्ताव उपस्थित किये | वह ऐडम स्मिथ 
की प्रसिद्ध पुस्तक “ज्ञ०॥॥॥ 0 पिकव0॥8 ? के “स्वतन्त्र व्यापार? 
(|7९० 77946) के सिद्धान्तों को मानता था। उसने फ्रांस से एक 
व्यापारिक सज्ध को, जिसके अनुसार दोनों देशों ने एक दूसरे को 
व्यापारिक वस्तुओं के अपने देश में बिना कर दिये ही आने का सुभीता 
कर दिया। पिट ने लाक-सभा के चुनाव की परिपांठी में भी सुधार 
करना चाहा, परन्तु इस प्रयत्न में उसे सफलता न हुईं। पिट “दास- 
व्यापार” का हटाने का भी पक्षपाती था; परन्तु अमीर लोगों के विरोध 
के कारण वह इस सम्बन्ध में भी कुछु न कर सका | पिट ही के शासन- 
काल में “पिट्स इंडिया एक्ट”? (१७८४) (2078 ॥7478 &०0) 
स्वीकृत हुआ, जिसके अनुसार ईस्ट इडिया कम्पनी के कार्यों की देख- 
भाल करने के लिए छः सदस्यों की एक समिति (800. 0। 00॥- 
670]) स्थापित की गई । भारतवष के ब्रिटिश राज्य की बागडार सन्‌ 
श्य४८ तक इसी समिति के हाथ में रही। 





जन + >जज»टइणकक फमनानककनयः जम» थे 2०७५५ -+++८७-+ सकज्मक 


# देखा पृष्ठ २०९ । 





श्श्ष इंगलैंड का इतिहास 


"पट के अश्रपने सुधार के कार्य में पूणं सफलता न मिलने का यही 
कारण था कि देश अभी ऐसे बड़े-बड़े सुधारों के लिए तैयार न था । 

फ्रांस की “राज्यक्रान्तिःः--इसी समय येरप में “फ्रांस कौ 
राज्यक्रान्ति? (एफ७०७ एफशाणा रे०ए०७ए॥४०४) नामक एक प्रसिद्ध 
घटना के कारण पिट के सुधार का कार्य बिलकुल ही रुक गया। फ्रांस 
की सरकार पूर्णतया स्वे*छाचारी थी; और शासन-काय कुछ थोड़े से दर- 
बारियों के हाथ में था जो जनता के हित की ओर लेशमात्र भी ध्यान 
न देते थे। कर बड़े ही अनुचित ढक्क से लगाये जाते थे। ऊँची श्रेणी 
के लोगों से कर न लिया जाता था और उसका सारा भार बेचारी साधा- 
रण जनता पर पड़ता था। दो प्रसिद्ध लेखकों--रूसे (१00886व7) 
श्रौर वॉलटायर (ए०॥७76) --ने श्रपने ज़ोरदार लेखों में शासन- 
प्रणाली की त्रुटियों की ओर जनता का ध्यान आकर्षित किया | इसी 
समय “श्रमेरिका की स्वतंत्रता के युद्ध? की सफलता देखकर फ्रांस की 
जनता में अबने देश में स्वतत्रता स्थापित करने का उत्साह बढने लगा । 

सन्‌ १७८९ में धन की कमी के कारण फ्रास का राजा लूई सोल- 
हवाँ ([,008 ५]) देश की प्राचीन प्रतिनिधि-सभा (8(8॥098 
(+०॥०/७]) का, जिसकी पैौने दो सौ वर्ष से कोई बैठक न॑ हुई थी, 
बुलाने के लिए बाध्य हुआ | देश में उत्तेजना फैली ही हुई थी । इस 
प्रतिनिधि-सभा ने बड़े जोश से शासन-प्रणाली के सुधार का काय आरम्भ 
कर दिया और देश में ''नियमानुमोदित शासन” की स्थापना करने की 
चेश की। परन्तु शीघ्र ही यह विदित होने लगा कि राजा तथा उसके 
दरबारी पग पग पर बाधा डालने का प्रयत्न करते हैं। यह देखकर जनता 
का जोश उबल पड़ा और उत्तेजित देशवासियों ने सरकारी दफ़्रों इत्यादि 
के लूटना-जलाना शुरू कर दिया | १४ जुलाई सन १७८९ को कुछ लोगों 
ने जाकर फ्रांस के प्रसिद्ध बन्दीगह बैस्टील (3880]९) को ताड़ डाला 
श्रौर उसके क़ेदियों को मुक्त कर दिया । ऐसी घटनायें देखकर लूई सेल- 
हवाँ राजधानी छोड़कर भाग निकला, परन्तु थोड़ी ही दूर जाने के बाद 


जाँज तृतीय तथा छेाठा पिट २१९ 


लोग उसे बलपूर्यक वापिस ले आये | धीरे-धीरे जनता में यह विचार 
फैलने लगा कि राजा के जीवित रहते “नियमानुमे।दित शासन” की 
स्थापना अ्रसम्मव हे । एक दूसरी प्रतिनिधि-सभा (७४००७) (000॥- 
प७॥४07) बुलाई गई, जिसके श्राशानुत्तार २१ जनवरी सन्‌ १७९३ 
का राजा लुई सेलहव के फाँसी दे दी गई और कुछ ही मास पीछे 
उसकी रानी की भी यही दशा हुई | ' 

इसके बाद फ्रांस में “प्रजातन्‍% राज्य” (]१९०४०]४०) स्थापित 
हुआ जिसमे वास्तवक अधिकार उन्हीं नेताश्रों के हाथ में रहा जिन्होंने 
इस “राज्यविप्लव” में मुड्य भाग लिया था। “प्रजातन्त्र राज्य” के अधि- 
कारियों ने अपनी स्थिति पुष्ट करने के लिए अपने विरोधियों के चुन-चुन- 
कर निहत करना शुरू किया और जिन लेगों के विषय में लेशमात्र भी 
यह सन्देह था कि वे राजपक्ष के समर्थक हैं उन सबके फॉँसी दे दी 
गई। फ्रांठ मे कई वर्ष तक इसी प्रकार भीषण हत्याकांड होते रहे और 
“स्वतन्त्रता” के नाम पर इतना रक्ततात हुआ कि नया शासन “भयं 
कर शासन” (७४0 ० ७७४००) के नाम से पुकारा जाने लगा। 

इंगलेंड के राजनीतिज्ञों की सम्मतियाँ--पदले इंगलेंड-निवा- 
सियो की “फ्रांस की राज्यक्रांति” के प्रति पूणं सहानभति थी। उन्होंने 
समझ था कि फ्रांसवाले भी इंगलेंड की माँत “नियमानमोदित शासन” 
((१009॥प॥0॥8) (४०४९४७४॥॥०७॥।) की स्थापना के लिए. आन्दोलन 
कर रहे हैं। हिग दल ने हृदय से “फ्रांस की राज्यक्रॉत” का स्वागत 
किया और उसके नेता फ्ॉक्स (०5) ने फ्रांस की घटनाओं की खूब 
प्रशंधा की । परन्तु धीरे-धीरे इँगलेंड-निवासियों के यह विदित होने 
लगा कि फ्रांस में स्वतन्त्रता के नाम पर रक्त की धारा बहाई जा रही है 
और बहुत से निरदेषि नागरिक नित्य स्वतन्त्रता देवी की भेंट चढ़ाये जाते 
हैं। इंगलैंड की “गौरव-पूर्ण राज्यक्रांति” (0]07008 रि0४०ए- 
४07) इससे बिलकुल अलग ढक्क की थो। उससे नियमानुमादित 
शासन को भी भली भाँति स्थापना दवा गई थी और उसमें रक्ततात का 


२२० इंगलेंड का इतिहास 


नाम भी न था। फ्रांस के हत्याकांडों का समाचार पाकर इंगलेंड के 
राजनी तिज्ञों की सम्मति बदलने लगी और वे फ्रांस के “राज्यांवप्लब के 
पक्तपातियों के “स्वतन्त्रता के समथक” के स्थान पर श्रत्याचारी, 
हत्यारे तथा देश की शान्ति के वैरी” समझने लगे। इसी समय बर्क 
(8707०) ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक “०॥३७९०४०॥३8 0०॥ ॥#॥6 
एफशाला रि०४०)प४०॥” प्रकाशित की, जिसमें उसने फ्रांस की 
राज्यक्रान्ति के देष भली भाँति दिखलाये | 

“फ्रांस की राज्यक्रान्त” का पिट की शासन-नीति पर 
प्रभाव--फ्रांस की राज्यक्रान्ति” के काल में पिठ के भी अपनी शासन- 
नीति बदलनी पड़ी | पहले उसका विचार था कि फ्रांस को घटनाओं का 
अन्य देशों पर कुछ प्रभाव न पड़ेगा | परन्तु जब उसने देखा कि फ्रांस 
के क्रान्तिकारी अन्य देशों में भी अपने विचार फेल्ाने का प्रयतज्ञ कर रहे 
हैं, तो उसे इँगलेंड के बचाने की फ़िक्र पड़ी। उसने अपनी उदार 
शासन-नीति छोड़ दी और सुधार आदि के प्रश्नों का कुछु काल के लिए 
नाम तक न लिया। “स्वतन्त्रता-नियम?? (६0883 ('0॥]008 ७४) 
स्थगित कर दिया गया और इंगलेड में राज्यविप्लब के सिद्धान्तों का 
प्रचार करनेवालों के बन्दीगह भेज दिया गया। बहुत-सी राजनीतिक 
मंडलियाँ तोड़ दो गइ | जिन विदेशियों के विषय में कुछ भी सन्देह 
हुआ, उन्हें इंगलेंड से निकाल दिया गया। इन सब बातों का यही 
आशय था कि कहीं राज्यविज्ञव के सिद्धान्त इंगलेंड में भी न फेल 
जायें, जिससे यहाँ भी फ्रांस के से हत्याकांड होने लगें । 

“४ फ्रांस की राज्यक्रान्ति का युद्ध” (१७९३-१८०२)--फ्रांस 
के नये प्रजातन्त्र राज्य ने यह घेषणा कर दी कि जा देश राजक्रीय शासन 
हटाकर स्वतन्त्रता स्थापित करने का प्रयत्ञ करेंगे, उन्हें पूर्ण सहायता 
दी जायगी | इस घेषणा से यारप के समस्त राज्यों में बड़ी हलचल 
मची | परन्तु तिट अभी अपनी “शान्तिप्रिय नौति” पर दृढ़ रहा थोड़े 
ही दिनों में फ्रांसीसियों ने बेलजियम पर अपना अधिकार जमा लिया 


जॉज तृतीय तथा छोटा पिट २२१ 


ओर इस प्रकार अपने देश की सीमा राइन नदी के मुहाने तक बढ़ा ली। 
इससे इंगलेंड की स्थिति को बड़ा भय था; परन्तु पिट अब भी युद्ध के 
भगड़े से बचना ही चाहता था| इसी समय फ्रांस ने स्वयं इंगलेंड के 
विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी; ओर इसलिए, पिट के। युद्ध करना हौ 
पड़ा । इस प्रकार एक भयदड्डूर युद्ध आरम्म हुआ जो “फ्रांस की राज्य- 
क्रान्ति का युद्ध? (एफशाला (0४०!प.॥०8॥;ए फै७/) कहलाता हे । 

“प्रथम संध की विफल्नता”-पिट ने फ्रांत के विरुद्ध युद्ध करने 
के लिए हांलेंड, आस्ट्रिया, प्रशा तथा स्पेन का “संघ” ((00॥॥४०४) 
बनाया । परन्तु इतने राज्य कभी मिलकर काय न कर सकते थे। आपस 
की फूट तथा फ्रासीसियों की विजय के कारण यह “सर” थोड़े ही 
दिनों में टूठ गया और फ्रास का मुकाबला करने के लिए इँगलेंड 
बिलकुल अकेला रह गया | 

नेपोलियन की उन्नति--इती समय फ्रांस का प्रप्तिद्ध जेनरल 
नेपोलियन बेनापाट (९७[00]60॥ 3079]8740) बहुत महत्तत-पूर्ण 
विजय प्राप्त, कर रहा था। वह सेना के एक छोटे पद से बढ़कर अपनी 
योग्यता के कारण बराबर उन्नति करता गया। धीरे-घीरे उसका यश 
इतना फेल गया कि वह फ्रांस के 'प्रजातन्त्र राज्य” का सवश्रेष्ठ सैनिक 
अफ़सर माना जाने लगा। जेनरल नेपेलियन फ्रास जले भारी सेना लेकर 
रवाना हुआ और सबसे पहले उसने आा्ट्रियावालों के निकालकर 
इटली ([8|9) पर अपना अधिकार जमाया। इसके बाद रूमतागर 
में माल्या (१[8॥७) के विजय करता हुआ वह मिस्र देश (]8/ए७४) 
में पहुँचा ओर शीघ्र ही [मस्त के भी जीतकर वहाँ उसने श्रपना अधिकार 
जमा लिया | इसके बाद नेपोलियन का यह इरादा था कि आगे बढ़कर 
एशिया माइनर, फ़ारस, अफ़ग़्ानस्तान, भारतवष आदि जीतकर समस्त 
पूर्वीय देशों में फ्रांस के प्रजातत्र राज्य का आधिपत्य स्थापित किया जाय। 

नाइल का युद्ध (१७९८)--इस समय ब्रिटेन की स्थिति बड़ी 
नाज़क थी; परन्तु प्रसद्ध जहाज़ो अ्फ़तर नेल्सन (46 


५२२ इगलेंड का इतिहास 


७४०॥) की योग्यता ने ब्रिटिश जाति का संकट से बचा लिया। 
नेपोलियन के मिस्र देश जीत लेने का समाचार पाते ही नेल्सन एक 
श्रंगरेज़ी जहाज़ी बेड़ा 
लेकर रवाना हुआ; और 
मित्र पहुँचकर नाइल 
(५१०) नदी के मुहाने 
पर उसने जल-युद्ध में 
फ्रांसीसियों के! पूर्णतया 
परास्त किया। नेल्सन 
की इस विजय से मिस्र 
में फ्रांसीसियों की शक्ति 
के बड़ा धक्का पहुँचा 
ओर उनके समस्त पूर्व 
के जीतने के मन्यूबे टूट 
के हि 2 क्‍ गये। हृूम सागर में 
नैल्सन अँंगरेज़ों की शक्ति 
प्रधान हे गई और नेपोलियन आगे बढ़ने का इरादा छोड़कर फ्रांस 
लौट गया। 
फ्रांस के विरुद्ध “द्वितीय संघ”--फ्रांस लौटने पर नेपोलियन 
वहाँ के प्रजातन्त्र राज्य का “संरक्षक? (ए(7७४6 (00॥8४)) नियत हुआ 
श्रौर इस समय से फ्रांस के शासन का वास्तविक संचालन उसी के हाथ 
में आ गया। फ्रांत का मुक़ाबला करने के लिए हँगलैंड ने दूसरी बार 
कई राज्यों का “संघ्र” बनाया; परन्तु “प्रथम संघ” की भाँति यह 
“द्वितीय संघ (४९९८०॥० (009|600॥) भी शीघ्र ही टूट गया और 
इंगलेंड फिर अकेला रह गया | उसी समय नेल्सन ने डेन्माक देश में 
केपेन्देगेन ((0.९॥॥820०॥) के जलयुद्ध' में भारी विजय प्राप्त की. 
श्रौर इस कारण इंगलेंड पर केई आपत्ति न आ सकी | 


न्न्ाः 


॥. क्रय तल ग्फकलताातब्राउसरायाताक द्ाभकायमाात.. ला. मक्नकाका माबता |... ॥ बा. ॥ ग्राद्ा 
नै 





जॉज तृतीय तथा छोटा पिट २२३ 


एमीन्स की सन्धि १८०२--फ्रांस तथा इंग्लैंड दोनें युद्ध 
करते करते थक गये थे; इसलिए, सन्‌ १८०२ में एमीन्स की सन्धि 
(7९४०० 0 #॥॥0॥8) की गई। इसभ कोई विशेष बात तय नहीं 
हुई | दोनों देश जानते थे कि इस संधि के अधिक काल तक ठहरने की 
सम्भावना नहीं है। इस संधि का समाचार इंगलैंड पहुँचने पर शेरीडन 
(8॥07४097) ने कहा था--“इस संधि से दोमों ओरवाले प्रसन्न हैं 
क्योंकि कुछ काल के लिए युद्ध रुक गया, परन्तु किसी के लिए अ्रभि- 
मान करने का अवसर नहीं है ।” पाठक पढ़ेंगे कि एमीन्स की संधि के 
थोड़े ही दिनों बाद दँगलैंड और फ्रांस में फिर भयंक्र युद्ध छिड़ गया । 


(२) छोटा पिद तथा आयरलेड से संयोग 


आयरलेंड की दशा--“फ्रांस की राज्यक्रान्ति के युद्ध” के श्रति- 
रिक्त पिट के शासनकाल में दूसरी बड़ी घटना यह हुई कि आयरलेंड 
भी इँगलेंड तथा स्काटलेैंड के संयुक्त राज्यों में सम्मिलित हा गया | 
आयरलेंड के (निवासियों के इस समय बहुत-सी असुविधायें थीं। 
हेनरी सप्तम के राजत्वकाल के “पायनिंग्स नियम? (?0एपां॥2?8 
40०) के अनुसार इंगलेंड की पाल्लिमेंट की स्वीकृति के बिना आयर-.' 
लैंड की पालिमेंट कोई नियम न बना सकती थी। इस प्रकार अपनी 
पृथक पालिमेंद होने पर भी आयरलेंड का शासन वास्तव में पू्ंतया 
इंगलेंड हो के हाथ में था। इंगलेंडबाले आयरलेंड की केथालिक 
जनता से घृणा करते ये और उसे दबाने के लिए बहुत-से श्रनुचित 
नियम बने हुए, थे । कैथोज्षिक लोग भूमिपति नहीं हो सकते थे और 
उनके पालिमेंट में तथा सरकारी पदों पर स्थान न मिल सकता था | 
आयरलेंडवालों के बहुत-सी व्यापारिक असुविधायें भी थीं और वहाँ 
के किसानों के पेट भर श्रन्न मिलना भी दुलभ था। 

प्रेटन तथा आयरलेड की पालिमेंट की स्व॒तन्त्रता-...“झ्रमेरिकन 
स्वतन्त्रता के युद्ध” के काल में आयरलेंडबालों ने भी प्रेदन (7॥/80) 


२२४ इंगलेंड का इतिहास 


के नेतृत्व में अपनी स्वतन्त्रता के लिए आन्दोलन करना शुरू किया। 
इंगलेंड की सरकार के इस समय यह भय था कि कहीं आयरलैंड- 
वाले अन्य राज्यों से मिलकर विद्रोह न ठान दें । इसलिए “पायनिग्स 
नियम”? हटाकर आयरलेंड की पालिमेंद के स्वतन्त्रतापूषंक नियम 
बनाने की आशा दे दी गई। परन्तु आयरलेंड की कैथोलिक जनता 
केवल इतने से कभीस्ंतुश नहो सकती थी। केथालिकों के तो 
पालिमेंट में स्थान पाने की भी मनाही थी; इसलिए आयरलैंड की 
पालिमेंट की स्वतन्त्रता से उनके कुछ भी लाभ न हुआ | 

युनाइटेड आइरिशमैन तथा सन्‌ १७९८ का विद्रोह--“फ्रांस 
की राज्यक्रान्त? का समाचार पाकर आयरलेंडवालों का भी उत्साह 
बढ़ा। वृल्फ़ टोन (०।७ ]070) के नेतृत्व में प्रोटेश्टट तथा कैथो- 
लिक दोनों धामिक दलों ने मिलकर यूनाइटेड आइरिशमैन ((760 
।एशा ९॥) नामक एक संस्था स्थापित कौो। इस संस्था का यही 
उद्देश्य था कि आयरलैंड के स्वतन्त्र बनाने के लिए पूर्ण दृढ़ता से 
आन्दोलन किया जाय। सन्‌ १७९८ में फ्रांतीतियाों की सहायता के 
भरोसे आयरलेंडवालों ने विद्रोह ठान दिया; परन्तु वह विद्रोह शीघ्र 
ही शान्त कर दिया गया; ओर विद्रोहियों का दल विनेगर हिल 
(एग029/" !॥))) के युद्ध में बुरी तरह परास्त हुआ । 

पिट तथा आयरलेंड से संयोग (१८००)--ऐसी अवस्था में पिट 
ने समक लिया कि आयरलेंड में शान्ति स्थापित करने का एक-मात्र 
उपाय यही हो सकता हे कि आ्रायरलेंड के भी इँगलेंड तथा स्कॉटलेंड 
के संयुक्त-राज्य में मला लिया जाय। आयरलेंडवालों ने इस प्रस्ताव का 
विरोध किया; परन्तु जब पिट ने यह वचन दिया कि आयरलेंड के कैथो- 
लिकों को सब प्रकार की सुविधाये' दे दी जायेगी, तब आयरलेंड को 
पालिमेंट ने “संयुक्त-राज्य का प्रस्ताव”? (0०६ 0+ [70॥) स्वीकार कर 
लिया । उसके अनुसार इंगलेंड, स्कॉटलेंड तथा आयरलैंड एक संयुक्त- 
राज्य में सम्मालित हो गये और तीनों देशों की एक ही पालिमेंट हो गई, 


जॉर्ज तृतीय तथा छोटा पिट २२५ 


जिसमें आयरलेंड से चार बढ़े पादरी तथा २८ सदस्य लाड-सभा के 
लिए और १०० प्रतिनिधि लोक समा के लिए बुलाना निश्चित हुआ | 

कैथालिकों के उद्धार का प्रश्न तथा पिट का त्यागपन्र--अ्रत्र 
पिट ने अपने वचन के अनुतार आयरलैंड के कैथोलिकों का सुविधाये 
देने का प्रस्ताव उपस्थित किया | परन्तु जॉज तृतीय ने उसे स्वीकार न 
किया । राजा का कहना था कि मैंने राज्यामिषेक के समय प्रोटेस्टेंट चर्च 
की रक्षा करने की शपथ खाई है ओर इत प्रस्ताव के मानने से मेरी वह 
शपथ टूट जाथगी । इस पर पिट ने तुरन्त त्यागपत्र दे दिया और इस 
प्रकार आयरलेंड के सतु६ करने का प्रस्ताव अधूरा रह गया । आयर- 
लेंड में अ्रधकाश केथोलिको ही की त्रस्ती है, इस कारण कैथालिकों के 
स॒ुविधाये मिले त्रिना आयरलंइ में कभी शान्ति स्थापित न हो सकती 
थी। “स्कॉटलेंड का सयोग?” सफल हुआ्ना था, परन्तु 'आयरलेंड के 
संयेग” से देशवासी सनुष्ट न हा सके; और इस कारण आयरलंड का 
राजनीतिक आन्दोलन बराबर जारो रहा | 

पिट का [द्वतीय मन्त्रमंडव॒ तथा पिट की मसृत्यु--पिठ ने 
एमीन्स की सन्धि के एक वर्ष पहले अयने पद से त्यागपत्र दे दिया था | 
परन्तु जैता कि आगे चलकर बतलाथा जायगा, फ्रास और इँगलेड में 
थोड़े ही दिन बाद फिर भयकर युद्ध आरम्भ हो गया; और इसलिए, जॉज 
तृतीय के पिट जैसे योग्य राजनीतिश की फिर आवश्यकता पड़ी । सन्‌ 
श्यय०४ में पिट दूसरी बार प्रधान मन्त्री हुआ; परन्तु इस समय उसकी 
वृद्धावस्था थी और उसका स्वास्थ्य भी ठांक न था। उसके “प्वितीय 
मन्त्रिमंडल” के काल में इँगलेंड ने ट्राफ़लगर ("५५७2०") को 
प्रसिद्ध विजय प्राप्त की; परन्तु इसके थोड़े ही दिनों बाद जनवरी सन्‌ 
१८०६ में यह प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ परलाक सिधारा। 

पिट को नीति की समालोचना--पिट बहुत-से सुधार करना 
चाहता था: परन्तु “फ्रांस की राज्यक्रान्त” के कारण उसके अपनी 
शासन-नीति बदलनी पड़ी थी। “'“बुद्ध-नचिब” (फज्ञत्ना' ॥(पता४६९)) 


२२६ इंगलेंड का इतिहास 


के काय में बह अपने पिता की माँति योग्य न था। बड़े पिठ की नीति 
सप्तवा्िंक युद्ध में पूणंतया सफल रही थी; परन्तु छेटे पिट के फ्रांस के 
विरुद्ध बनाये हुए. “संघ” शीघ्र ह्वी दूट जाते थे | पिठ “फ्रांस की राज्य- 
क्रान्ति? मली माँति न समक सका; ओर युद्ध के संचालन के लिए, भी 
वह योग्य अफ़सर नियुक्त न कर सका | परन्तु फिर भी यह मानना 
पड़ेगा कि यह पिट ही क्ली योग्यता का परिणाम था कि ऐसे बेकट 
समय में भी इंगलड पर केाई आपत्ति न आई; ओर “ फ्रांस की राज- 
क्रान्ति? के काल में, जब कि योारप के श्रन्य राज्यों में हलचल मची हुई 
थी, हँगलेंड में शान्ति बनी रही । रहा आयरलैंड का प्रश्न, से उसके 
विषय में पिट की नीति बहुत उदार थी | ओर यदि उसका केथोलिकों 
का सुविधायें देने का प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया जाता, तो आयरलैंड 
की जदिल समस्या भी हइल हो जाती | 


मुख्य-मुख्य तिथियाँ 


सन्‌ १७८२--आयरलेंड की पालिमेंट की स्वतन्त्रता । 
3 १७८३-छेटे पिट के मन्सत्रित्व का प्रारम्भ |. 
9» २७८९--“फ्रांस की राज्यक्राति” का प्रारम्भ । 
॥ १९७९ १--' फ्रांस की शज्यक्राति के युद्ध?” का प्रारम्भ | 
» २७६८--नेल्सन की नाइल की विजय | 
» १८००--इँगलेंड और आयरलेंड का संयेग | 
$ रै८०१--नेल्सन की केपेन्हेगेन की विजय | 

9 “पिंट का पद-त्याग | 

» १८०२--एमीन्स को सन्धि । 

» रैप्प०४-श८८०६--पिट का दितीय मन्त्रि-मंडल | 

9 *१८०६--पिंठ को मृत्यु । 


| 


चोथा परिच्छेद 


जॉज तृतीय तथा नेपोलियन से युद्ध 


नेपोलियन के विरुद्ध युद्ध (१८०३-१८१५)--एमीन्स की सन्धि 
अधिक काल तक स्थायी न रही | फ्रांस के प्रजातन्त्र राज्य का सरक्षक 
(7४ (0णाआ।) नेपेलियन बराबर अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। 
सन्धि के होते हुए भी उसने योरप के कई राज्यों पर अधिकार जमाने 
का प्रयत्न किया | इंगलेंड ने सन्धि के समय माल्या (४४४)॥७) ख़ाली 
करना स्वीकृत कर लिया था; परन्तु नेपोलियन को बढ़ती हुई शक्ति से 
समस्त यारप के मय था, इसलिए इँगलेंड के लिए. रूमसागर में एक 
स्थान अ।ने अधिकार में रखना आवश्यक हे! गया । ऐसी श्रवस्था में 
इंगलैंड ने माल्ठा ख़ाली करने से इनकार कर दिया | इस प्रश्न पर 
इईंगलैंड और फ्रांस में फिर भयंकर युद्ध छिड़ गया। 

इंगलेड पर आक्रमण का निष्फल्न प्रयत्न--नेपेलियन ने स्पेन 
का श्रपगी ओर मिला लिया और फ्रांस तथा स्पेन के जहाज़ी बेड़ों के 
मिलाकर इँगलेंड पर आक्रमण करने का प्रयत्ञ किया। श्रेंगरेज़ों के 
घेखा देने के झाशय से यह संयुक्त बेड़ा पहले पश्चिमी द्वीप-समूह की 
ओर चला; श्रौर यह प्रबन्ध किया गया कि जब अँगरेज़ी बेड़ा उसका 
पीछा करने के लिए. इंगलिश चैनेल से रवाना दे जाय, उस समय 
तुरम्त लौटकर इंगलेंड के ख़ाली तट पर आक्रमण कर दिया जाय । 
अँगरेज़ पहले घाखे में आ गये; परन्तु उन्हें शीघ ही नेपेलियन की 
चालाकी का पता लग गया; इस कारण उसका इंगलेंड पर आक्रमण 
करने कः प्रयल सफल न है। सका | 

ट्राफलगर की विजय तथा नेल्सन की मृत्यु (१८०५)-- 
अगले वष अँगरेज़ी जहाज़ी अफसर नेल्सन (॥०॥॥7&) ०४०7) 

२२७ 


श्र्‌८ इंगलैंड का इतिहास 


ने फ्रांस और स्पेन के संयुक्त बेड़े के स्पेन ही के तट पर ट्राफ़लगर 
(ए7७/8।228/') के युद्ध में बुरी तरह से परास्त किया । युद्ध आरम्म 


*क 4४०० [पक 


$८/9० सास #िछ्छीत 


$067703302/06 के 
कै 88७ 
क्क्रना 8/072 हम 0562 


डड॥ /क्ाल00670487 7:58 0 व अक्ष्स्‍#/त 











शुडताकिषता2 6 प् 
(८घश्चञ&0 ४६ 4१ १३४४ 


रू 
ै ५ राए 4##00९90/0 के यु 
» $00$ $ 
३८३: न है 


धर्दएव/६40। 






है. 


(0/74470७७॥९ 
नयधा808 68: राप8. #90क0 7 





04 
मैंद्एर[क्त 80807 
603७५ 


हार ०॑ 
22002. «००००-१० नल ००० 758.,0:87/8 


गे  गप्रषाए़क 66 0३07788 
5355 0९४०००५ 7805 ढेली सक्बत 46:7४7०2४१० कर हततम- स्कबचिक (६2 


ट्राफलगर का युद्ध 
हैने के समय नेल्सन ने अपने सैनिकों के भंडी-द्वारा यह समाचार 
मेजा--“मुझे आशा है कि प्रत्येक व्यक्ति इंगलेंड के प्रति अपने कतव्य 
का पालन करेगा।” ओर बड़े जोश से यह भी कहा--““आज सायंकाल 
के समय तक में या तो लाड-सभा में या वेस्टमिन्स्टर के कृत्रस्तान में 
स्थान पाने का अधिकारी हा जाऊंगा !” युद्ध में नेल्सन मारा गया; 
परन्तु मृत्यु से कुछ ही समय पहले उसके यह समाचार मिल चुका था 
कि अ्रंगरेज़ों की पूर्ण विजय हुई है | इंगलेंड के प्रसिद्ध जहाज़ी श्रफ्सरों 
में नेल्सन का स्थान सबसे ऊँचा है और उसकी महत्त्व-पू्ण विजयों की 
यादगार में ब्रिटेन में कई स्थानों पर स्मारक चिह्न बने हुए हैं। पिछले 
युद्ध में उसकी नाइल तथा केपेन्हरेगन की विजयो ने इंगलेंड के। संकट 
से बचाया था। अब उसकी ट्राफूलगर की विजय से अँगरेज़ी जहाज़ी बेड़े 


जॉज तृतीय तथा नेपोलियन से युद्ध २२९ 


की इतनी घधाक जम गई कि इसके बाद नेपोलियन ने फिर कभी इँगलैंड 
का जलयुद्ध में मुक़ाबला करने का साइस न किया | 

नेपोलियन की उन्नति का पूण रूप--परन्तु स्थल-युद्धों में 
नेपोलियन खूब विजयी हो रहा था। उसकी विजयों के कारण मांस के 
निवासी उसे देवता की भाँति पूजने लगे थे और उन्हीं की सम्मति से 
यह निश्चित कर दिया गया था कि नेपोलियन अपने “फ्र च प्रजातन्त्र 
राज्य” के “संरक्षक? (५७७६ (00780) के पद पर जीवन-काल तक 
आरूढ़ रहेगा । जनता की इस भक्ति का लाभ उठाकर थेड़े द्वी दिन 
पीछे नेपोलियन ने अपने के “फ्रांस का सम्राद” (स्रा।ए0९707 0 
06 7५७॥0॥) उद्वेषित कर दिया और इस प्रकार फ्रांस का प्रजातन्त्र 
राज्य अब नेपेलियन के 
साम्राज्य ((२७७०९०॥० 
[07076) के रूप में परिणत 
हो गया | 


इस समय सम्राट नेपो- 
लियन “(विश्वविजयी” होने 
के मन्सूबे बाँध रहा था; 
और कुछ काल तक योरप 
के समस्त राज्य उसके नाम 
से थराने लगे थे। उसने 
आस्ट्रिया के आस्टरलिज़ 
(५ 086/॥2), प्रशा के 
येना (त७78) और रूस 
के फ्रेडलेंड (ए-ं०१- नेपोलियन... 
|७॥0) के युद्धों में परास्त किया था। इन विजये के बाद नेपेलियन 
की शक्ति ने अपना पूर्ण रूप धारण किया और दॉलेंड, इटली, पोलैंड 





२३० इंगलेंड का इतिहास 


तथा जम्नी की बहुत-सी रियासतें उसके अधीन हो गई थीं। केबल 
इंगलेंड ही उसकी शक्ति का बराबर मुक़ाबला करता रहा । 


इंगलेड के व्यापार पर विफल आधात (९४७०९०ा॥१७ 
(४07॥7067(8) 8ए8॥0॥)--हँ गरलेंड पर श्राक्रमण के प्रयल की 
विफलता के बाद नेपोलियन ने श्रंगरेज़ों का व्यापार नष्ट करना चाहा। 
बह अ्गरेज़ों के “दुकानदारों की जाति? (४४०7 0० 800[75९९॥- 
6"8) कहा करता था। उसने सोचा था कि श्रेंगरेज़ों का व्यापार नष्ट 
होने से उनको समस्त शक्ति नष्ट हो जायगी । जितने राज्यों पर उसका 
दबाव था, उन सबको उसने बाध्य किया कि वे अ्रगरेज़ों से किसी प्रकार 
का व्यापारिक सम्बन्ध न रखें ओर अपने देश में श्रंगरेज़ी माल न आने 
दें। इसके जवाब में इंगलंड ने भी यह घाषणा कर दी कि जो जहाज़ 
बिना किसी शअ्रंगरेज़ी बन्दरगाह पर ठहरे योरप में व्यापार करगे, वे सत्र 
पकड़कर नष्ट कर दिये जायेंगे। परन्तु नेपोलियन का अंगरेज़ों के व्यापार 
के आधात पहुँचाने का प्रयक्ष सफल न हो सका | प्रतिदिन के काम की 
बहुत-सी वस्तुएं जैसे चाय श्रौर चीनी, अ्रंगरेज़ी उपनिवेशों के अतिरिक्त 
और कहीं से मिल ही न सकती थीं। इन वस्तुश्रों की दर बढ़ने लगी; 
श्रतः स्वयं नेपोलियन के मित्रों ने भी उसकी श्राशा की परवाह न करके 
इंगलेंड के साथ गुप्त रूप से व्यापारिक सम्बन्ध जारी रखा | 


“ग्रायद्वीप का युद्धशं (१० एशाग्रप्रोौद्षा। ऐ०/)#-- 
पुतंगाल ने नेपोलियन की इँगलेंड से व्यापारिक सम्बन्ध तोड़ देने की 
झाशा नहीं मानी थी; इसलिए, उसने सेना भेजकर पुतगाल पर अपना 
झधिकार जमा लिया | कुछु समय बाद नेपोलियन के स्पेन पर भी अपना 
झधिकार जमा लेने का श्रवसर मिल गया । स्पेन के राजा चाल्स चतुर्थ 





# इसका यह नाम इसलिए पड़ा कि यह युद्ध “आइबेरियन प्राय- 
द्वीप? ([ए0ंक्रा ?0शां।भ।|9) में हुआ था, जो पुतंगाल तथा 
स्पेन के दो राज्यों में विभक्त दे। 


जाँज तृतीय तथा नेपेलियन से युद्ध २३१ 


और उसके लड़के में कगड़ा चल रहा था | दोनों ने नेपोलियन से सहायता 
माँगी | नेपोलियन ने यह निश्चय किया कि शासन-काय के लिए. दोनों 
अयेग्य हैं; ओर उसने अपने भाई जोसफ़ (08९9॥) के स्पेन का 
राजा बनाकर भेज दिया । स्पेनवाले एक विदेशी राजा के अ्रधीन 
रहना कभी पसन्द न कर सकते थे; अतः उन्होंने तुसन्त जोसफ़ के 
विरुद्ध विद्रोह ढान दिया । है 

स्पेनिश जाति के विद्रोह में इंगलेंड ने पूर्ण सहायता दी; और शीघ्र 
ही सर आथर वेलेज़ली (8॥ &५ाए/। ए०॥०७।०१) के नेतृत्व में 
एक अँंगरेज़ी सेना आराइबेरियन प्रायद्वीप के भेजी गई। आ्राथर का भाई 
माक्वित वेलेज़ली (७74०७ शी ०।|७७।०४) भारतवर्ष का गवनर- 
जनरल रद्द चुका था ओर स्वयं आश्थर ने मराढों के युद्ध में खूब यश 
प्राप्त किया था । आथर ने आते ही फ्रासीसियों के पुतगाल से निकाल 
बाहर किया ओर स्पेन पहुँचकर उन्हें ठेलेवेरा (]'७|8ए०॥७) के युद्ध में 
परास्त किया | यह समाचार पाकर नेपोलियन ने एक बहुत बड़ी सेना 
स्पेन के भेजी 4 आथर ने यह सेचकर कि मेरी सेना थोड़ी हे, अपने 
बचाव का प्रबन्ध किया | उसने समुद्र के निकट तीन पुश्ते (]007:0४ 
०१७७७) बनाये जिनकी आड़ में उसकी सेना सुरक्षित रह सके; 
और यदि श्रावश्यक्रता हो तो समुद्र की राह से इंगलेंड लोट श्राने 
का भी सुभीता रहे । परन्तु इसकी आवश्यकता न पड़ी और नेपोलियन 
की भेजी हुईं सेना स्पेन के उजाड़ खेतों में खाने तक का सहद्दाया न 
पाकर शीघ्र ह्वी फ्रांस लोट गई । 

अब आथंर ने आगे बढ़ना शुरू किया और सेलेमेन्का (88|&- 
79709) के युद्ध में फ्रांसीसियों के परास्त करके बड़े समारोह से 
स्पेन की राजधानी मेड्रिड (१७०१०) में उसने प्रवेश किया। जोसफ़ 
निराश हकर राजधानी से भाग निकला और अरँगरेज़ों के! पू्णं सफलता 
हुई | इसके बाद शअआशर्थर ने विटोरिया (५१६०७) की प्रसिद्ध विजय 
प्राप्त की, जिसके परिणाम-स्वरूप सब फ्रांसीसी सेनायें स्पेन छोड़कर भाग 


श्३२ इंगलेंड का इतिहास 


निकलीं | “प्रायद्वीप के युद्ध”? में आथर ने बड़ा नाम पाया और वह 

ड्यूक श्राफ्‌ वेलिंग्टन ([)0|:6 ०! १४०।॥॥६४०॥) बना दिया गया। 
नेपोलियन का पतन--रूस ने भी कुछ समय बाद नेपो.लयन की, 

इंगलेंड से व्यापारिक सम्बन्ध तोड़ देने की, आशा मानना बन्द कर 





ड्य]क आफ वेलिंग्टन 


दिया । इसालए सन्‌ १८१२ 
में नेपोलियन ने रूस पर 
आक्रमण किया । वह मास्केा 
()(08009४) तक पहुँच 
गया; परन्तु उसके आने पर 
रूसियों ने स्वयं नगर में आग 
लगा दी। नेपेलियन केा 
लोटना पड़ा; परन्तु इस समय 
शीत ऋतु आरम्म हो गई 
थी; इस कारण उसकी बहुत- 
सी सेना रूस जैसे ढडे देश 
में बफ़ से तबाह हो गई। 


नेपोलयन क्री इत विपतत्त से उसके वेरियों का उत्साह बढ़ गया; 
और आस्ट्रिया, प्रशा तथा रूस ने मिलकर उसे लीपज़िग ([॥6४४2) 
के युद्ध में बुरी तरह परास्त किया | इसके बाद उन्होंने उसको राजधानी 
पेरिस पर आक्रमण कर दिया | नेपोलियन के अपने राजसिहासन से 
त्यागपत्र देने पर बाध्य किया गया और उसे एल्ब्रा ([8|08) दीप में 
जाकर शरण लेनी पड़ी । फ्रांस के भृतपू्व राजा लुई सेलह वे के भाई 
वे। “लुई अठारहवे” के नाम से फ्रांस का राजा बनाथा गया; और यह 
निश्चित हुआ कि वियना नगर में सब राज्यों के प्रतिनाध सम्मिलित 
द्वेकर योरप के समस्त राजनीतिक प्रश्नों का निणय करेंगे। 

“शत दिवस” (]॥० 7१7०१ 709ए8)--फ्रांस का नया 
राजा लुई अठारदहवाँ देरा में सबाप्रयथ न हां सका और योरपीय 


जॉज तृतीय तथा नेपोलियन से युद्ध २३३ 


राजनीतिक प्रश्नों के निणय के सम्बन्ध में भी बहुत-से झगड़े होने लगे । 
नेपोलियन ने इस अवसर से लाभ उठाया और वह एल्बा द्वीप से भाग- 
कर फिर फ्रांत आ पहुँचा । उसके नाम में इतना जादू था कि उसके 
आते ही लुई अठारहवाँ भाग निकला औ्रौर नेयोलियन फिर फ्रांस का 
सम्राद्‌ हो गया। इस बार वह कुल सो दिन राज-सिंदासन पर रह 
सका; इस कारण उसके दूसरे शासन का काल इतिहास में “शत 
दिवस” ("७ प्रि्वा0790 ॥)978) के नाम से प्रसिद्ध है । 

नेपालियन ने घेषणा की कि अब में शान्तिप्रिय नीति का अ्रनुसरण 
करूँगा; परन्तु यारप के राज्यों को उसकी इस बात का विश्वास न हे 
सकता था । प्रशा ने ब्लेचर (|7०॥७०) को और इंगलेंड ने “प्राय- 
द्वीप के युद्ध” के प्रसिद्ध योद्धा डयूक आफ़ वेलिग्टन (0066 ० 
ए७०॥॥॥४४०४) को नेगोलियन के विरुद्ध युद्ध करने के भेज दिया । 
समस्त येरपीय राज्य इस बात पर तुले हुए थे कि नेगरोलियन को, 
जिसकी “(विश्वविजय” की नीति ने अन्य राज्यों के भयभीत कर 
रखा था, यारप से निकाल कर दम लेंगे। 

वाटरलू का युद्ध (१८१५)--नेपोलियन ने वेलिंग्टन की सेना 
पर, जो वाटरलू (५४४४४७/॥००) के मैदान में थी, आक्रमण किया । 
इस प्रकार यारपरीय इतिहास के सबसे प्रसिद्ध युद्ध का 'प्रारम्भ हुआ । 
नेपोलियन ने ऐसा प्रबन्ध किया था कि ब्लेचर की सेना वाटरलू तक 
न पहुँच सके । परन्तु जिस अफ़सर के उसने इस प्रबन्ध का भार सौंपा 
था, वह ब्लेचर के न रोक सका | जिस सभय वाटरलू के रण क्षेत्र में 
घमासान युद्ध हो रहा था, उस समय ब्लेचर की सेना वेलिंग्टन से आ 
मिली; और दोनों ने मिलकर नेपोलियन के पूर्णतया परास्त किया । 

नेपोलियन के दूसरी बार राजसिंहासन से त्यागपत्र देने के बाध्य 
किया, गया । इस बार उसे क़ेद करके सेट देलेना (3५. प्००॥७) 
मेज दिया गया। सेंट हेलेना में इंगलेंड की सरकार ने नेपोलियन के 
साथ अच्छा व्यवद्दार न किया, और उसके अपमान से पीड़ित 


२३४ इंगलेंड का इतिहास 


दोकर छुः वर्ष बाद सन्‌ १८२२ में यह प्रसिद्ध योद्धा परलोक 
सिधारा। 

वीयना की कांग्रेस (0॥० एआह्वा'ट88 ० एं0७॥78)-- नेपो- 
लियन के पतन के पश्चात्‌ यारपीय राज्यों के प्रतिभिधियों ने वीयना 


खिर.एंटम्गए 


है) 
५ ९७४" 8 


छणप्जध्फ छा+84 
१ ++ मय न्प्ट 26) 





वाटरलू का युद्ध (सन्‌ १८१५) 
नगर में सम्मिलित द्वोकर समस्त राज्यों की सीमा के निर्णय का काय॑ 
पुनः आरम्भ किया । फ्रांस की राज्यक्रान्ति तथा नेपोलियन के राजत्वकाल 
से पहले येरपीय राज्यों की जो सीमा थी, अधिकतर वही सीमा फिर कर 
दी गईं। अठारहवे लुई# के फ्रांस का राजसिहासन दिया गया | परन्तु 


# यह फ्रांस के भूतपूर्व सम्राट लूई सेलहव का भाई था। हम 
बतला चुके हैं कि लुई सेालहवाँ “फ्रांत की राज्यक्रान्ति” के समय 
मार डाला गया था| अब लगभग पचीस वर्ष बाद उसके कुटुम्ब के 
फिर राजसिंहासन मिल गया। 


जॉज तृतीय तथा नेपोलियन से युद्ध २३५, 


जो भाग नेपोलियन ने जीतकर फ्रांस के राज्य में मिला लिये थे, वे सब 
वापस कर दिये गये | समस्त नीदरलँड में एक राज्य स्थापित कर दिया 
गया और आरंज रियासत के राजकुमार के उसका राजा बनाया गया। 
इटली के राज्य वहाँ के भृतपूव राजाश्रों के वापल मिल गये; और स्पेन में 
चाल्स चतुथथ, जिसके हटाकर नेतोलियन ने अपने भाई जोसफ़ को राज्य 
दे दिया था, फिर राजा बना दिया गया। आस्ट्रिया को इटली में, प्रशा 
के जम॑नी में श्रोर रूस के पोलेंड में कुछ भाग दे दिये गये। 

अब रहा इंगलेंड, से उसका माल्ठा (॥७॥७), मॉरीशस 
(0(७प४४प७) तथा केप आफ़ गुडह्दोप ((७06 ० 00०00 प्र09०) 
मिल्ले | माल्टा मिल जाने से इंगलेंड का रूम सागर प* अधिकार हो 
गया और के५ आफ़ गुडह्दोप के इंगलैंड के हाथ में आने से वतमान 
“संयुक्त दक्षिण| अफ़िका? का प्राए्म्म समझना चाहिए। 

नेपोलियन के पतन में इंगलेंड की सहायता--नेपोलियन के 
विरुद्ध, जिसके नाम से समस्त येरप थर्राता था, युद्ध करने का भार अधि- 
कतर इंगलेंड ही न्‍ने उठाया | इंगलेंड ने कई बार फ्रांस के विरुद्ध यारपीय 
राज्यां के “संघ? बनाये; परन्तु नेपालियन की स्थल-युद्धों की विजयों के 
कारण वे “संघ” शीघ्र ही टूट जाते थे ओर फ्रास का मुक़ाबला करने के 
लिए. इंगलड अ्रकेला रह जाता था | इंगलड ही की 'नाइल? की विजय 
के कारण नेपोलियन के समस्त पूर्वीय देशों के जीतने के मनसूबे पूरे न 
हो सके; और ट्राफ़लगर की विजय के बाद तो नेपोलियन ने फिर कभी 
इंगलैंट के विरुद्ध जल-युद्ध करने का साहस ही न किया । इंगलेंड ही 
की सहायता के कारण “श्रायद्वीप के युद्ध” में फ्रांसीसियां के सब प्रयत्ष 
विफल रहे; और अन्त में नेपोलियन के भाई जेसफ़ के स्पेन का राज- 
सिंहासन छोड़कर भागना पड़ा । वाटरलू के युद्ध में, जिसके परिणाम- 
स्वरूप नेपोलियन का अन्तिम पतन हुआ, इंगलेंड के ही प्रसिद्ध योद्धा 
बेलिंग्टन ने विजय प्राप्त कौ थी। “फ्रांस की राज्यक्रान्ति” तथा नेपो- 
लियन के विरुद्ध युद्धों का काल इँगलेंड के लिए बड़े संकट का था; 


२३६. इंगलेंड का इतिहात 


परन्तु अंगरेज़ी जहाज़ी बेड़े की शक्ति ने इंगलेंड पर कोई आपत्ति न 
आने दी | इंगलेंड की जल-शक्ति ही आड़े समय में उसके काम आई; 
झौर उसी क भरोसे ब्रिटिश जाति आजकल समस्त भूमंडल के इतने 
बड़े भाग के अपने अ्रधीन किये हुए है । 

युद्ध के बाद इंगलड की द्शा-- इंगलेंड ने नेपोलियन का ध्फ- 
लता से मुकाबला किया; परन्तु युद्ध के बाद देश की आथिक तथा 
व्यापारिक दशा सुधरने में कई वर्ष लग गये। युद्ध-काल में 'रकार का 
व्यय अधिक बढ़ गया था, इस कारण बहुत दिनों तक जा 4२ अधिक 
कर लगाने पड़े । बहुत-से सिपाही युद्ध के बाद बेकार फरने त्ंगे, ओर 
व्यापार की दशा अ्रभी तक सन्तोषजनक न होने के कारण कई वर्ष तक 
देश में बहुत-से मनुष्यों को कोई काम धन्धा न मलता था। कुषि की 
भी बहुत समय तक बढ़ी बुरी दशा रही । संयोगवश वर्षा भी हुई बष 
तक अच्छी न हुईं; इस कारण देश की पैदावार बहुत बट गई। ऐसी 
अवस्था में सरकार ने देश की पैदावार को बाहर के श्रनाज के भुक़ाबल्ले 
से बचाने के लिए. एक नियम ((१0॥4 8 ७) बनाया, «जसके अ्रनुसार 
निश्चित हुआ कि जब तक देश की अनाज की दर सन्तापजनक ने हो 
जाय, तब तक बाहर से देश में अनाज न श्राने पावे। इस तेयम के 
कारण कुछ दिना तक इँगलेंड में ग़रीबों को पेट भर अन्न मिलना भी 
कठिन हो गया; और इस कारण देश में कई जगह उपद्रव भी खूब 
हुए । परन्तु थेड़े ही दिनों में यह सकट का काल समाप्त हा गया; श्रौर 
जैता कि छुठे परिच्छेद में बतलाया जायगा, व्यावसायिक क्रान्ति? 
([॥० [707977। ०४०।॥४०॥) का प्रारम्भ दो जाने के फरारण 
इंगलेंड को दशा शीघ्र ही फिर सन्‍्तोषजनक हवा गई । 

जॉज तृतीय की मृत्यु (१८६२०)--बाटरलू के युद्ध के पॉच वर्ष 
बाद सन्‌ १८२० में इंगलेंड का राजा जॉज तृतीय परलोक सिधारा । 
उसने पूरे ताठ व (१७६०-१८२०) राज्य किया और उसके समय में 
“अमेरिका को स्वतन्त्रता का युद्ध8ण, “फ्रांस की राज्यक्रान्ति, 


२३७ 


लियन से युद्ध 


ज॑ तृतीय तथा नेपोर 


शो 


जाँ 


[है 2/७9 ५६ ॥०४0०] ४) ४०! 









छे ( रद डी ष् 


हे ० ०णह 7०० 5 मम हि सेल पद का “' 
पृ > कद: हर ली मम र भप्जएह,0/ 527 न 
5 न्‍ बे क- हु पक. हट ७ पल 2907 0५ 
3 अर 5 2! 5.5 









तु न न 20१0 ७४१, 
7, 032 >> 7 पु (४ 


है ।57४ हेड है » कट _ व्अं-: जे ््‌ 7, ज्ज्गढ़ 


दि हि गण इक ्ज 
छू नी अल “7 ,>।/ थ् हि 
वी ॥/००/०७:' > 0640 हा 
प्‌ ल्‍ ५ है 27907" /7०७ डढ 
प्ख- ४ *०९ 087८ ६ ०४५ /7०3,छ , 
टन; का बब)० 
॥। 
हे 









काम 
क््जुच्छ्क नी 


कि कर १] ।] १३, «*, रे 
(ध६8/०|7० ६: 5. हु फेज्जपजट 3 _ 4; (3 & 


अर की 4 लि 
ज् की । 
2 ००४ कि ० सा अजहर हल 












0 एज चिप्पात्प० | (/..०/२५००७ रा 


शणएप) ३ हन न हि के है 7६४ जा का हे 
हि +654746० ् नम हु हि 3235 
स्कार२+ ४ १ ड़ 3॥३ | ४ ४ 3 स्म स ! - - ५ कार 


£ । # थे ७९*. »-एरू सं 
। “कई 
८५भर 6 काज अं औ #ई 4 


2१ आल 87 की तन 7 
थे कह 
पु | 








न्‍ हु] 
|. 22४० है जज्ञाए,२/२०९० 
-क 83 


प्यधश् 2.6५57 कक 


भू / मर ' 5 ॥! + है हि । ] >> ह् हु ५ ग 
० हि कि 8, ५2 > 
४8०49 १/२०१९० ४९५७ (४, हि . -+ पृ शव 0 मे 
॥!००३० पर 2 न 8४, गे १222 के पु: > ३ 8 हि मा अददिक 
9२६०/॥/5 )# "देश , ० अ5:- ट >5 ६५८ श 








के 8 न निकाह है कान प्प 
ह ध्री । प०जु०0४छ०३ 3० >प्या >पू+ पघ| 


3४ 5 _। 3008॥3 









श्श्८ इंगलेंड का इतिहास 


“लेपोलियन के विरुद्ध युद्ध” इत्यादि अति महत्त्वगूण घटनायें हुईं जिनके 
कारण उसका राजत्वकाल इतिद्वास में प्रसिद्ध है। वृद्धावस्था तथा 
मानासक दुर्बलता के कारण मृत्यु के दस वर्ष पूष ही से बह शासन- 
काय के श्रयाग्य हो गया था; और उसके पुत्र ने “संरक्षक? ((७- 
४०॥) होकर राज्य का संचालन आरम्म कर दिया था। श्रब यह पुत्र 
“जॉज चतुथ” के नाम स्से राजा हो गया । 
मुख्य-मुख्य तिथियाँ 
सन्‌ १८०३--नेपालयन के विरुद्ध यद्ध का आरम्म । 
१८०५--नेल्सन की ट्राफ़लगर को विजय तथा उसकी मृत्यु। 
श्यण्य-१८१४--प्रायद्वीप का युद्ध? (७० एशां।- 
80|80.' ५०/")। 
श््यू१४--नेपालियन का पद-त्याग तथा उसका एल्बा द्वीप में 
शरण लेना । 
१८१४--वाटरलू का युद्ध तथा नेपालियन की आन्‍्तम 
पराजय | 
१८२०--जॉज तृतीय की मृत्यु 
१८२२-सेंट हेलेना में नेपोल्लयन की मृत्यु । 


)) 


१) 


हक 


पाँचवाँ परिच्छेद 
जाँज चतुर्थ तथा विलियम चतुर्थ 
(१८२०-१८३७) ' 

जाँज चतुथे (१८२०-१८३०)--जॉर्ज चतुर्थ घमंडी, व्यभिचारी 
तथा आलसी था। शासन-काय में भी उसकी अ्रधक रुचि न थी; 
इस कारण उसके राजत्वकाल में उसके पिता जॉज तृतीय की प्राप्त की 
हुई राज-शक्ति स्थिर न रह सकी । 

रानी केरोल्लीन ((१४९९॥ (0४0॥70)--जॉज चतुर्थ ने श्रपनी 
स्री केरोलीन के साथ बढ़ा अनुचित व्यवहार किया । बहुत दिनों से दोनों 
अलग रहते थे | राजा होने पर जॉज ने पालिमेंट में केरोलीन के परि- 
त्याग का प्रस्ताव उपस्थित कराया; परन्तु दुखिया रानो के प्रति जनता 
की सहानुभति हो जाने के कारण वह प्रस्ताव स्वीकृत न हुआ | जिस 
दिन वेस्टामनिस्टर एबे (५४ ०४६॥॥78।0' 0९५) में जोर चतुथ का 
राज्यामिषेक 'संस्कार हो रहा था, उस समय रानी केरोलीन ने भी उस 
संस्कार में सम्मिलित होना चाहा; परन्तु राजा के सिपाहियों ने उसे 
खन्दर न जाने दिया। इस अपमान के कारण रानी के हृदय पर इतनी 
चोट लगी कि वह दूसरे ह। महीने परलोक सिधारी | 

केटो स्ट्रीट का पड़यन्त्र-हम बतला चुके हैं कि नेपोलियन के 
विरुद्ध युद्ध समाप्त होने के बाद इंगलेंड के अपनी अधिक तथा व्यापा- 
रिक दशा सुधारने में कई वष लग गये थे। बहुत दनों तक बेचारे 
ग़रीबों के पेट भर अन्न भी न मिलता था; ओर सरकार के सुधार आदि 
के विरोधी होने के कारण देश में असन्तोप भी फेला हुआ था। केटो स्ट्रीट 
के कुछ लोगों ने राजा तथा मन्दत्रियों के प्राण लेने के लिए, षडयन्त्र रचा; 

२३९ 


२४० इंगलेंड का इतिहास 


परन्तु उसका शीघ्र ही पता लग गया और उसमें सम्मिलित होनेवालों 
के फाँसी दी गई | 





जॉज॑ चतुथ 
केनिंग तथा यूनान की स्वतन्त्रता का युद्ध- सन्‌ श्ृर२ में 
जोज केंनंग (९0786 (००) प्रधान मन्‍्त्री तथा विदेशी 
विभाग का मन्त्री (ए0शंह्वा। 3607९७79) नियुक्त हुआ। उसके 
विचार बड़े उदार थे; और येर्पीय राज्यों में जहाँ कहीं स्वतन्त्रता के 


र ९ है 
जॉज चतुर्थ तथा विलियम चतुथ २४१ 


लिए आन्दोलन होता था, वहाँ उसकी पूण सहानुभूति रहती थी। 
जब यूनान के निवासियों ने तुर्कों के अत्याचारी शासन से तंग आकर 
विद्रोह ठान दिया, तब केगिंग ने यनानियों की पूण सहायता की | ईंग- 
लेंड में और बहुत-से लाग भी -+ पर पा खए 
युनानियों की स्वतन्त्रता के पक्ष |. .: 
पाती थे | प्रसिद्ध काव लाड बायरन : 
(],000 2४707) ने स्वय 
यूनान जाकर “यूनान को स्वतन्त्रता 
के युद्ध? (76९४  एशे० 
[00090॥00॥060) में श्रपने प्राण 
निछावर किये ये। इंगलेंड तथा ह. 
रूस को सहायता के कारण # “४ 
युनानियो के सफलता हुई और है ह | 
टकीं के! यूनान की स्वतन्त्रता नकिकन--»«-«»-++7--“--- 
स्वीकृत करनी 'पड़ी | जांज केानग 

परन्तु आगे चलकर इंगलेंड की नीति बिलकुल बदल गई। इसके 
बाद रूस की शक्ति के पूब को ओर बढ़ने से रोकने के लिए इंगलैंड ने 
टर्की का प्रत्येक अवसर पर साथ दिया और उसके रूसियों के 
आक्रमणों से बचाया | 

केथेलिकों का उद्धार (१८२९) (]॥6 08॥076 कब्वा- 
लं_१४०7)-सन्‌ १८२७ में केनिंग को मुत्यु के बाद नेपोलियन के 
परास्त करनेवाला प्रसिद्ध योद्धा वेलिग्टन (७७०।॥॥॥६४०7) प्रधान- 
मन्त्री हुआ । इस समय कैथेलिकों के उद्धार के लिए. आन्दोलन हे रहा 
था | हम बतला चुके हैं कि “आयरलैंड के संयोग” के समय पिट ने 
कैथोलिकों के उद्धार का प्रयत्न किया था, परन्तु जॉज तृतीय के विगेध 
के कारण उसे सफलता न हुई थी | अब आयरलड में डेनियल ओकेनेल 
([0070॥॥ 0?00॥7९॥) नामक एक ब्रैरिस्टर ने “केथेलिक 





न 








२४२ इंगलेंड का इतिहास 


तमाज? ((४॥0॥60 औ४980०9800॥) नामक एक संस्था स्थापित 
करके केथोलिकों के उद्धार के लिए बड़े ज़ोरों से आन्दोलन शुरू किया। 
सन्‌ १्८र८ में ओकेानेल पालिमेंट का सदस्य चुना गया; परन्तु केथेा- 
लिक होने के कारण वह पालिमेंट की बैठकों में सम्मिलित न दा सकता 
था। उसके चुनाव से बड़ी उत्तेजना फैली ओर विद्राह के ढंग दिखाई 
पड़ने लगे। प्रधान मन्न्नी वेलिंग्टन इस सुधार के पक्ष में न था; परन्तु 
आन्दोलन बराबर बढ़ता गया, इसलिए उसे अपनी नीति बदलनी पड़ी । 
सन्‌ १८२९ में “कैथोलिकों के उद्धार का नियम”? (५6 (१७॥॥80॥6 
फिाध्याशं0७४0॥ 3०) स्वीकृत हुआ ओर कैथेलिकों के 
पालिमेंट के सदस्य होने की आशा मिल गई। “परीक्षा-नियम” 
(])७ !७४४ &०/), जिसके अनुसार “अंगरेज़ा चच” के अनुयायियों 
के ही सरकारी नौकरी मिल सकती थी, एक वष पहले द्वी टूट गया 
था। अब कैथोलिकों ओर प्रोटेस्टेंटों के पुराने झगड़े का श्रन्त हुआ 
और दोनों दल देश में शान्तिपूयक रहने लगे । 

विलियम चतुथे (१८३०-३७)--सन्‌ १८३० में ,जाँज चतुथ 
की भृत्यु के बाद उसका भाई “विलियम चतुर्थ” (७॥॥॥४॥ ।9) 
के नाम से राजा हुआ । विलियम बहुत [दनों तक “जहाज़ी सेना” 
(७४५) में अफ़सर रह चुका था; इस कारण वह '“जहाज़ी राजा” 
([१० 8007 ॥॥९) के नाम से प्रसिद्ध है । 

हिग-दल का पुन: शरक्तिशाल्री हाना--विलियम चतुथ के राज्या- 
मिषेक के समय से हिग-दल के पुनः शक्तिशाली हाने का काल आरम्भ 
हता है। हिग-दल जॉज प्रथम तथा जॉज द्वितीय के राजत्वकाल में 
शक्तिशाली रह चुका था; परन्तु जॉज तृताय तथा जॉन चतुर्थ के राजत्व- 
काल में टारी-दल शक्तिमान्‌ हो गया था | इस समय सुधार आदि के 
आन्दोलन के कारण लगभग पचास वर्ष बाद देश का शासन-काय्य फिर 
हिग-दल के हाथ में श्राया। इस काल के प्रसिद्ध हिग-नेता लाड 
ग्रे ((,000 07०9४) तथा लाड मेल्बोन ([,070 )(6]00प्रा'१०) 


जॉज चतुर्थ तथा विलियम चतुथ २४३ 


थे जिन्हेंने सुधार के कई महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव स्वीकृत कराये। इस काल 
के सबस प्रसिद्ध *पालिंमट सुधार के नियम”ऋ का उल्लेख सातवें 


७७७ हे कक ना. फरजत परटागक ठगट नह... नर 2 निज नजरअमकलना-3 कक जर ५ अववटाककजण 5४९ पारम/ कक 200७ | 





है 
| 
। 
| 
। 
। 
| 
। 


है 
- >> 3००५ ५8 #०.. +++ ४५०० >240.५5०७० --ढें4 ००५+४०००००ब « ००-०७ > «जे... -+ २ अ..०+ अंक 32क 4०3 


विलियम चतुर्थ पर 


परिच्छेद में किया जायगा | इस परिच्छेद मं हम केवल द्विग-नेताओओं के 
अन्य सुधारा का उल्लेख करते हैं। 

गुलामें का उद्धार--दास-व्यापार की प्रथा लगभग ढाई सौ वर्षों 
से चली आरा रही थी। येरपोय उपनिवेशों में खानें आ्रादि खोदने का 
कढोर परिश्रम करने के लिए लाग कठिनाई से मिलते थे: इसलिए 
अफ्ीका के हब्शियों के पकड़कर उनसे इस प्रकार का काम लिया जाने 


# विलियम चतुथ के राजत्वकाल के पालिंमेंट-सुधार के प्रथम नियम 
(५७88 दिछागापा ०५ 4832) के लिए प्रष्ठ २६१ देखो। 


२४४ इंगलेंड का इतिहास 


लगा | कुछ लोगों ने हब्शिया के पकड़ लाने # व्यवसाय शुरू कर 
दिया और उन्हें लाकर बिलकुल पशुओं की माँति बेचना आरम्भ कर 
दिया | इन मोल लिये हुए गुलामा के साथ उनके स्वामी बड़ा बुरा 
व्यवह्वार करते थे | कभी-कभी उनसे इतना कड़ा परिश्रम लिया जाता 
था कि वे बेचारे हाँपते-हापते मर जाते थे । 

< मेथोडिस्ट संस्था? के स्थापित हेने से जनता में दया-भाव बढ़ने 
लगा और कुछ दयावान्‌ लोगों ने दास-व्यापार के रोकने के लिए. आन्दो- 
लन आरम्म किया। सन्‌ १७७२ में प्रधान न्यायाधाश मेन्सफ़ील्ड 
(० ३०५४४९९ औ७०४७॥9000) ने यह निणय कर दिया कि 
ब्रिटेन की भूमि पर पेर रखते ही प्रत्येक गुलाम स्व॒तन्त्र हो जाता है। 
परन्तु ब्रि्श साम्राज्य के अन्य भागों में दास-व्यापार अभी जारी रहा । 
इसी समय दो दयावान्‌ व्यक्तियों--क्लाकंसन (()७%807) तथा 
विल्त्ररफ़ोस (ज्ञव]0९४००८०)--ने यह प्रण किया कि हम अपना 
समस्त जीवन ग़ुलामों के उद्धार के आन्दोलन में व्यतीत करेंगे। इस 
आन्दालन के प्रभाव से सन्‌ श्दू०७ में समस्त ब्रिटिश ,साम्राज्य में 
दास-व्यापार बन्द करने की आज्ञा दे दी गई; परन्तु जे हब्शी गुलाम 
हो चुके थे, उन्हें अ्रभी स्वतन्त्र न किया गया। सन्‌ १८३३ में इन 
गुलामों के स्वतन्त कर देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया; और १ 
अगस्त सन्‌ १८३४ के समस्त ब्रिटिश साम्राज्य के गुलामों के स्वतन्त्र 
हो जाने से इस अत्याचारपूण प्रथा का पूणतया अन्त हुआ | 

नागरिक शासन का सुधार--सन्‌ श्८३४ में एक ओर बड़े 
महत्त्व का नियम स्वोकूत हुआ जिसके अनुसार नागरिक शासन 
((एाांल08)। (०४०७॥॥॥।९०॥४) का सुधार किया गया। अब तक 
बहुत-से नगरों में केवल थोड़े से ही नागरिकों के “नगर-मं्डालयों”? 
((07ए07800॥) के चुनाव में वोट देने का अधिकार था; परन्तु इस 
नियम के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के, जे नगर का कर देता हो ([१७॥०- 
0५४७7), वाट देने का अधिकार मिल गया। इस प्रकार नगरों में 


जाज चतुर्थ तथा विलियम चतुर्थ श्४प 


वास्तविक “प्रतिनिधि-शासन”? (छ०का'88शाकरा ए९ 00ए७0॥॥- 
॥000) की स्थापना हुई। आ्राजकल इंँगलैंड के प्रत्येक नगर का 
शासन चुने हुए सदस्यों (॥|(6७४०॥) की एक मडली के 
अधीन है और उसका प्रधान लॉड मेयर ([,0/0 ७४०) 
कहलाता है । ह 


मुख्य-मुख्य तिथियाँ 


सन्‌ १८२०--जॉज चतुथ का राज्याभिषेक | 

” श८्य२१-१८२९--“थूनान की स्वतन्त्रता का युद्ध” | 

9 ?८२२-१८२७ -केनिग का मन्त्रित्व | 

? श्८रए८-१८३०-वेलिग्टन का मान्त्रत्व | 

? श्यए९--“केथोलिकों के उद्धार का नियम” ("पा 

()७॥0॥0 'प्ाक्षालं।)8॥97 ७४) 
० १८३०--जॉज चतुथ की मृत्यु तथा विलियम चतुर्थ का 
» राज्याभिषेक | 

» १्८३३--दास-व्यापार का अन्त | 

»” १८्३५--नागरिक शासन का सुधार । 

» १८३७--वि(लयम चतुथ की मृत्यु । 


छूटा परिच्छेद 


अठारहबों और .उन्नीसवों शताब्दी में व्यावसायिक, 
वेज्ञानिक तथा सामाजिक उन्नति 
(१) अठारहवीं शताब्दा के उत्तराद्धो के आविष्कार 


“उयाबंसायिक क्रान्ति/ः (6 वातवाशापंक्ष). रिहएतांपर- 
॥070)--श्रठारहवीं शताब्दा के उत्तरा्र में इंगलंड के व्यवसाय तथा 
व्यापार में बड़ी भारी उन्नात हुईं । बहुत-सी कले का आविष्कार हुआ, 
जिनके द्वारा कारबार में बड़ा सूभीता हाने लगा। सबसे पहले सूत 
कातने तथा कपड़ा बुनने . लए कल बनाई गईं; और तब धीर-धीरे 
अन्य प्रकार के व्यवसायों में भी कलें का प्रयोग होने लगा | वतमान- 
काल में जा इंगलंड समस्त भूमडल में व्यवसाय तथा व्यापार के लिए 
प्रसिद्ध हो रहा है, उसकी इस उन्नति का इसी समय से प्रारम्भ समझना 
चाहिए । देश में सैंकड़ीं पुतलीघर बनने लगे: और इँगलेंड, जहाँ अब 
तक केवल कृषि का हो सद्दारा था, कारबार का कन्द्र हो गया | इस 
परिवतन के कारण देश का जीवन ही बिलकुल नये ढंग का है। गया; 
इसलिए, इतिहास में यह परिवतन “व्यावगायिक कान्त? (५७ 
[त्र0प्रदापं॥। १०४०।ए४०॥) के नाम से प्रांसद्ध है । 

कलों का आविष्कार तथा कपड़े के व्यापार की जउन्नति-- 
अब तक कपड़ा बनाने के लिए घरा मं स्त्रयाँ हाथ के चरखे पर सूत 
कांता करती थीं ओर गाँव के जुलाहे हाथ के करघे पर उसका सूत बुन 
देते थे। सन्‌ १७६४ में ह्ारग्रीब्त (पुआए्र0४४९०४) ने एक मशीन 
(१72 /०॥॥४) बनाई जिसके द्वारा एक आदमी चरखे से 

२४६ 


व्यावसायिक, बेशानिक तथा सामाजिक उन्नति २४७ 


आठ गुना सूत कात सकता था। सन्‌ १७६७ में आकराइट (४ 7॥- 
जछा2॥0 ने पानी के ज़ोर से चलनेवाला चरखा (५४४६७ 0७) 
बनाया; और सन्‌ १७७५ में क्रॉम्पटन ((/'०॥|॥४०॥) ने इन दोनों 
आविष्कारों का प्रयाग करके एक ऐसी मशीन (]॥0 'शए०) बनाई, 
जे। पानी से चलती थी और चरखे से कई गुना ज़्यादा सूत कातती थी । 
सूत कातने के साथ-साथ कपड़ा बुनने के व्यवसात्र में मी शीघ्र ही उन्नति 
होने लगी; और सन्‌ १७८५ में काटराइट (07॥9७7५2॥0) ने पानी से 
चलनेवाला करघा भी बना डाला | 


ता तट >कृषपन कक हक नब “ला, 
्ंा 
परत 
॥ 2 *बक्‍ीएिकक हक 


कन्िटप्प गो 





33. 3452०: २००८८ क>+>उर+नक 


| 

] 

। 

| 

| ! 

७५०० «० नबबन+ न: बेब2..0.2:७५ ५.०९ ->शी. ५ ० जणरी५५७७०००३०७३..ँ... चै-ज० अपन-० अन्‍ीनन अजानक अ-न जनबक >डानअजर रमन ०4०38 अन्‍भ- 20922:2.34 
कपड़ा बुनने की नई मशीन 


घॉट तथा भाष के एंजिन का आविष्कार--सन्‌ १७८४ में 
जेम्स वॉट (0७॥]69 'ैं७४) ने एक बड़ा महत्वपूर्ण श्राविष्कार 
किया । उसने भाष से चलनेवाला एंजिन बनाया, जिसके द्वारा 
मशीनों के चलाने में बड़ा सुभीता द्वो गया । सूत कातने तथा कपड़ा 
बुनने की मशीनें अब हाथ तथा पानी के स्थान पर भाष से चलाई 


श्थ्ष इंगलैंड का इतिहास 


जाने लगीं; और थेड़े ही दिनों में लेकाशायर प्रान्त में, जो आजकल 
सूती कपड़े के व्यवसाय का केन्द्र हे, लाखों रुपये साल का कपड़ा 
बनने लगा। भाष के एंजिन के आविष्कार ने सचमुच व्यावसायिक 
संसार में क्रान्ति कर दी। इंगलैंड के वेस्ट 'मन्ध्टर एबे में--जहाँ देश 
के प्रसिद्ध राजाओं, येद्धाओं, राजनोतिज्ञों तथा कावयों के स्मारक चिह्न 
हैं-...जेम्स वॉट की भी “यादगार बनी हुई है । 

पुतलीघरां का बनाना तथा लेहे और कोयले की आवश्य- 
कृता--श्रव इंगलेंड में बहुत बढ़े बड़े पुतलोघर ([780६07708) बनने 
लगे और कलो का प्रचार दिन पर दिन बढ़ता गया। कलों के बनाने 
के लिए लोहे की ग्रावश्यकता हाने लगी; इसलिए लेहे के कारबार 
में भी खूब उन्‍नति हुई | पुतलीघरों के एंजिनों में कुछ दिनां तक लकड़ी 
के कोयले से काम लिया गया; परन्तु उतकी आग बहुत देर तक न 
ठहरती थी; इसलिए उसके स्थान पर पत्थर के कोयले का प्रयाग होने 
लगा। भाग्यवश इँगलेंड के उत्तर तथा पाश्चम में पत्थर के कोयले की 
बहुत-सी खानें थीं; इस कारण देश में पुतलीघर की स्थाबना के काय 
में बड़ी सुविधा हुईं। वतमान समय में इंगलैंड में जितने बड़े-बड़े 
व्यावसायिक नगर हैं, वे प्रायः काोयले की खानों ही के आसपास 
बसे हुए हैं। 

सड़कें का सुधार -देश में व्यवसाय तथा व्यापार की उन्नति 
होने के कारण अच्छी सड़कों की मी आवश्यकता पड़ने लगी । स्ट्श्रट 
शासन काल के अन्तिम परिच्छेद में हम बतला छुके हैं कि अश्रठारहवीं 
शताब्दी के आरम्म तक देश की सड़के इतनी ख़राब थीं कि गांड़िये| क 
पहिये सड़क के गडढ़ों में फँस जाते थे श्रोर गडढ़ों में कीचड़ हेने के 
कारण कभी-कभी गाड़ियों के खींचकर निकालने के लिए. आसपास के 
गाँवों से घोड़े मेंगाने पड़ते थे | अब देश में बहुत-सी अच्छी सड़ के बनाई 
गईं जिनके द्वारा व्यापार में बड़ी सुधा होने लगी। सड़क बनाने 
के काम में स्कॉटलैंड के मेकेडम ((४०७१७॥) नामक एक इजीनियर 


व्यावसायिक, वैज्ञानिक तथा सामाजिक उन्नति २४९ 


ने बड़ा नाम पाया | उसने रोमन ढंग की सड़॒के बनाई जो प्रत्येक ऋतु 
में काम दे सकती थीं। 

थेड़े ही दिनों पीछे गैस को रोशनी का आविष्कार हुआ और 
सड़कों पर रोशनी का उचित प्रबन्ध कर दिया गया | सन्‌ १८०७ में 
लन्दन की पोल मॉल (28) '४७)।) नामक सड़क पर पहले-पहल गेस 
के हंडे लगाये गये और सन्‌ १८१४ तक लन्दँन की प्रायः सब सड़कों 
पर गैस की रोशनी हो गई। 

नहरों का बनना--इसी समय कुछ लेगें का ध्यान इस ओर 
आकर्षित हुआ कि यदि देश में नहर बना दी जायें, तो कोयले आदि के 
सड़कों द्वारा भेजने की अपेक्षा बहुत कम ख़च पड़े । इंगलेंड की सबसे 
पहली नहर ड्यूक आफ़ बृजवाठर (]09॥0 ०0 3020 एछ8/०९) ने 
मैनचेस्टर नगर तक केायला पहुँचाने के लिए ब्रिंडले (॥8॥708 
870॥60ए) नामक इंजीनियर की सहायता से सन्‌ १७६७ में बनवाई 
थी । नहर क्रमशः बढ़ती गई' ओर थोड़े ही दिनों में इंगलेंड की बड़ी- 
बड़ी नदियों की नहर काटकर मिला दिया गया । 

“व्यावसायिक क्रान्ति” का प्रभाव तथा उसके देोष-- 
“व्यावसायिक क्रान्ति? (]%७ [ते७४७।| हि०४०।७छ॥४०॥) के काल 
के इन नये-नये आविष्कारों के कारण देश का जीवन बिलकुल नये 
ढंग का हो गया | देश की सम्पत्ति बढ़ने लगी और इसी के भरोसे इँग- 
लैंड नेपोलियन के विरुद्ध युद्ध करने का भार सह सका | कलों का व्यव- 
हार बढ़ जाने से कोयले ओर लोहे की आ्रावश्यकता पड़ने लगी; इसलिए 
देश के उत्तरी तथा पश्चिमी भागों में ही नये व्यावसायिक केन्द्र बने, 
जहाँ इन दे।नो वस्तुओ्रों के मिलने की सुविधा है । इंगलेड के निवासियों 
का अब व्यवसाय ही प्रधान उद्यम हो गया ओर क्रांप की ओर बहुत 
कम ध्यान रह गया | आजकल इँंगलेंड में अनाज आदि अधिकतर विदेश 
से मंगाया जाता है और उसके बदले कारख़ानों का बना हुआ सामान 
वहाँ से विदेश भेजा जाता है| इस परिवतंन के कारण देश के पूर्वीय 


२५० हँगलैंड का इतिहास 


पथा दक्षिणी भागों का, जहाँ अब तक भूमि उपजाऊ होने के कारण 
घनी आ्राबादी थी, इतना महत्त्व न रह गया; और अब उत्तर तथा पश्चिम 
के व्यावसायिक केन्द्रों की ओर आबादी बढ़ने लगी | इँगलेंड अब कृषक 
देश के स्थान पर व्यावसायिक देश हो गया; ओर इसलिए, गाँवों की 
अपेक्ता नगरों की संख्या बढ़ने लगी । नया व्यवसाय भी नये ही ढंग का 
हुआ । कलों के आविष्कार के कारण छोटे-छोटे कारोगरों का थुग 
(7007०9४70 982० ० 7200 7०४07) समाप्त हुआ; और उसके 
स्थान पर बड़े-बड़े पुतलीघरों ([४८०४0"ए 5५980॥) की स्‍थापना 
हुई जिनमें हज़ारों लाखों आदमी मज़दूरी पर काम करते ईं। 

इस परिवतेन से सामाजिक दशा के कुछ दोष भी प्रकट होने लगे। 
ग्रामां की शुद्ध हवा में रहने के स्थान पर अब जन-संख्या नगरों की ही 
शोर खिंचने लगी; यहाँ तक कि नगरों में रहने भर का ठिकाना मिलना 
दुलभ हो गया | पुतलीघरों की स्थापना से छोटे कार्रोगरों का कास्बार 
सोपट हो गया और बहुत-से लोग मज़दूरी लेकर कारख़ानों में नौकरी 
करने पर बाध्य हुए | मज़दूरों की दशा बहुत दिने। तक बड़ी» अरसन्तोष- 
जनक रही और उनका काम ढूँढ़ने में भी बहुधा बड़ी कठिनाई पड़ने 
लगी । पुतलीघरों के स्व्रामी केवल अपने लाभ की परवाह करते थे; ओर 
मज़दूरों के स्वास्थ्य आदि का ध्यान छोड़कर कभी-कभी उनसे प्रतिदिन 
ब्रढारह घंटे तक काम लेते थे | इस परिच्छेद के तीसरे अधिकरण में 
हम बतलावेंगे कि इन सामाजिक दोषों का किस प्रकार सुधार हुआ । 


(२) वैज्ञानिक उन्नति का काल (उन्नोसवों शताब्दी) 


स्टीफ़ेन्सन तथा रेलगाड़ी का आविष्कार--उन्नीसवीं शताब्दी 
में ओर भी बड़े बड़े आविष्कार हुए, जिनके सामने अठारहवतीं शताब्दी 
के उत्तराद्ध के आविष्कार तुच्छु जान पड़ने लगे। जेम्स वॉट भाप 
का एंजन बना चुका था, परन्तु उसका केवल कलें के चलाने में 
प्रयाग हो सकता था। जॉज स्टीफ़ेंसन ((००78४० 53॥09॥0780॥ 


व्यावसायिक, वैज्ञानिक तथा सामाजिक उन्नति २५१ 


ने भाप-द्वारा गाड़ियों के खींचने के लिए एंजिन बनाया; और 
इस प्रकार लोहे की पटरी पर चलनेवाली रेलगाड़ी का श्राविष्कार हुआ। 





जॉज स्टीफ़ेंसन 


इंगलैंड में पहली रेल की पटरी मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच में 
सन्‌ १८३० में बनाई गई। उस पर स्टीफ़ेसन का प्रसिद्ध एंजिन राकेट 
(१००८९७४) लगभग ३५४ मील प्रतिघंटे की गति से रेलगाड़ी खींच 
सकता था । महारानी विक्टारिया ने रेल-द्वारा पहली यात्रा सन्‌ श्८्४२ 
में की ओर सन्‌ श्य४६ में, “सस्ती रेल-यात्रा-नियम” ( (॥080 
पृफ्का08 ॥०॥) के अनुसार, रेल का किराया एक पेनी प्रति मील हे 
जाने के कारण सभी श्रेणियों के लोगों के रेलगाड़ी से लाभ उठाने का 
अवसर मिला । 


२५२ इंगलंड का इातहास 


भाष के जहाज़--जल-यात्रा के लिए भाप-द्वारा चलनेवाले जह'ज़ों 
का आविष्कार रेलगाड़ी से भी कई व पहले हे चुका था। सन्‌ १८१२ 


स्का जड़ बिक 


८! 
| 
श 
फरमकक्‍ है... रे 
पर । 
ड |] | 
<& हि न | 
त्त्स्न्ल््भसया जे 
6. मम टि 
हर ००-60 40: 2:40 :4/%- 4447 + 4० # क न 
थ 
मल ८८ रु शी 
द्र्झ है. | 
८ ४ छ-> ० ब्द 
घर आम ् कं 
| कक भरे *्ष /* है ) 
हु) -] 7” >» नी हट हा 0). 
हब न्‍ हे दे 
8 
नि ह कल ; 
] 
] है 
| 


स्टीफ्रेंसन का. राकेट 







ग्राजकल का एंजिन 





(सफर 
बे 


में हेनरी बेल (तर ७॥ए 
80!| ) की कामेट 
( (०6 ) नामक 
भाव की नाव स्कॉटलेंड 
की नदियों पर किराये 
पर चलने लगी | फिर 
धीरे-धीरे समुद्र-यात्रा 
के लिए भी भाष के 
जहाज़ बनाये जाने 
लगे | भाप का पहला 
अंगरेज़ी जहाज़, जिसने 
एटलांटिक महासागर 
पार किया, ग्रेट वेस्ट 
((५7९४४ फे/6४६७॥१) 


5 व 8 गाय मे एप्स्छापट है. ९ थम के पक उदार हक 
एक बस सात १५ ४१५६४ चाह हा पु का | रू, ५ ज 
हे 20% भी 


ही 


न 











तहत 
५५३... री 








न्कक प 
8) 
॥ 







5 
का 


--३० 









था | यह यात्रा सन्‌ १८३८ में हुई ओर इसमें पूरे चोदह दिन लगे थे । 
परन्तु आजकल इतने अच्छे भाप के जहाज़ बनने लगे हें कि वे 
एटलांटिक महासागर के साढे चार दिन में पार कर सकते हैं। 


व्यावसायिक, वैशानिक तथा सामाजिक उन्नति २५३ 


रेलगाड़ी तथा भाष के जहाज़ों ने मनुष्य-मात्र का बड़ा उपकार किया; 
ओर उन्हीं की सहायता से दुनिया के व्यापार में इतनी आ्राश्वयंजनक 
उन्नति हे! सकी | 
रोलंड हिल तथा डाक के प्रबन्ध का सुधार--अठारहवीं 
शताब्दी में डाक का प्रबन्ध सन्तोषजनक न था | चाल्स प्रथम के राजत्व- 
काल से डाक का प्रबन्ध सरकार ने ले लिया था; परन्तु चिट्ठियाँ भेजने 
का महसूल अ्रधिक छता था; इस कारण 
साधारण श्रेणी के लोग बहुत कम 
चिट्टियाँ भेजते थे । महसूल प्रति मौल 
के हिसाब से लिया जाता था; और 
देश ही में भिन्न-भिन्न स्थानों के 
चिटियाँ भेजने का भिन्न-भिन्न महसूल 
लगता था। डाक के प्रबन्ध के सुधार 
न ऋ्टट८ ४. का आन्दोलन रोलेंड हिल ((२०७)]#6 
कामेट' ज्ामक भाप मा॥) ने किया। उसी के अनुरोध 
का पहला जहाज़ से सन्‌ श्य४० में डाक का महसूल 
ससत' और देश के प्रत्येक भाग के लिए एक-सा कर दिया गया | एक 


हा आम मनु हल गन ५५ है 






| 
। 















हि 
(| जय कसी: अमन, 


कक नही 


न्न जा भा अििनन बणन>-क- 
र 





आधुनिक जहाज़ 
पेनी में आधे आउन्स की चिट्टी ब्रिटेन के चाहे जिस भाग के भेजी जाने 


ए्पड इंगलेंड का इतिहास 


लगी | इस सुधार से डाकवत़ाने की आय में कमी पड़ने के स्थान पर 
उसकी प्रतिदिन वृद्धि होने लगी; क्‍योंकि अब सस्ता महसूल द्वो जाने 
के कारण बहुत-से लेग चिट्ठियाँ भेजने लगे। इसी समय रेल तथा 
भाष के जहाज़ के आविष्कार के कारण डाक के प्रबन्ध में ओर भी 
सुविधा होने लगी | 

बिजली का आविष्कार तथा देल्ीग्राफ़ और टेलीफ़ोन-- 
वैशानिक संसार में उन्नौसवीं शताब्दी की सबसे प्रसिद्ध घटना ब्रिजली 
का आ्राविष्कार है | ब्रिजली के काम में खोज शुरू करनेवराला फेरेडे 
([97'809ए, ]79-8567) नामक प्रसिद्ध वैज्ञानिक था, जिसके 
परिश्रम ने समस्त संसार का बड़ा उपकार किया | बिजली ही के आवि- 
ष्कार के कारण टेलीआफ (]'७।०८7७७)), केबिल ((08॥।०), टेली- 
फ़ोन (]'0॥९७४०॥०) आदि का आविष्कार हो सका | इंगलैंड में टेली- 
ग्राफ़ की पहली लाइन सन्‌ १८४४ में बनाई गई, ओर सन्‌ १८५१ में 
समुद्र के पार तार भेजने के लिए. एटलाठिक महासागर में तार ((१80|७) 
लगाया गया। सन्‌ १८७६ में टेलीफ़ोन का आविष्कार हुआ जिसके 
द्वारा बहुत दूर बेठे हुए मनुष्य आपस में बात-चीत कर सकते हैं । 

समाचार-पत्र--डाक, तार आदि की सुविधायें हो जाने के कारण 
समाचारपत्रों में भी खूब उन्नात हुईं। हम बतला चुके हैं कि इंगलेंड 
में समाचार-पत्रों का प्रकाशन रानी एन के राजत्यकाल में आरम्भ हो 
चुका था । श्रब टेलीग्राफ के द्वारा देश के समाचार और केबिल के 
द्वारा देशान्तर के समाचार मेंगाकर समाचार-पत्रों में प्रकाशित किये 
जाने लगे; श्रोर डाक का अच्छा तथा सस्ता प्रबन्ध होने के कारण ये 
समाचार-पत्र सस्ते मूल्य में मिलने लगे । वर्तमान समय में समाचार- 
पत्र सामाजिक जीवन के प्रधान अह्ञ माने जाते हैं; ओर देशवासियों 
के राजनीतिक प्रश्नों की ओर प्रवृत्त करने 5. ' सरकार का ध्यान देश 
की आवश्यकताओं की ओर आकषित करने का भी अधिकतर कार्य 

इन्हीं समाचार-पत्रों के द्वारा होता हे | 


व्यावसायिक, वेशानिक तथा सामाजिक उन्नति २५४ 


अन्य वैज्ञानिक आविष्कार (बीसवीं शताब्दी)--वैज्ञानिक 
आविष्कार क्रमशः बढ़ते जा रहे हैं। जीवन के प्रत्येक कार्य में प्रति- 
दिन नई सुविधायें होती जा रही हैं। श्राजजल सड़कें पर मोटर 
(४४०00" 087) दौड़ती हैं, आकाश में वायुयान (॥७"०.)७॥0) 
चकर लगाते हैं | समुद्र में पानी के नीचे चलनेवाले जहाज़ (8पा- 
एकषत68) भी बन गये हैं। अब समाचार केतार के टेलीग्राफ़ 
(फ्ापा९०६8 0९20|) द्वारा भी भेजे जाने लगे हैं ओर 
वायु यान-द्वारा डाक भेजने का भी प्रबन्ध किया जा रहा है। अ्रभी 
बीसवी शताब्दी का केवल चौथाई भाग ही व्यतीत हुश्रा है; और यदि 
इसी प्रकार उन्नति होती रही, तो इस शताब्दी के अन्त तक वेशानिकों 
की बुद्धि न मालूम और क्या क्या चमत्कार दिखलावेगी । 


(३) उन्नोसवीं शताब्दी के सामाजिक खुधाोर 


सामाजिक सुधार का काल--“ व्यावसायिक क्रान्ति” ([फन७ 
[000860४98] 06९०ए७॥07) के दोषों के दूर करने तथा अन्य 
सामाजिक समस्याओं का निराकरण करने के लिए उन्नौसवीं शताब्दी में 
बहुत-से नियम बनाये गये। इनमें से “गुलामों का उद्धार”, “कैथेलिकों 
का उद्धार” तथा नगरों में “प्रतनिधि-शासन” की स्थापना के विषय 
में हम पहले ही बतला चुके हैं। इस परिच्छेद में हम सामाजिक सुधार 
के अन्य मुख्य-मुख्य नियमों का उल्लेख करते हैं। 

पुतली घरों के सुधार के नियम (7४९४07"ए [,8ण७8)--पुतली- 
घरों में मज़दूरों की दशा बहुत श्रसन्‍्तेषजनक थी। उनको कभी-कभी 
कायलों की भद्ठीवाले कमरों में १६ तथा श्८ घंटे काम करना पड़ता 
था | कभी-कभी एजिन आदि के फट जाने से बहुत-से मज़दुरों की जानें 
भी जाती थीं। पुतलीधघरों के मज़दूरों का, अधिक परिश्रम करने के 
कारण, प्राय: छयराग हे जाता था। स्त्रियाँ और छेटे-छेटे बच्चे भी 
पुतलीघरों में नोकर रख लिये जाते थे; और उनसे ज़मीन के नीचे कायले 


२५६ (इंगलैड का इांतहास 


की अ्रघेरी खानों में काम लिया जाता था, जिससे उनके स्वास्थ्य पर 
बहुत बुरा प्रभाव पड़ता था। 

पुतलीधरों के मज़दूरों की यह हीन दशा देखकर इंगलेंड के अल॑ 
श्रॉफ़ शेफ़्ट्सबरी (७0) ० 8॥8॥850079) नामक एक दवा- 
बान्‌ व्यक्ति के हृदय पर बड़ी चोट लगी। उसने सेचा कि यदि यही 
दशा जारी रही तो कुल दिनों में, ब्रिटिश जाति का बहुत बड़ा भाग 
दुबल तथा रोगग्रध्त होने के कारण, देश की जातीय शक्ति कम होने 
लगेगी। उसी के अनुरोध से पालिमेंट ने कई नियम स्वीकृत किये जो 
“पुतलीघरों के सुधार के नियम? (]क्रल0ए ],899) के नाम से 
प्रांसद्ध हैं । इस प्रकार का पहला नियम सन्‌ १८३३ में स्वीकृत हुआ। 
इन नियमो-द्वारा इन बातों का निशय किया गया-(१) पुतलीधरों 
के मज़दूरों से दस घटे प्रतिदिन से अधिक काम न लिया जाय। 
(२) पुतलीषरों में हवा, रोशनो आदि का उचित प्रबन्ध होना चाहिए । 
(३) ख्रियों तथा दस वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए बानों में या 
ज़मीन के नीचे काम करने की मनाही कर दी गई। और ,४) मशीनों 
के फटने आदि से मज़दूरों की रक्षा करने का भार पुतलीघरों के 
स्वामियों पर रखा गया। 

पुतलीघरों के लिए निरीक्षक ([४९॥०"ए 79000078) नियुक्त 
किये गये जो जाकर देखने लगे कि इन नियमों का ठीक-ठीक पालन हे। 
रहा है या नहीं । जिन पुतलीघरों में इन ननयमों का उल्लंघन हेाता था 
उनके स्वारमियों के कड़े दंड दिये जाने लगे । 

“द्रिद्र-संरक्षणरनियम” में संशोधन--हम बतला चुके हैं कि 
रानी एलिज़ेंबेथ के राजत्वकाल में “दरिद्र सरक्षण-नियम? (700 
],99४8) स्वीकृत हुए थे, जिनके अनुसार गरीबों तथा अ्रपाहिजों की 
सहायता करने का प्रत्रन्ध किया गया था। “फ्रांस की राज्यक्रान्त” के 
भीषण युद्ध के काल में इंगलेंड में दरिद्रों की संख्या अधिक बढ़ गई 
थी; इसलिए यह ।नयम कर दिया गया था कि उनके “दरिद्रालय” 


व्यावसायिक, वैज्ञानिक तथा सामाजिक उन्नति २७ 


(20०० प्र00७९) में न बुलाकर उन्हीं के मकान पर आवश्यकता- 
नुसार सहायता दे दी जाय। बहुत-से लेगों ने इस नियम का दुरुप- 
योग करना आरम्भ किया। प्रायः ऐसा होता था कि काफ़ो आमदनी 
होने पर भी लोग सहायता के लिए प्राथनापन्न भेज देते थे । इसके 
रोकने के लिए सन्‌ १८३४ में एक नया “दारद्र-संरक्षण-नियम? स्वीकृत 
किया गया, जिसके अ्रनुतार यह निर्णय हुआ«कि बुड़ढों, अपाहिजों, 
विधवाश्रों तथा रोगिये। के अतिरिक्त किसी के उसके घर पर सहायता 
न दी जाय | इसके अतिरिक्त और जो लोग सहायता चाहें उन्हें 
“द्रिद्रालय” में रकक्‍व्ा जाथ और वहाँ उनसे पूरा परिश्रम लेकर तब 
उन्हें पेट भर अन्न दिया जाय । इसका यही आशय था कि वास्तव में 
मनुष्य की जीवका का कोई साधन न रहे तभी वह “दरिद्रालय” की 
शरण ले | 

देश के दरिद्रों की जीविका का प्रबन्ध करना भी वतमान काल की 
बड़ी कठिन समस्या हो रही है; ओर ब्रिटिश सरकार के सेना के आधे 
व्यय के बराबर दरिद्रों की सहायता भें ख़च करना पढ़ता है | 

“व्यावसायिक संघों? की स्थापना--उन्नीतवीं शताब्दी में 
पुतलीघधरों में काम करनेवालों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती गई और 
प्रत्येक व्यवसाय के मज़दूरों ने एक दूसरे की सहायता करने के लिए 
“व्यावसायिक संघ” (406 एगरञ०ा४७) स्थापित किये | इन संतों ने 
अपने व्यवसायवालों की मज़दूरी बढ़वाने के लिए कई बार बड़े बड़े आन्दो- 
लन किये और पुतलीघरों के स्वामिया का मज़दूरों बढ़ाने पर बाध्य करने 
के लिए मज़दूरों ने हहताल (५॥४४|:७) कर देने का श्रच्छा ढज्ञ निकाल 
लिया 4 सन्‌ १८०० में सरकार ने एक नियम ((१0७॥9960॥ ९60) 
बनाया जिसके अनुसार मज़दरों का मिलकर अपने “व्यावसायिक संघ” 
बनाना क़ानून के विरुद्ध ठहराया गया | सन्‌ १८१४ म॑ यह ननयम हटा 
दिया गया; परन्तु हड़ताल करना अ्रभो तक देश के क़ानून का उल्लघन 
ही समझा जाता था। मज़दूरों की संख्या बराबर बढ़ती जाने के कारण 


श्प्ध् इंगलेंड का इतिहास 


सरकार उनके कुछ सुविधायें देने के लिए बाध्य हुई; श्रौर सन्‌ श्दू७० 
में उन्हें “वयावसा|यक संघ” स्थापित करने की नियमानुसार गञ्राशा मिल 
गई । सन्‌ १९०६ में इन “व्यावसायिक संघ्रों? के लिए कई प्रकार की 
सुविधायें कर दी गई और तब से मज़दूरों की दशा बराबर सुधरती 
गई | आजकल पालिमेंट में “मज़्दूर-दल? (,800प7/ 79) 
नामक एक राजनीतिक दल भी है जितका उद्दंश्य ही यह है कि देश के 
मज़दूरों के अधिकारों की रक्षा की जाय । 

शिक्षा-विभाग का सुधार--उक्नीसवीं शताब्दी में देश के शिक्षा- 
विभाग में भी बहुत कुछ सुधार हुआ | सन्‌ १८७० में महाशय फ्रांस्टर 
(एफ. ]0, [07566॥) के अनुरोध से पालिमेंठ ने “प्रारम्मिक शिक्षा- 
नियम? ( गाहाशाशा'ए गिताल्काणा ०७ ) स्वीकृत किया, 
जिसके अनुसार “(शक्ञालय-समितियों? (8९॥०० ]309708) की 
स्थापना हुई और उनका देश के प्राइमरी स्कूलों की देख-माल का काय 
सोंपा गया | सन्‌ १८७६ में यह ननयम कर दिया गया कि छु; से 
बारह वर्ष तक की अवस्था के प्रत्येक वालक को शिक्षा पाने के लिए 
स्कूल जाना श्रावश्यक है। सन्‌ १८९१ में प्राइमरी स्कूलों म॑ निःशुर 
शिक्षा का भी प्रबन्च कर दिया गया | 

अभी थोड़े दिन हुए, सन्‌ १९१८ में शिक्षा-विभाग के अध्यक्ष 
महाशय फ़िशर (]१४॥॥ [0०॥- ॥. &. ].. ॥५७॥०७७) के अनुरोध से 
एक बड़ा महत्वपूण “शिक्षा-नियम? € पु॥७ ताल्काणा 4३७ 
० 98) स्वीकृत हुआ है। इस नियम की मुख्य मुख्य धारायें ये 
हैं--(१) पाँच से चौदह वप तक के प्रत्येक बालक के स्कूल जाना 
होगा । (२) बारह वष से कम अवस्थावाला केई बालक किसी प्रकार 
की मज़दूरी न करने पावेगा। बारह से चौद॒ह वर्ष की अवस्थावाले 
बालक रविवार के दा घंटे मज़दूरी कर सकते हैं, परन्तु स्कूल के दिन 
उनसे इस प्रकार का केाई काम न लिया जायगा । (३) स्कूलों में 
शार।रिक शिछ्य, खेल-कूद, तेरने आंद का भी प्रवन्ध किया जाय और 


व्यावसायिक, वैशानिक तथा सामाजिक उन्नति श्५श्‌ 


प्रतिमास छात्रों का डाक्टरी निरीक्षण होना चाहिए, जिससे उनके 
स्वास्थ्य का पता लगता रहे। (४) जिन छूात्रों में केाई प्राकृतिक 
दोष पाया जाय, उनकी शिक्षा के लिए विशेष प्रकार के स्कूल 
खोले जाय 

इन नियमों से पता लगता है कि इँगलेंड में बालकों की शिक्षा 
तथा स्वास्थ्य की ओर सरकार कितना अधिक ध्यान देती है। 


मुख्य-मुख्य तिथियाँ 


सन १७६४- हारग्रीब्स को सृत कातने को मशीन (« 
976९8ए ९४ 57 रेशशार) | 
,»._ *७६७--आकराइट का पानी से चलनेवाला चरखा (4 #६- 
एव 8 ऐैं॥6/ िक्ला!8) | 
गिर ५» - जम्स त्रिडले (॥॥05 छिभ॥0|05) द्वारा इंगलेंड 
». भ पहली नहर का बनना | 
५». १5७५ कॉम्यूटन की सूत कातने की मशीन ((70॥- 
6078 'ैप्र|6) । 
». रैषधप--काँटराइट का पानी से चलैनेवाला करघा 
((७+७7१2॥6 3 ।?0फ0७7' ,00॥) | 
»... 9 “वोट (७४४४०) द्वारा भाप के एंजिन का आविष्कार | 
५». १८०७- - लनन्‍्दन की पॉल मॉल सड़क पर गेंस की रोशनी । 
» रै+१२-हेनरी बेल की “कॉमेट”? ((१0॥20) नामक भाष 
की नाव। 
» *प३०--स्टीफ़ेसन का रेलगाड़ी का “राकेट” (२००७0) 
नामक एंजिन | 
». श्य३े३- “पुतलीघर के सुधार का नियम? ([ह0ए 
[,998) ह 


२६० 


ईंगलेंड का इतिहास 


सन्‌ श्ट३४--“दरिद्र-सरक्षण नियमों? (200' [.#छ9) में 


8) 


97 


संशोधन । 

१८३१८-- “ग्रेट वेस्टन”? (7.०४ (6860... फै९४6१) 
नामक भाप के जहाज़ का एटलांटिक महासागर 
पार करना । 

१८४०--डक के प्रबन्ध का सुधार । 

१८४४-- इंगलेंड में तार की पहली लाइन | 

१८४६--“सस्ती-रेल-यात्रा-नियम”' (आल पफिक्ात५ 
९))। 

१८५१--एटलांटिक महासागर में केबिल ((५४॥)।०९) लगना । 

श्य७०-- व्यावतायिक संघों” (]:७१७ एग्रांणा७) के 
स्थापित करने की आज्ञा मिलना | 

» -फ्रॉस्टर महाशय का “प्रारम्भिक शिक्षा-नियम”? 
( 70786" 8 १;|0॥6709"ए  पितप९७४०7॥ 
८९६ ) ह 
१८७६--टेलीफ़ोन (]'०॥०७॥०॥०) का आविष्कार | 
१९०६---'व्यावसायिक संधों? को विशेष सुविधाये। 

१९ ६८ -फ़िशर महोदय का “शिक्षा-नियम” ([प8॥07”8 

॥07008007॥ 4७० ० 4908)॥ 


सातवाँ परिच्छेद 


पालिमेंट के सुधार का आन्दोलन 
तथा 


वतेमान शासन-प्रणाली 
(१) पालिमेट के सुधार के नियम 


पालिमेंट के चुनाव की प्रणाली के दोष--उन्नीसवीं 
शताब्दा तक आते-आते “नियमानुमादित शासन? ((00080४00४079। 
(0०४०"ाा९०॥) की स्थापना हो चुकी थी; परन्तु गलिमेंट अभी 
वास्तव में जनता की प्रतिनिधि समा न थी। अ्रभी उहुत-से स्थानों 
के, जे “व्यावसायिक क्रान्ति” के कारण अब बड़े नगर हो गये 
थे, अपने प्रतिनिधि भेजने का अधिकार न मिला था। उरन्तु बहुत-से 
ऐसे स्थान#, जो अब बिलकुल ग्राम रह गये थे, बराबर अपने प्रतिनिधि 
भेजते थे । दूसरी अनुचित बात यह थी कि प्रतिनिधियों की संख्या 
निर्धारित करने में उनके स्थानों की जन-संख्या का बिलकुल ध्यान न 
रखा जाता था | चुनाव के नियम भी बहुत असन्ताषजनक थे | काफ़ी 
जायदादवाले लेग ही बोटर हो सकते थे ओर साधारण जनता का 
पालिमेंट के चुनाव से केाई सम्बन्ध न था | 

पालिमेंट के सुधार का पहला नियम (१८३२)--छेटा पिट 
पहला राजनीतश था, जिसने चुनाव की प्रणाली का सुधार करना चाद्या 
था, परन्तु धनी लोगों के विगध के कारण उसका प्रयत्न सफल न हो 
सका था । “फ्रांस की राज्यक्रा न्‍्त” के काल में इंगलेंड की सरकार इतनी 
घत्रराई हुई थी कि इस प्रकार के सुधार आदि के प्रश्नों पर विचार करना 


्ः ऐसे स्थान 00७०॥ 07/00९॥8 कहलाते थे | 
२६१ 


२६२ श्गलेंड का इांतहास 


ही असम्भव था। परन्तु वाटरलू के युद्ध के बाद पालिमेंट के सुधार का 
आन्देलन बड़े ज़ारों से उठा और सन्‌ १८३१ में लाड जान रसेल (],0॥0 
का बे0॥॥ 'िप896)) ने 

इस सुधार के लिए एक 
उस्ताव उपस्थित किया 
त्ताेक समा ([]0प8९ 
0 ()७॥॥॥09) में 
ब्रड़्ी कठिनाई से केवल 
एक सम्मति अधिक होने 
के कारण यह प्रस्ताव 
स्वीक्षत हुआ, परन्तु 
नाड-सभा ([008€ 
/ ,0/09) ने उसे 
अस्वीकृत कर दिया , 
प्रगले साल नई पालि- 
अठारहवीं शताब्दी का चुनाव पैंट का चुनाव हुआ 

ओर उसमें वही सुधार का प्रस्ताव फिर उपस्थित किया गया। 
इस बार लेाक-भा में १०९ के बहुमत से यह प्रस्ताव स्वीकृत 
हुआ; परन्तु लाड-सभा ने फिर इसका विरोध किया। उुधारवादियों 
के अपने आन्दोलन में हढ़ देखकर राजा विलियम वतुर्थ ने दबाव 
डालकर लाड-सभा में भी यह प्रस्ताव स्वीकृत करा दिया; और इस 
प्रकार सन्‌ १८३२ में पालिमेंट के “सुधार का पहला प्रस्ताव” (१80 
6७0० 8|) “राजनियम? (॥०४) बन गया। इस नियम के 
अनुसार जिन स्थानों की जन-सख्या २,००० से कम थी, उनके जारलिमेंट 
की काक-सभा में प्रतिनिधि भेजने का अ्रधिकार न रहा; और जिनकी 
जम-संरूपा २,००० ओर ४,००० के बीच में थी, उनके केवल एक प्रति- 
निधि भेजने का अधिकार रह गया । इस प्रकार जो जगहें ख़ाली हुईं, 





दल 
श 
हु 
हा « पक 
5 कन्‍्जक आ्णथा_ "गुड मूड, इनके ५०८ + २) ८ चहल, 


| .+->3 
हे ह हूँ है ढक म् |. "शा, पल कन्या छा 
की ५ #< ९६ "हर कक? दिक मनी ४। ४ 7 ५ 
; . 0 पं 
; रा ईड हम ट >०००2.०.०.२..२८२२२....... था 
:7 7 हि! आफ ६० कट सििकिन काम... ०» ५ बज # ४». 0 जम. लम, ावाशीकज » | 








पालिमेंट के सुधार तथा वतमान शासन-प्रणाली. २६३ 


उनके भरने के लिए उन स्थानों के प्रतिनिधि भेजने का अधिकार 
दे दिया गया जा “व्याववायिक क्रान्ति” के कारण अब बढ़कर 
नगर हो गये थे। चुनाव के नियमें में भी संशाधन किया गया। 
वोटरों की जायदाद की शर्त हटा दी गई और प्रत्येक मनुष्य के, 
जे १० पाउंड सालाना किराये के मकान में रहता हा, या जिसके 
पास ५० पाउंड सालाना लगान की भूमि हे, ब्वोट देने का अधिकार 
दे दिया गया | इस प्रकार पालिमेंट में, जिसमें श्रव तक ज़मींदार तथा 
धनिक लोग ही भरे हुए थे, मध्यम श्रेणी के लोगों का भी प्रवेश 
हे गया । 

चाटिस्ट आन्दोलन (१८४८)--महारानी विक्टारिया के राजत्व- 
काल के आरम्मिक भाग में राजनीतिक सुधार के लिए. एक बहुत बड़ा 
आन्दोलन उठा। इस समय कॉन लॉ (007 8७) के कारण 
अनाज बड़। महँग। था, इसलिए बेचारे मज़दूरों के पेट भर अन्न 
मिलना भी दुलभ था। कुछ लेागों का यह विचार था कि इस 
गअसन्तेपजनक » अवस्थ!। के सुधार का एकमात्र उपाय यही है कि सब 
देशवासिये| के राजनीतिक अधिकार दे दिये जायें | फ़ीयरगस ओकानर 
(०७7/४७7७ 0'(00॥7070 ने एक बहुत बड़ा प्राथनापत्र तेयार किया 
जा [?९००)))० 8४ (॥७70" (“जनता का अधिकार-पत्र?) कहलाता है 
ओर जिसके समर्थक “चांटरुट” (()॥॥७+8॥७) नाम से प्रसिद्ध हैं । 
उसमें समस्त देशवासियों के वोट देने का अधिकार, गुम वोट और 
लोक-सभा के सदस्यों के वेतन आदि के लए प्राथना की गई थी; 
परन्तु पालिमेंट में यह प्राथना-पत्र स्वीकृत न हुआ । इस पर चार्टिस्ट 
दलवाले। ने विराट सभाये करके बड़े ज़ारों से आन्दे!लन आरम्भ किया; 
परन्तु उनके कुछ नेताश्रों के पकड़े जाने से यह दल धीरे-धीरे टूट गया। 
चार्टिस्ट दलवाले जे सुधार चाहते थे वे श्रनुचत न थे और, जैसा कि 
हम अभी बतलावेंगे, समय आने पर पालिमेंग ने धीरे-धीरे इन सब 
सुधारों के लिए प्रस्ताव स्वीकृत कर लिये। 


२६४ इंगलेड का इतिहास 


पालिपेंट के सुधार का दूसरा नियम (१८६७)-सन्‌ श्८३२ 
के “सुधार नियम” के अनुसार मध्यम श्रेणी के लोगों के वोट देभे का 
अ्रधिकार मिल चुका था; परन्तु देश के कारोगर ओर मज़दूर अब भी 
इस अधिकार से वंचित थे। सन्‌ १८६७ में, डिसरायले के मॉंन्त्रत्व- 
काल में, “पालिमेंट के सुधार का दूसरा नियम” (86००70 ३०- 
070 ै.८) स्वीकृतृ हुआ | उसके अनुसार नगरों के सब मकानदारों 
के बोट देने का अ्रधकार दे दिया गया। मकानदारों की श्रेणी में नगर 
के साधारण कारीगर तक आ जाते थे; अतः नगरीं के अधिकांश 
निवासी पालिमेंट के चुनाव में वोट देने के ग्रधकारा हा गये । 

पालिमेंट के सुधार का तीसरा नियम (१८८७)-सन 
श्टू८४ में ग्लैडस्टन के मन्त्रित्व-काल में 'पालिमेंट के सुधार का 
तीसरा नियम” ([फ्राल्त हिलाणावा 8८) स्वीकृत हुआ। उसके 
अनुसार गाँवों तथा नगरों दोनों के लिए यह नियम कर दिया गया कि 
प्रत्येक मकानदार वोट देने का अधिकारी है। अब बहुत-से मज़दुर 
तथा गाँव के साधारण किसान तक बोटर ह। गये | इस प्रकार पालिमेंट 
की लोक-सभा में देश की समस्त श्राणिया के प्रतिनिधियों का प्रवेश 
हे जाने के कारण वह धोरे-धीरे वास्तविक जातीय सभा का रूप धारण 
करने लगी | * 

बैलट एक्ट तथा गुप्त बोट (१८७२)--पालिमेंट के सुधार के 
तीसरे नियम से कुछ वष पहले सन्‌ १८७२ में एक बढ़ा आवश्यक नियम 
स्वीकृत हे चुका था, जे बैलट एक्ट (॥9||0 #०) के नाम से 
प्रसिद्ध है | इसके अनुसार यह निश्चित किया गया कि बोट ऐसे ढँग से 
लिया जाय जिससे यह पता न लग सके कि किसने किसके लिए वोट 
दिया है। वोटर जिसे वाट देना चाहे, उसके नाम के सामने एक चिह् 
बनाकर काग़ज़ के स्वय एक बन्द सन्दृक़ में, जे “बैलट बाक्स”? कह. 
लाता है, डाल दे। इसके पहले जब गुप्त वोट का केई प्रबन्ध न 
था, वोटर स्वतन्त्रतापूवक अपना मत प्रकाशित करने से म्िककते 


पालिमेंट के सुधार तथा वरतंमान शासन-प्रणाली_ २६५ 


थे। परन्तु अत वोटरों के किसी प्रकार का भय न रहा; और चुनाव 
में दबाव डालकर वोट प्राप्त करने की प्रथा बहुत कम हो गई। 

पालिमेंट एक्ट (१९११) तथा लोक-सभा की प्रधानता-- 
सन्‌ १९११ में प्रसद्ध पालिमेंट एक्ट (एश्वागांक्रातशा। ॥०४) स्वीकृत 
हुआ, जिसके अनुसार पालिमेंट की लोक-सभा (पृ०प४९ ० 000॥- 
7078) तथा लाड-सभा (प्ृ0४४७७ ० .0709) का पारस्परिक 
सम्बन्ध निर्धारित हुआ । अ्रथ-सम्बन्धी प्रस्तावों (.०7९ए '3ं]]9) पर, 
जिनमें कर आदि का प्रश्न होता था, लाड-सभा का कोई अधिकार न 
रहा; और इस प्रकार के प्रस्तावों पर वाद-विवाद करने का पूर्ण अधिकार 
लोक-सभा के दे दिया गया। शासन-कार्य्य का संचालन कर पर ही 
निर्भर है; अतः पालिमेंट में ग्रब लोक-सभा ही की प्रधानता हो गई। 
यह भी निश्चित कर दिया गया कि जिन नियमों के लोक-सभा तीन 
बार स्वीकृत' कर दे, यदि उन्हें लाड-सभा अस्वीकृत भी करे, तो भी वे 
राजा के हस्ताक्षर के बाद राजनियम बन सकते हैं | इस प्रकार नियम 
बनाने के कार्य में भी लोक-समा ही प्रधान रही । 

इस नियम के अनुसार पालिमेंट की अवधि में भी परिवतन हुआा। 
जॉज प्रथम के राजत्वकाल के “सप्तवार्षिक नियम” (देखे प्रष्ठ १९१) 
के अनुसार पालिमेंट का चुनाव सात व के लिए होता थढ; परन्तु अब 
यह अवधि घटाकर पाँच वर्ष कर दी गईं | इसी समय से लोक-सभा के 
सदस्यों के ४०० पाउंड सालाना वेतन देने की प्रथा का प्रारंभ हुआ; 
आर इस सुविधा के कारण ऐसे लोग भी, जो अब तक अपने काम-पन्धे 
की द्वानि के भय से चुनाव के लिए खड़े न होते थे, पालिमेंट के सदत्य 
हो सकते हैं । 

चुनाव के नियमों में संशोधन तथा ज्यों का लोक-सभा 
में प्रवेश-सन्‌ १९१८ में पालिंमेंट के चुनाव के नियमों में और कई 
संशोधन किये गये | [२०॥)/७४९॥६७६४०॥ ० 7९०७।७ &८६ के अनु- 
सार लोक-सभा के सदस्यों की संख्या कुछ बढ़ा दी गई; और २१ वर्ष 


२६६ इँगलेंड का इतिहास 


से अधिक अवस्था के सत्र पुरुषों के वोट देने का अधिकार दे दिया 
गया | यह नियम पालिमेंट के सुधार के पहले तीन नियमों से भी बढ़कर 
रहा | इसमें एक और बड़े महत्व की यह बाव निश्चित की गई कि 
स्त्रियां मी लोक-सभा की सदस्य हं।ने की अधिकारिणी हैं ओर ३० वर्ष 
से अधिक अवस्था की प्रत्येक त्री के, जिसका अपना घर का मकान हो 
या जिसके पति का घर का मकान हो, पालिमेंद के चुनाव में वोट देने 
का अधिकार दे दिया गया। 

परन्तु सन्‌ १९१८ के नियम में एक कमी रह गई । पुरुष २१ वर्ष 
ही की आयु में वोटर हो जाते थे परन्तु स्त्रियाँ ३० व की आयु से 
पहले वोटर न हद सकती थीं। अभी कुछ दिन हुए ( सन्‌ १९२८ में ) 
पालिमेंट ने एक नियम स्वीकृत किया है जो सामाजिक भाषा में 
]]8097०78 ५४०४७ 3 के नाम से प्रसिद्ध है । इसके अनुसार 
पुरुषों को भाँति स्त्रियां मी २१ ही वर्ष की आयु में वोटर होने की 
अधिकारिणी हो जाती हैं। आजकल चुनाव के नियमों में स्त्रियों और 
पुरुषों के बराबर अधिकार हैं ओर यह विचार फेलने लगा है कि केवल 
स्री होने के कारण किसी व्यक्ति के किसी राजनीतिक अधिकार से वंचित 
रखना सवंथा अ्रनथ है । 

आजकल, ब्रिटेन में २१ वर्ष से अधिक के सब स्त्री-पुरुष (यदि उनमें 
पागलपन आदि दोष न हों ) पालिमेंट के वोटर होते हैं। इस प्रकार 
पालिमेंट की लोक-सभा अब पूरण रूप से जनता की प्रतिनिधि-सभा हो 
गई है और लोक-सभा ही के हाथ में शासन की बागडोर होने के कारण 
ब्रिटेन का शासन अब वास्तविक “जनता का शासन”? (])000'8८५ए) 
कहला सकता है । 


(२) वत मान शासन-प्रणाली 


८ नियमानुमोदित राजा”--इंगलेंड के राजनीतिक इतिद्दास का 
सारांश यह समझना चाहिए, कि देश के शाक्षन-कार्य की बागडोर 


पालिमेंट के सुधार तथा वरतंमान शासन प्रणाली 


हो आहत |: 7७ 


२६७ 





ब्रियिश पालिमेंट के 


श्ध्८ इंगलेड का इतिहास 
धीरे-धीरे राजा के हाथ से निकलकर पालिमेंट के हाथ में आ गई। 
ग्राजकल ईंगलेंड का राजा 'नियमानुमे।दित राजा? ((१009॥70४0०ा- 
8] '(079870॥) हीता है; श्र्थात्‌ जनता के चुने हुए. मन्त्रियों की 
सम्मति के बिना वह कुछ नहीं कर सकता । शामन काय॑ वास्तव में इन 
मन्त्रियों के ही हाथ में हे; परन्तु सब्र कारबाई राजा ही के नाम से की 
जाती है। राज्य के समस्त कमचारी राजा ही के नोकर कहलाते हैं 
और न्यायालयों में न्याय का काय भी राजा ही के नाम से हेता है। 
प्रधान मन्‍्त्री के पालिमेंट के बाद विवाद तथा मन्त्रिमडल के गुप्त 
निणय आदि की राजा के रिपोर्ट भेजनी पढ़ती है। पालिमेंट के चुनाव 
के लिए निमन्त्रण भी सदा राजा ही के नाम से भेजा जाता है। राजा 
का व्यक्तिगत रूप से भी बड़ा प्रभाव दाता है; और किसी सस्था में राजा 
का सम्मिलित हेाना उस संस्था के लिए बढ़े सम्मान की बात मानी 
जाती है। महारानी विक्थारिया अपने व्यक्तिगत प्रभाव से अपनी समस्त 
प्रजा की प्रेमपात्र बन गई थीं। उनके मन्त्री प्रायः उनसे राजनीतिक 
विषयों में परामश लेते थे। एडवड सप्तम ने अपने व्याक्तगत प्रमाव ही 
से कई अवसरों पर यार मे युद्ध न छिड़ने दिया। इसके अतिरिक्त 
राजा अपनी समस्त प्रजा का प्रतिनिधि माना जाता है, और बतमान 
समय मे ब्रिटिश साम्राज्य के भिन्न-मिन्न भाग एक राजा के अ्रधीन हेने 
के कारण ही सुगमता से एक साथ सम्बद्ध हें । 

पालिमेंट; लोक-सभा तथा लाड-सभा पालिमेंट के दे। भाग हेते 
हैं। एक लाड सभा है ([]0086 ता [.,0।08) जिसके सदस्य प्रायः 
बड़े बड़े घरानों के लोग होते हैं। देश की केई बड़ी सेवा करने के 
कारण कुछ बड़े घरानों के लोगों के पुश्तेनी उपाधियाँ& दे दी जाती 
हैं, जिनके कारण उन घरानों के सबसे बड़े पुत्र वह उपाधि घारण करने 


क# जिपर6, ऐक्रि्पृपां3, पिछा|,.... र8000॥॥. सद्वा'0त 
अा।द । 


पालिमेंट के सुधार तथा वतंमान शासन-प्रणाली. २६९ 


तथा लाड-सभा में सम्मिलित होने के अ्रधिकारी हो जाते हैं। बड़े 
घ्रानों के सदस्थों के अतिरिक्त उसमें इंगलेंड तथा उत्तरी श्रायरलेंड के 
चच के बड़े पादरी भी सम्मिलित होते हैं। स्काटलेंड के चर्च में पादरी 
न होने के कारण, वहाँ के चच का केई प्रतिनिधि लाडं-सभा में 
नहीं होता ! 

पालिमेंट का दूसरा भाग लोक सभा ([[0ए५७ 0/ (000॥॥079) 
कहलाता है। उसमें आजकल ६१५१५ सदस्य होते हैं, जिनमें ४९२ 
इंगलेंड से, ३६ वेल्ज़ से, ७४ स्कॉटलेंड से ओर १३ उत्तरी आयर- 
लैंड से चुने जाते हैं। हम बतला चुके हैं कि पालमेंट में श्राजकल 
लेक-समा ही की प्रधानता है । अथ-सम्बन्धी प्रस्तावों पर बाद-विवाद 
करने का पूण अधिकार लेक-सभा ही के है। अन्य विषयों में भी यदि 
लाक-सभा दृढ़ हो जाय और लाड-समा का विरोध होते हुए भी किसी 
नियम को बार-बार पास किया जाय तो तीसरी बार के बाद लाड-सभा 
की अस्वीकृति भी उसे राजनियम बनने से नहीं राक सकती । मन्न्रि- 
मंडल पर भी लेक-सभा द्वी का दबाव रहता है ग्रौर उसी के विरोधी 
हो जाने पर मन्त्रियां के अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। लोक- 
सभा का प्रधान स्पीकर (8९,२९७) कहलाता है ओर सभा के 
कार्यों के नियमानुसार संचालन का भार उसी पर होता है। वतमान 
समय में लाक-सभा में तीन राजनातिक दल ह; एक कन्ज़रवेटिव ((30॥- 
807ए७॥ ए०) जो प्राचीन टारी-दल की भाँति सुधार आदि को कम 
पसन्द करते हैं; दूसरे लिबरल (]॥00०/७|8) जो प्राचीन द्विग-दल 
की भांति पक्के सुधारवादी हैं; और तीसरे लेबर पार्टी ([,80७०प्रा' 
7७70४) जिसका उद्देश्य मज़दूरों के अधिकारों की रक्षा करना हे। 
लेक-सतभा में जिध राजनीतिक दल को संख्या अधिक होती हे, उसी 
दल का नेता प्रधान मन्त्री बनाया जाता है । 

नियम बनाने की प्रशाली-पालिमेंट का मुख्य काम राजनियम 
बनाना है। पहले नियम “प्रस्ताव” (8|) के रूप में लोक-सभा या 


हु >नृ 


२७० इंगलेंड का इतिहास 


लाड-सभा में उपस्थित किया जाता है; परन्तु अ्रथ-सम्बन्धी प्रस्ताव 
(0076५ 39) पहले लोक-सभा ही में पेश होते हैं। प्रत्येक समा 
में “प्रस्ताव” स्वीकृत होने से पहले उस पर तीन बार विचार किया 
जाता है, ।जसका यह आशय है कि राजनियम बहुत सेच-विचार करके 
स्वीकृत किये जायें | पहली बार “प्रस्ताव” पढ़कर सुना दिया जाता है 
आर उसके छुपने की श्ाशा दे दी जाती है | दूसरी वार प्रस्ताव के मुख्य 
सिद्धान्तों पर बाद-विवाद होता है; और इसके बाद उसकी धारायें 
निर्धारित करने के लिए एक उपसमिति नियत कर दी जाती है। तीसरी 
बार इन धाराओं पर अलग लग वाद-विवाद होता है श्रोर उनमें बहुत- 
सी धाराश्रों का संशोधन भा कर [दया जाता है। इसके 4+श्चात्‌ परदि 
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, तो वह दूसरी सभा में मेज दिया जाता है जहाँ 
उस पर फिर उसी प्रकार तीन बार विचार होता है। यदि दूसरी सभा ने 
भी उसे स्वाकृत किया तो इसके बाद यह पालिमेंट की दोनों सभाश्रों का 
पास किया हुआ्आा नियम राजा के पास उसके हस्ताक्षर के लिए जाता है। 
पालिमेंट के स्वीकृत किये हुए नियम पर शजा प्राय: सदा हस्ताक्षर ऋर 
देता है और इसके बाद वह नियम “राजनियम” (०४) हो जाता है | 

पालिमेंट से नियम पास होने के लिए साधारणुत: लोक-सभा तथा 
लाड-सभा दोनों की स्वीकृति आ्रवश्यक है। परन्तु सन्‌ (९११ के 
पालिमेंट एक्ट (|१४/|कवा0॥0 औ९०॥ 0। 9) के अनुसार यह 
नाश्चत हां गया है कि यदि लोक-सभा चाहे तो लाड-सभा के लौटाये 
हुए प्रस्ताव के दोबारा स्वीकृत करके उसे फिर लाड-सभा में भेज 
सकती है। यदि दूसरी बार भी उसे लाड-सभा ने लाठा दिया और 
लोक-सभा फिर भी श्रपनी सम्मति पर हृढ रही और उसे फिर स्वीकृत 
किया ते ऐसी स्थिति में लाड-सभा का विरोध होते हुए भी लोक-सभा के 
तीन बार के स्वीकृत नियम के समस्त पालिमेंट का स्वीकृत नियम मान 
जलया जायगा और उसे बिना लाडं-सभा में भेजे सीधा राजा के हस्ताक्षर 
के लिए भेज दिया जायगा | इस प्रंकार लोक-सभा की हृढ़ता के सम्मुख 


पालिमेंट के सुधार तथा वर्तमान शासन-प्रणाली २७१ 


लाड-सभा की अस्वीकृति बेकार हो जाती है; परन्तु लाड-सभा के स्वीकृत 
प्रस्ताव के यदि लोक-सभा लौटा दे तो वह फिर राजनियम नहीं बन 
सकता। पालिमेंट में जलाक-सभा की प्रधानता उचित भी है क्योंकि 
लेक-सभा ही में जनता के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं। आजकल 
लेक-भभा ही वास्तविक पालिमेंट मानी जाती है और लाड-सभा की 
स्थिति केबल सम्मति देनेवाले मंडल (4 0०४807५ 009) के समान 
रह गई है ' 

मन्त्रि-सडल--पालिमेंट के बनाये हुए नियमों के अनुसार शासन- 
काय का संचालन “'मन्त्रिमडल” ((१७॥॥॥60) द्वारा हाता है। 
प्राचीन काल के मनन्‍्त्री केवल राजा के सम्मुख उत्तरदायी होते थे ओर 
पालिमंट का उन पर कुछ भी दबाब न होता था। माध्यमिक काल में 
पॉनलिर्मेट ने अ्रभियाग ([ | [008 0॥॥॥) ९॥7.) द्वारा मन्त्रियों पर अपना 
आंधकार जतलाने का अच्छा ढंग निकाल लिया; और इसके बाद 
सत्रहर्वी शताब्दी में यह सिद्धान्त निश्चित हो गया कि राजमन्त्री अ्रपने 
काय के लिए जनता के प्रतिनिधियों के सम्मुख उत्तरदायी हैं | इस प्रकार 
धीर-घीरे वतमान “सचिव-तन्त्र शासन” (()0॥0॥ (४0ए९'रा॥श॥) 
का प्रारम्म हुआ | 6; 

वतेमान मन्त्रिमडल की वशेषताये--“सचिव-तन्त्र शासन” 
के समभने के लिए वतंमान “मन्त्रि:मंडल” की निम्नलिखित विशेष- 
ताश्रो के भली भाँति समझ लेना चाहिए... 

(१) “'मन्>-मंडल? के सब सदस्य एक ही राजनीतिक दल के 
होते हे । यह प्रथा विलियम तृतीय के राजत्वकाल से चली आती है। 
इससे बढ़ा सुभीता यह होता है कि सब मन्त्री एक ही प्रकार की नीति 
का अनुसरण करते हैं, जिससे शासन-कार्य का संचालन सुगमता-पूर्वक 
हो सकता हे। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि दो दलों के नेता आपस 
में समभीता करके “संयुक्त मन्त्रि-मंडल” (()0४॥|४07॥ ॥॥78079) 
स्थापित कर लेते हैं | 


२७२ इंगलेंड का इांतहास 


(२) मन्त्रि-मंडल का प्रधान पहले राजा होता था; परन्तु जब 
से जांज प्रथम ने, अ्रगरेज़ी भाषा न जानने के कारण, मन्त्रि.मंडल की 
बैठकों में जाना धीरे-धीरे बन्द कर दिया, तब से यह प्रथा चली आती 
है कि मन्त्रियों ही में से एक “प्रधान मन्त्री” ([0व॥0 (989) 
होकर मन्त्रि-मंडल का नेता हो जाता है। हम बतला चुके हैं कि ईंग- 
लेंड में प्रधान मन्‍्त्री के पद के सबसे पहले वाल्पोल ने सुशोभित 
किया था । आजकल मन्त्र-मंडल की बैठकों से राजा का काई सम्बन्ध 
नहीं रहता | मन्त्री लोग जो चाहते हैं, स्वतन्त्रतापूवंक कर लेते हैं, 
झौर उन पर राजा का दबाव नाममात ही रह गया है। 


(३) मन्त्रिमंडल की नीति प्रधान मन्त्री ही निर्धारित करता 
है| मन्त्र-मंडल के अन्य सदस्यों के वह स्वय नियुक्त करता है और वे 
सब अपने नेता की ही नींत का अनुसरण करते हैं। यदि के।ई मन्त्री 
प्रधान मन्‍्त्री को नीति से सहमत न हो तो वह त्याभपत्र देकर अलग 
हो जाता है; परन्तु मन्त्र-मंडल में रहते हुए वह अपने नेता की नीति 
का विरोध नहीं कर सकता | 


(४) पालिमेंट के प्रधान भाग अर्थात्‌ लोक-सभा में जिस 
राजनीतिक दल की" अधिक संख्या हं।ती है, उसी का नेता प्रधान मन्त्री 
बनाया जाता है। इससे बड़ा सुभीता यह होता है कि मरन८-मडल के 
लोक-सभा से अपनी नीति के स्वीकृत कराने में बड़ी आसानी होती है । 
इस प्रकार जनता की प्रतिनिधिन्‍सभा तथा मन्त्रि-मंडल दोनों की नीति 
सदा एक रहती है। 


(५) जिस राजनीतिक दल के सदस्य मन्त-मडल में हों, उस 
दल का याद लेक-सभा में बहुमत न रहे, तो ऐसी अवस्था में मन्त्रि- 
मंडल के तब सदस्यों के त्यागपत्र देना पड़ता हे। इसके बाद जिस 
दल का अब बहुमत हो गया हो, उसका नेता प्रधान मन्छोी होकर, 
पयना नया मन्त्रि-मंडल स्थापित करता हैं | 


पालिमेंट के सुधार तथा वतमान शासन-प्रणाली २७३ 


(६) मन्त्रि-मंडल अपनी नीत के लिए, लोक सभा के सम्मुख 
उत्तरदायी है | यदि मन्त्रि-मंडल की ओर से उपस्थित किया हुआ केई 
प्रस्ताव लोक-सभा में अस्वीकृत हे, तो इसका यह अथे समझा जाता 
हैं कि जनता के प्रतिनिधियों के मन्त्रिया पर विश्वास नहीं रहा। ऐसी 
ग्रवस्था में मन्त्र-मंडल के तुरन्त त्यागपन्र देना पढ़ेगा। इस प्रकार 
प्रधान मन्‍्त्री तथा उसके सहकारी तभी तक मन्त्रि-मंडल में रह सकते 
हैं, जब तक लोक-सभा उनकी नीति का समथन करती रहे | 

(७) मन्त्रि-मंडल के सदस्य राज्य के भिन्न-भिन्न विभागों की 
देखभाल करते हैं। प्रत्येक मन्‍्त्री अपने विभाग के संचालन के लिए 
व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है, और समस्त मन्त्रि-मंडल सम्मिलित रूप 
से भी उत्तरदायी होता है। यदि लोक-सभा किसी मनत्री के विरुद्ध 
“ग्रावश्वास का प्रस्ताव” (५०४७ ०ी ४० (0०700॥0९) पास 
कर दे, तो उसके साथ उसके समस्त सहकारियों के भी त्यागपत्र देना 
पड़ता है | े 

इस प्रकार ग्रेट ब्रिटेन का शासन-काय जनता की अनुमति पर निर्भर 
है | देश के लिए नियम बनाने का काय वास्तव में लोक-सभा के हाथ 
में है, जिसमें जनता के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं; और इन नियमों 
के अनुसार शासन-कार्य का संचालन मन्त्रि-मडल करता हे, जिसके 
सदस्य लोक-सभा के विश्वासपात्र होते हैं। 


मुख्य-मुख्य तिथियाँ 


सन्‌ १८३२--पालिमेंट के सुधार का पहला नियम । 
» 2८डप्य--चार्टिस्ट आ्रान्दोलन । 
» १८६७--पार्लिमेंट के सुधार का दूसरा नियम | 
? १८७२-बैलट एक्ट तथा गुप्त वोट | 
2 १&८४--पालिमेंट के सुधार का तीसरा नियम ॥ 


२७४ इंगलेंड का इतिहास 


सन्‌ १६९६११--“पालिमेंट एक्ट” (एप एश्वाणींग्राएणा। ४०६ 
0 9]) 

7 १९१८--१०३7/९४४९०॥४॥०॥ ०0 7९०09।6९ ०६ 

? १९२८--४॥।४/००७७४ ४०४० 8. 


आउठवाँ परिच्छेद 
महारानी विक्टोरिया का राजत्वकारू 


(१८३७-१९०१) 


सर्वप्रिय महारानी विक्टोरिया--विलियम चतुर्थ के कोई 
सन्‍्तान न थी, इसलिए सन्‌ १८१७ में उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ उसकी 
भतीजी विक्टोरिया (५]८४०४४५७) अटेन को रानी हुईं। डसके राज्या- 
भिषेक के समय * हनोवर का ब्रिटेन से केाई सम्बन्ध न रहा, क्‍योंकि 
ईनोवर « र्त्रयाँ राज्य करने की अधिकारिणी नहीं समझी जाती थीं। 
(वक्‍्टोरिया का अवस्था उस समय अढारह वष की थी; परन्तु अपनी 
योग्यता तथ' अच्छे स्वभाव के कारण वह शीघ्र द्दी अपनी समस्त प्रजा 
के प्रेमपात्र बन गई | सन्‌ १८४० में विक्‍्टोरिया का कॉबगं# के राज- 
कुमार एलबट (ए706 #&॥0५ ० (000एा४्ट) से विवाह 
हुआ और अपने पति से उसे शासन-कार्य में श्रच्छी सहायता मिलने 
लगी ! परन्तु बीस ही वर्ष बाद सन्‌ १८६१ में राजकूमार एलबट की 
मृत्यु हे गई | अपने पति के देहान्त के बाद रानी बड़े सादे ढंग से 
रहने लग! और उसने अपने जीवन का शेष भाग अपनी प्रजा का हित 
करने में व्यतीत किया | रानी विक्टोरिया निपुण राजनीतिशञ भी थी; 
उस काल की राजनीति पर उसका व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रभाव पड़ा; 
ओर उसके मन्त्री उससे जटिल प्रश्नों पर प्रायः परामश लेते थे । 

विक्टोरिया; भारतवष की महारानी (१८७७)--इस समय तक 
आते-आते अ्रँगरेज़ भारतवष में भी एक बड़ा साम्राज्य स्थापित कर 





# कॉबग जमनी की एक रियासत है। 
२७५, 


२७९ इगलंड का इतिहास 


३ का हि 


चुके थे ओर ईस्ट इंडिया कम्पनी, जे पहले केवल व्यापारियों की मंडली 
थी, अब एक बढ़े साम्राज्य की शासक हे गई थी। सन्‌ १८४७ में 
भारतवर्ष में एक भीषण विद्रोह हुआ, जे “गदर” ('#प्रत३) के 





महारानी विक्टारिया 


नाम से प्रसिद्ध है। इस उपद्रव के शान्त होने के बाद ईस्ट इंडिया कम्पनी 
का अन्त हुआ और रानी विक्टोरिया ने ब्रिटिश भारतवष का शासन 
गये अपने हाथ में ले लिया। इस समय से यहाँ का गवर्नर-जनरल 


महारानी विक्टोरिया का राजत्वकाल २७७ 


“याइसराय” (एए८७/०५%) कहलाने लगा; और “पिट्स इंडिया 
एक्ट” के समय के बने हुए बोड आफ़ कंट्रोल (80ञ4 ० 
()०॥॥7०0)) के स्थान पर ब्रिटेन के मन्त्रि-मंडल के एक सदस्य का, जा 
“सेक्रेटरी आ्रॉफ स्टेट फ़ार इंडिया? (866/6क्ष"'ए 0० 50806 [० 
[0049) कहलाता है, मारत-सरकार के कार्य की देखभाल का भार सौंपा 
गया । इसके कुछ व बाद सन्‌ श्८७७ में विक्टोरिया ने “भारतवर्ष 
की महारानी” ([ग्रा|॥/088 07 708) का उपाधि ग्रहण की, जिसके 
उपलक्ष मं भार्तवष में बढ़े समारोह से उत्सव मनाया गया । 


(१) सर रॉबर् पील तथा कॉन लाँ के विरुद्ध आन्दोलन 

सर रॉबट पोल--सर रॉबरट पील (9 रिक्शा २6९) 
विक्टो रया के राज्य के आरम्मिक काल का बड़ा प्रसिद्ध प्रधान मन्त्री 
हुआ है। उसकी शिक्षा ईंग- 
लंड के प्रसिद्ध हेरो तथा 
ग्रक्सफ़ोड के शिक्षालयें में 
हुई थी | सन?१८०६ में वह 
पालिमेंट की लेक-सभा का 
सदस्य हो गया और अ्रपनी 
याग्यता के कारण उसने 
शीघ्र ही खूब नाम पैदा 
कर लिया। सन्‌ श्व्ूश्र से 
१८१८ तक वह आयरलेंड 
का चीफ़सेक्रेटरी रहा; ओर 
इसके बाद सन्‌ श्थयरर में 





सर रॉब  पील 
बह मन्त्रिमंडल का “हैम सेक्रेटरी” (देशीय विभाग का मन्त्री) हो गया। 


# ५१0८67०0४ >> राजा का प्रतिनिधि । 


श्ष्प हँगलैंड का इतिहास 


पील ने तुरन्त ही “क़ानून फ़ोजदारी” ((0व॥ा॥७। (0000) के सुधार 
का काय आरम्म किया; और जिन छोटे-छोटे अपराधों पर ऋब तक 
प्राणदंड दिया जाता था, उनमें दंड कम कर दिया गया । इसके अतिरिक्त 
पील ने दूसरा महत्त्वपूण सुधार यह किया कि नगरों में शान्ति रखने के 
लिए बुडढे चोकीदारों के स्थान पर बाक़ायदा पुलिस (??0॥0०८) का 
प्रबन्ध कर दिया । इंगलेंड की वर्तमान पुलिस का, जो अपनी योग्यता 
के कारण जगत्पसिद्ध हो रही हे, इसी समय से प्रारम्भ होता है। 

पील का मन्त्रित्व (१८७४१-१८४६); आधथिक सुधार--सन्‌ 
श्यय४१ में पील प्रधान मन्त्री हो गया | उसके मन्त्रित्व-काल में बहुत-से 
आ्राथिक सुधार हुए | व्यापारिक माल पर महसूल कम कर दिया गया 
ओर उसके स्थान पर “इन्कमटैक्स”? ([700॥6 ४६) या लोगों की 
आय पर कर वसूल करने की प्रथा आरम्म की गई। इस समय देश में 
“स्वतन्त्र-व्यापार-वादियो? (|५४९ 80७78) की संख्या बढ़ती जा 
रही थी, जिनका मत था कि व्यापारिक माल पर कर आदि लगाने से देश 
के व्यापार की उन्नति में बड़ी बाधा पड़ती है। पील पहले इस सिद्धान्त 
का विरोधी था; परन्तु धीरे-धीरे वह “स्वतन्त्र-व्यापार-वादी” हो चला 
था | देश के बेंकें का भी सुधार करने का प्रयत्न किया गया और सन्‌ 
श्य४४ में “बेंक-सुघार-नियम?? (84778 (0॥क40' ०) के अनु- 
सार बैंकों के नोटों की संख्या निश्चित कर दी गई, जिससे केई बैंक 
अधिक नेट निकालकर देश के व्यापार आदि के धक्का न पहुँचा सके। 

पील तथा आयरलेंड की समस्या--इस समय आयरलैंड के 
निवासी ब्रिटेन से प्रथक्‌ होकर श्रपने देश में स्वराज्य स्थापित करने के 
लिए. आन्दोलन कर रहे थे | पील ने आयरलेंड' के किसानों की शिका- 
यतों की जाँच करने के लिए एक कमीशन बैठाया और कैथेलिकों के 
से तुष्ट करने के लिए उनके शिक्ञालयों के सरकार की ओऔऔओर से सहायता 
दिलाई | इसके अतिरिक्त देश में शिक्षा फेलाने के लिए तीन बड़े नये 
पॉलिजर खेले गये, जे। रानी विक्टोरिया के नाम पर क्त्रीन्‍्स कॉलिज 


महारानी विक्टयोरिया का राजत्वकाल २७९ 


(076९7 8 00]/९४०) कहलाये | परन्तु श्रायरलेंड-निवासी केवल 
इतनी बातों से संतुष्ट न हो सकते थे, अतः स्वराज्य के लिए. उनका 
ऋरान्दोलन बराबर जारी रहा । 

काने लॉ का अन्त तथा पील का पतन--हम बतला चुके हैं 
कि नेपोलियन के विरुद्ध युद्ध समाप्त होने के बाद इंगलेंड की क्लष की 
दशा बहुत असनन्‍्तोषजनक थी | ऐसी अवसध्था में कॉन लॉ ((0॥7 [.,&ए) 
स्वीकृत हुआ: थ।, जिसके अनुसार विदेश से औनेवाले अनाज पर बहुत 
काफ़ी महसूल लगा दिया गया था, जिससे वह देशी अनाज के मुक्ा- 
बिले में सस्ता न बि* सके । इस नियम से भूमिपतियों के तो लाभ 
हुआ. परन्तु इसनः कारण अनाज की दर बढ़ जाने से साधारण जनता 
के बड़ी असुयिधा हेगः । “स्वतन्त्र-व्यापार-वादियों? ने कॉन लॉ की 
विरोधी एक संस्था (& ॥0-(0007-,8 9७ ,08/४८) स्थापित की,जिसके 
नेता रिचड कॉबडेन (]३0॥७/"0 (१00त0॥) और जॉन ब्राइट ()०॥7 
छण9॥8, थे, और इस नियम के विरुद्ध बढ़े ज़ोरों से आन्‍न्दालन शुरू 
किया इस॑ रुमय आयरलेंड में, जहाँ के लोग ग्रब॒ तक अनाज को 
जगह आलू खाकर जीवन-निर्वाह करते थे, आलू की फ़सल मारी गई, 
जिससे अ्रनाज की महँगी ले।गों के लिए, असह्य हो गई। ऐसी अवस्था 
में पील के कॉन लॉ हृटाना पड़ा | इस प्रकार इस मुनहूस नियम का, 
जिसके कारण अनाज महँगा हो रहा था, अन्त हुआ | 

पील के समथकों में अधिकतर भुमिपात ही थे, जो अपने स्वार्थ के 
कारण कॉर्न लॉ का रद होना कभी पसन्द नहीं कर सकते थे। अपने 
समथंकों के असन्तुष्ट हो जाने के कारण पील के अपने पद से त्यागपत्र 
देना पड़ा: ओर थोड़े ही दिनों बाद यद्द योग्य राजनीतिश परलोक 
सिधारा | 

पील के राजनीतिक विचार तथा उसके कार्यों को 
आ्रालौाचना--पील टोरी-दल का नेता था| उसके नेतृत्व में इस दल के 
राजनीतिक सिद्धान्त बढ़े उदार होने लगे। “टोरी” नाम से लोग अब 


छा च 
२८८० इगलड का इतिहास 


तक “'नियमानुमोदित शासन” के विरोधी समभे जाते थे, इसलिए. पील 
ने यह नाम बदल कर अपने दल के कंज़रवेटिव दल '(00856॥- 
७४96४) अर्थात्‌ “प्राचीन शैली का समथक”” कहना शुरू किया था| 
इसके जवाब में हग-दलवाले अपने के लिबरल (॥॥6/]) श्रर्थात्‌ 
“सुधारवादी” कहने लगे | 

लेक-सभा में अपनी शक्ति स्थायी करने के लिए. पील का काम 
बिना अपना दल बनाये न चल सकता था; परन्तु वास्तव में वह दल: 
बन्दी के बखेड़ीं के पसन्द न करता था४ जो बात उसे उचित मालूम 
हाती थी उसे वह, अपने दल के सिद्धान्तों का विचार छोड़कर भी. 
तुरन्त करने के लिए अग्रसर हो जाता था। पील के दल के भूमिप/त 
कॉर्न लॉ के हटाने के विरोधी थे; परन्तु उसने भुखी जनता के हिताथ 
यह नियम हटा दिया | पील के अनुयायी बहुत दिनों तक “पीलाइटस” 
((2९९।॥६९४) नाम से प्रसिद्ध रहे । उन्हीं मे ग्लेडस्टन भी था, जा स्वयं 
आगे चलकर इगलेंड का बड़ा प्रसिद्ध प्रधान मन्त्री हुआ । 


(२) “पूर्वीय समस्या” 
( [06 7॥08980९77 (0४०९७/॥४07) 


“पूर्वीय समस्‍या” का अथ--समस्त येरपीय राज्य प्रायः ईसाई 
हैं। उनम॑ केवल टकीं ही एक ऐसा राज्य है जहाँ की शासक जाति 
अर्थात्‌ तुक लोग मुसलमान हैं। उम का भेद हाने # कारण टर्की की 
सम्यता भी यारपीय सभ्यता से मिन्न है| इन कारणों ते टरकी की स्थिति 
बहुत दिनों तक येरपीय राजनोतिशों के लिए एक पूरी समस्या रही। 
यह समस्या इसलिए और भी कठिन हो गई कि टर्की के साम्राज्य के 


४ उसके सम्बन्ध में प्रसिद्ध है--*]'॥७ ॥096 [/068] ० 


॥06 (/0780/एए68 ७70. $॥॥6 ॥085। (!0०0507/"ए8(४6 ०0 
६6 /॥|.९7'88. ” 





महारानी विक्टोरिया का राजत्वकाल श्ध्श 


ई सूत्रों के निवासी ईंताई थे, जा मुसलमान तुके का शासन कभो 

पसन्द न कर सकते थे । 

टकी यारप के बिलकुल पूर्वीय काने में है और तुके' का राज्य 
एशिया के पश्चिमी सिरे तक फेला हुआ है । इसलिए इँगलेंड को योरप 
की इस “'पूर्वीय समस्या” ([द्वहालापा (१प९४४०7) का निबदारा 
करने में विशेष रूप से सम्मिलित हाना पड़ा | कारण यह था कि अ्रंग- 
रेज़ों को अपने साम्राज्य के एशियाई भाग की झत्ला की सदा चिन्ता लगी 
रहती है । अगरेज़ों के अतिरिक्त दूसरी यारपीय जाति, जिसका एशिया 
में राज्य फेला हुआ है, रूसयें की है। इस कारण “पूर्वीय समस्या” 
से अधिकतर इँगलेंड और रूस का ही सम्बन्ध रहा । 

लाड पामस्टन तथा इंगलेंड की “पूर्बीय नीति?--इंगलैंड की 
पूर्वीय नीति लार्ड पामस्टन (],0/0 72॥॥॥07900॥) ने निर्धारित की । 
पामस्टन बहुत दिनों तक अ्रगरेज़ी सरकार के “विदेशी विभाग का 
मन्त्री? (70ांड्राा ४८०९(४7४) था; श्रौर इसके पश्चात्‌ “प्रधान 
मन्त्री? (7॥6 80) हुआ | उसका मत था कि इँगलैंड 
का हित इपी में है कि टर्का का साम्राज्य टटने न पावे | यदि तुर्का' 
की शक्ति नष्ट हा 'गई, ता रूसियों को एशिया माइनर की ओर फेलने 
के लिए खुला मैदान मिल जायगा | इससे एशिया में रूस की शक्ति 
अधिक बढ जायगी; और ऐसी अवस्था में इईंगलेंड के एशियाई 
साम्राज्य (भारतवर्ष) को सदा रूसियों का भय लगा रहेगा । रूसियों ने 
टर्की के कुछ भागों पर अधिकार जमाने के उद्देश्य से कई बार तुके' 
से युद्ध किया, परन्तु अँगरेज़ों ने तुर्को को सहायता देकर रूसियेों का 
यह प्रयत्न सफल न हाने दिया | 

क्रोमिया का युद्ध (॥0० 0एनंरा्का एआ) (१४५४- 
१८०५६)--हम बतला चुके हैं कि युनानवाले सन्‌ १८२६ में ही तुर्के। के 
शासन से स्वतन्त्र हो चुके ये | ट्कीं के साम्राज्य के अन्य ईसाई प्रान्त 
भी स्वतन्त्र दाने के लिए आन्दोलन कर रहे थ | रूसवालों ने टर्की की 


श्प्र हँगलेंड का इतिहास 


शक्ति कम करने का यह श्रच्छा अवसर समझा; और ईसाई प्रजा को 
मुसलमान तुर्के! के विरुद्ध खूब भड़काया | रूस के सम्राट निकोलस 
प्रथम (]९0०॥088 ) ने यह प्रस्ताव किया कि ठर्की के साम्राज्य में 
ईसाइयें के जेरूसलम आदि जो पवित्र स्थान हैं, वे स्वतन्त्र कर दिये 
जायें । ठुर्के' के इसे अ्स्वीकार करने पर रूसियों ने तुरन्त टर्की पर 
आक्रमण कर दिया और उसके कई प्रान्तों पर अधिकार जमा लिया | 

इंगलेंड ने इस प्रश्न को घामिक दृष्टि से नहीं देखा। उसने रूस 
की शक्ति को रोकने के आशय से टकीं का साथ दिया और रूस के 
विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी | फ्रांस में इस समय नेपोलियन का 
भतीजा “नेपोलियन तृतीय” शासन कर रहा था। प्रपने चचा की 
भाँति युद्धक्षेत्र में यश प्राप्त करने के उद्देश्य से उसने भी टर्की का साथ 
दिया । इस प्रकार फ्रांसीसियां ओर अँगरेज़ों ने, जिनमें पीढिये। से बैर 
चला आता था, अब मिलकर रूसियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। यह 
युद्ध रूस के दक्षिणी प्रायद्वीप क्रीमिया में हुआ था, इस कारण यह 
“क्रोमिया का युद्ध”? ((॥भ॥6७॥ फै) कहलाता है । 

फ्रांसीसी ओर शअ्रंगरेज़ी सेनाओं ने मिलकर रूस के थछिद्धि गढ़ 
सेबास्टपूल (30089॥700]) पर घेरा डाला; परन्तु इसी समय क्रीमिया 
का कड़ा जाड़ा शुरू हो जाने के कारण उन्हें वह कार्य कुछ काल के 
लिए स्थगित करना पड़ा। थोड़े ही दिनों में रूसयें की सेना 
बेलेक्लाबवा (8]809ए9) तथा इन्करमेन (60098) के युद्धों 
में बुरी तरह परास्त हुई और अन्त में सेबास्टपूल का गढ़ भी उनके 
हाथ से निकल गया। 

ऐसी अवस्था में रूसयाों को पेरिस की सन्धि (768८९ ० 
[208) करनी पड़ी और वे इंगलेंड के प्रधान मन्त्री पामस्टंन की सब 
शर्ते स्वीकृत करने के लिए. बाध्य हुए | यह निश्चित किया गया कि टर्की 
के साम्राज्य पर कोई आघात न होने पावे | “कृष्ण सागर” (|]8०॥ 
86080) से रूसियां को श्रपना जहाज़ो बेड़ा हटामा पड़ा और उन्हें 


महारानी विक्टोरिया का राजत्वकाल र्ष्य१ 


सेबास्टपूल का गढ़ फिर बनाने की भी मनाहदी कर दी गई । इन शर्तों 
से रूस की जलशक्ति के बड़ा धक्का पहुँचा और टी का साम्राज्य 
नष्ट होने से बच गया । 

बालकन युद्ध# ([0० क४॥ फ्ैक) (१८४७७-१८४७८) -- 
लगभग बीस वर्ष बाद “पूर्वीय समस्या”? के सम्बन्ध में फिर भयकर 
युद्ध छिड़ गया । तुर्की साम्राज्य के बलगेरिया (32७7४) श्रादि 
ईसाई प्रान्तों ने मुसलमान तुर्कों के शासन से तड़् आकर विद्रोह ठान 
दिया । रूस का टकों पर सदा से दाँत था; अतः उसने ऐसे अवसर से 
फिर लाभ उठाना चाहा। ईसाई विद्रोहियों वेश सहायता देने के लिए 
रूस ने अपनी सेना भेजनी शुरू की; और शीघ्र ही इस सेना ने तुकों 
की राजधानी कान्सटेन्टीनेप्ल ((0ग्राछभ॥॥॥0]0) पर अधिकार 
जमा लिया , 

तुर्कों के ईसाइयों के साथ बहुत भ्रत्याचार करने के कारण इंगलैड 
ने इस बार युद्ध में टर्कों का साथ नहीं दिया था | परन्तु साथ ही साथ 
इँगलेंड यह भी सहन नहीं कर सकता था कि रूस ठकों के नष्ट करके 
एशिया में अपनी शक्ति बढ़ाने का माग साफ़ कर ले । कान्‍न्सटेन्दीनाप 
पर रूसयो का अधिकार हो जाने का समाचार पाकर इँगलेड का चुप 
बैठे रहना असम्मव था। इंगलैंड के प्रधान मन्त्री डिसरायले ([)8- 
ल्‍80)) ने रूतियों पर दबाव डालना शुरू किया। अन्त में यह निश्चित 
हुआ कि समस्त पूर्वीय राज्यों के प्रतिनिधि सम्मिलित होकर टकों के 
प्रश्न का निबरदारा करें | सन्‌ १८७८ में बलिन (]3070॥7) में समस्त 
येरपीय राज्यों की कांग्रेस हुई, जिसका प्रधान जमनी का प्रसिद्ध मनन्‍्त्री 
प्रिंस बिस्माक (॥06 !अंध्रातक्ष'ए5) था । इस कांग्रेस ने यह निणय 

# इस युद्ध के परिणाम-स्वरूप बालकन प्रायद्वीप के वतमान 
स्वतन्त्र राज्यों की स्थापना हुई्डं; इसलिए यह “बालकन युद्ध? ([५॥७ 
8॥ए७॥ ४४७७) कहलाता है | इसके कभो कभी “रूस और ढकों 
का युद्ध” ([१एघ४४०-प्रांतंश॥) १७७) भी कहते हें । 


र्८४ ... इँगलैंड का इतिहास 


किया कि रूमानिया, सर्विया तथा मांटीनीग्रो के ईसाई प्रान्त स्वतन्त्र 
राज्य बना दिये जायें । बलगेग्या के भी थोड़ी सी स्वतन्त्रता दे दी 
गईं और दो ईसाई प्रान्तों का शासन आप्ट्रिया के सोंपा गया। एशिया 
माइनर के तट का साइप्रस (0४97४) द्वीप इँगलैंड के दे दिया 
गया; परन्तु यह ठहरा लिया गया कि अ्रंगरेज़ी जहाज़ी बेढ़े के टर्की 
के एशियाई भाग की रक्ञा का भार लेना होगा। 

इस निब्रठारे से ठकीं के साम्राज्य के बहुत से प्रान्त स्वतन्त्र हो 
जाने के कारण तुककों की शक्ति तो अवश्य कम हो गई, परन्तु रूसवाले 
इससे केाई लाभ न उठा सके | इँगलेंड की “पूर्वीय नौति? का केवल 
यही उदृश्य था कि ठकों के नष्ट करके कहीं रूस एशिया माइनर की 
शोर अ्रपनी शक्ति न बढ़ा ले | परन्तु अब इस निबटारे से इस बात का 
काई भय न रहा । 

इंगलड की “पूर्वीय नीति? में परिवर्तेन--ठर्कों का अपनी 
ईसाई प्रजा के साथ बड़ा अनुचित व्यवहार होता था; इस कारण टर्की 
का साम्राज्य बहुत दिनों तक कभी न ठहर सकता था। इंगुलेंड ने तु्कों 
के शत्र रूसयों की शक्ति के रोकने के आशय से . कई बार टकों का 
साथ दिया और उसे नष्ट हो जाने से बचाया । परन्तु धीरे-धीरे इंगलेंड- 
वाले भी समझ गगश्मे कि टर्की के अधः:पतन के रोकना असम्भव है | 
पिछले यारपोय महायुद्ध में टकीं के जमनी का साथ देने के कारण स्वयं 
इंगलेंड ने तुर्का के विरुद्ध युद्ध किया और अन्य येरपीय राज्यों केा 
टकीं की शक्ति नष्ट करने में सहायता दी । 

(३ ) लाडे पामस्थ्न का मन्न्रित्व 
( १८०२०५-१८६५) 

पामस्टन की पर-राष्ट्रनीति--“पूर्वीय समस्या? के सम्बन्ध में 
इंगलेंड की नीति निर्धारित करनेवाला लार्ड पामस्टन (070 8]वा- 
87800॥) अपने समय का बड़ा प्रसिद्ध राजनीतिश हुआ है | सन्‌ १८३० 
से श्८४१ तक वह पर-राष्ट्र विभाग का मनत्री ([7070०897॥ 590/७६७/"ए) 


महारानी विक्टारिया का राजत्वकाल र्ध्प 


रहा और उसके बाद सन्‌ श्८४४ में वह प्रधान मन्‍्त्री (?लगा6 
38 0/) होकर “भन्त्रिमडल?” का नेता हो गया। उसने कई 
बार संकट के समय टकों की सहायता की ओर उसे रूसियों के द्वाथों 
से न होने से बचाया | उसका मत था कि टर्को के साम्राज्य के टूट 
जाने से रूए के एशिया माइनर की ओर बढ़ने का खुला मैदान मिल 
जायगा, और इससे एशिया म॑ रूस की शक्ति बढ़ जाने के कारण 
अगरेज़ों के एशियाई साम्राज्य (भारतवष) के लिए एक स्थायी भय का 
कारण प्रस्तुत है| जायगा | इसी लिए. उसने “क्रीमिया के युद्ध” में 
<«क का पक्ष लेकर रूसयों से युद्ध किया और उसे टर्की की कमज़ोरी 
सं लाभ न उठान दिया । 

इसके अतिरिक्त पामस्ठन ने योरप की कई जातियों की, जे अपने 
देश » जातीय राज्य तथा नियमानुमा।दत शासन स्था।पत करने के 
लिप आन्देलन कर रही थीं, बहुत बड़ी सहायता की | बेलजियमवालों 
के प्रात जा हॉलेंड का आधिपत्य हटाकर अपना ध्वतन्त्र राज्य स्थापित 
करना चाहते थे, उसकी पूण सहानुभति थी, और 3सने इठलीवालों 
की भी, जा अपने देश की छाटी-छेटी रियासतों के एक जातीय राज्य 
में सम्मालत करना चाहते थे, पूर्ण सहायता की | 

गृह्म नीति -परन्तु योरप के अन्य राज्यों के जातीय आन्‍्देलनों 
में सहायता देनवाला पामस्टन अपने देश में इस प्रकार के आन्दे।लनों 
की सदा दबाने का प्रयत्न करता रहा# | उसके मन्त्रित्व-काल में इंगलेंड 
के सुधारवादियो की एक न चली और पालिंमेंट के सुधार का दूसरा 
नियम उसकी मृत्यु के कहीं दे! वर्ष बाद स्वीकृत हे सका | उसका मत 
था कि इंगलेंड की पार्लिमेंट का जो कुछ सुधार पहले नियम के श्रनु- 
सार हे। चुका है, वह बहुत काफ़ी है और जनता को इससे अ्रधिक 
राजनीतिक अधिकार मिलना ठीक नहीं है। 


रन जन-+--' जन >नजन अत, 


#४(गाइ6"पक्रा ए७ 86६ [076 ात॑ ऐरि6४0]ए- 
४07979 807090.? 


श्र इंगलैंड का इतिहास 


पामस्टन के कायों की आलांचना--दस वर्ष प्रधान मन्त्री रहने 
के बाद सन्‌ १८६५ में लाड पामस्टन की मत्यु हुई। शासन-काय में 
वह अपने सहकारियों की अनुमति की बहुत कम परवाह करता था; 
ओर कभी-कभी रानी विक्टोरिया तक को शअ्रपनी कारवाई का पता न 
लगने देता था। इसी कारण सन्‌ १८५४१ में रानी ने उसे “परराष्ट्र- 
विभाग के मन्जो”? के पद से हटा दिया था; परन्तु “क्रीमिया के युद्ध” 
के छिड़ते ही रानी को पूर्वीय समस्या के इस ज्ञाता की फिर आवश्यकता 
पड़ी ओर वह “प्रधान मन्त्री” बना दिया गया। पामस्टेन की “पूर्वीय” 
नीति ने रूसियों के मन्पूबे सफल न होने दिये; ओर योरपाय राज्यो के 
जातीय आन्देलनों का रामर्थन करने के कारण इंगलेंड का यश देशा- 
न्तरों में खूब फेल गया | पामस्टन के मन्त्रत्वकाल में “भारतवर्ष का 
गदर” (]५6 [ताशा ५एा।॥9, ]857) हुआ; और इसी योग्य 
राजनीतिज्ञ ने भारतवर्ष में काफी सेना भेजकर ब्रिटिश साम्राज्य के इस 
बहुमूल्य भाग के अंगरेज़ों के हाथ से निकलने से बचाया। 

(४) मिस्र तथा सडान' 
((99ए ७6 870 8070७) 

मिस्र का टर्की के आधिपत्य से स्वतन्त्र होना (१८६३)--मिस्र 
पहले टर्को के साम्राज्य का एक भाग था | टर्की के सुलतान की श्रोर से 
वहाँ एक वाइसराय शासन करता था। वाइसराय मुहम्मद शग्रली 
(ए0०७०ए )(०॥७॥7780 &॥) अपने को मिस्र का स्वतन्त्र राजा 
बसाने के उपाय सोचने लगा ओर धीरे-धीरे उसने अपनी शक्ति बढ़ाना 
प्रारम्भ किया | सन्‌ १८३६ में मुहम्मद अली ने सीरिया (5ए7+७) पर 
अपना अधिकार जमा लिया और एक बहुत बड़ी सेना लेकर सुलताम 
को राजधानी कान्सटेन्टीनोप्ल ((१0॥8॥0]|0) पर श्राक्रमण 
कर दिया | ऐसे संकट के समय में ब्रिटेन ने टर्की का साथ दिया और 
मुहम्मद अली की ऐसी बुरो तरह से परास्त किया कि बेचारा मिन्च देश 


महारानी विक्टोरिया का राजत्वकाल श्ष्७ 


के भाग गया ओर सीरिया पर फिर टकीं के सुलतान का अधिकार 
स्थापित हो गया। परन्तु मिस्र में मुहम्मद अली की शक्ति बराबर 
बनी रही ओर अवसर पाकर उसने घोषणा कर दी कि मैं टकीं के सुल- 
तान का वाइसराय नहीं हूँ, बल्कि मिस देश का स्वतन्त्र शासक हूँ। 
उसके उत्तराधिकारी इस्माइल पाशा (879) ?88॥७) ने सन्‌ 
१८६३ में “बबदीव” ([९॥69|४०) की उपाधि धारण कर ली, जिस 
नाम से मिस्र के प्राचीन राजा पुकारे जाते थे। इस्त प्रकार अब मिस्र 
देश में एक स्वतन्त्र राज्य स्थापित हो गया । 

मिरूु, में ब्रिटेन तथा फ्रांस का हस्तक्षेप--मिस्र के पास हो 
“लालसागर तथा “रूमसागर” के बीच में “्वेज़ नहर” (8॥6% 
(09॥8)) खुल जाशे से इस देश का ब्रिटेन तथा फ्रांस से घनिष्ठ सम्बन्ध 
होने लग, , अरब तक यारप से एशिया जानेवाले जहाज़ों के केप 
आफ़ गुड द्वाप की राह से अफ्रिका का चक्कर लगाकर जाना पड़ता था; 
परन्तु इर नहर के खुल जाने से लालसागर तथा रूमसागर होकर जहाज़ 
ले जाम का सुभीता हो गया ध्वेज़ नहर एक फ्रांसीसी कम्पनी ने बनाई 
थी; परन्तु मिरू क्री सरकार ने भी उस कम्पनी के हिस्से ख़रीदे थे। 
इस्माइल पाश के' समय में मिस्त को सरकार का व्यय इतना बढ़ गया 
कि उसे फ्रांस ओर तब्रटेन से ऋण लेना पड़ा । इस्माइल पाशा को स्वेज़ 
कम्पनी के हिस्से भी बेच देने पड़े | ब्रिटेन के प्रधान मनी डिसरायले 
(])8/80॥) ने इस अ्रवसर से लाभ उठाकर सब हिस्से ख़रीद लिये; 
परन्तु फिर भी मिस्र की सरकार फ्रांस तथा ब्रिठेन का ऋण न चुका 
सकी; और सन्‌ १८७९ में उसे यह स्वीकृत करने के लिए बाध्य होमा 
पड़ा कि ब्रिटेन और फ्रांस के, अपना ऋण वसूल करने के लिए, मिश्च 
के झाथिक विभाग की देखभाल करने का अधिकार है | 

मिस्र पर जिटेन का आधिपत्य (१८८२)--विदेशी जातियों 
के इस हस्तक्षेप का विरोध करने के लिए मिश्ल में अरबी पाशा (7४७४ 
ए9ब8) नामक एक सैनिक अ्रफ़सर के नेतृत्व में एक भयंकर 


श्प्द इंगलेंड का इतिहास 


श्रान्दोलन उठा | अरबी पाशा ने विदेशियों को भगाना शुरू किया। 
यह समाचार पाकर फ्रांस तथा ब्रिटेन में बड़ी सनसनी फैली; परन्तु फ्रांस 
ने इस सम्बन्ध में कुछु भी न किया और मिस्त के आन्दोलन को दबाने 
का भार पूर्णतया ब्रिटेन को ही उठाना पड़ा। परिणाम यह हुआ कि 
ग्रंगरज़ों ने अरबी पाशा की सेना के परास्त किया और सन्‌ श्दू८२ में 
मिस्ध की सरकार के ब्रिटेन का आधिपत्यव (छा ?ि7000९८०० 
86 0४९७ १४ए७0)- स्वीकृत करना पड़ा। इसके परिणाम-स्वरूप 
“उवदीव” बस नाममात्र का ही मिस्त का राजा रह गया और देश का 
शासन वास्तव में श्रेंगरेज़ी कॉन्सल जेनरल ((),॥9०॥| (00७०॥0/8)) 
लाड क्रोमर (],07/0 (:/णा॥९०) के हाथ में आ गया | 

सडान का विद्रोह--इससे कुछ वर्ष पहल मिस्र के ख़दीव ने 
सूडान (४०प४त%॥) देश पर अपना अधिकार थमा लिया था। सन्‌ 
१८८३ में सडानवालों ने मिस्ल सरकार के विरुद्ध विद्रोह ठान दिया; 
इस विद्रोह का नेता एक जोशीला मुसलमान था जो अपने शआ्रापको 
इस्लाम का नया नब्री मेहदी ([009॥9 'ैणा०) कहता था। 
मिस्त सरकार पर अपना आ्राधिपत्य होने के कारण ब्रिव्न ने जेनरल 
गांडन (0०॥९० (00०7१07) को यह विद्रोह शान्त करने के लिए 
भेजा | परन्तु वह प्रयल्ल सफल न हो सका ओर गॉडन स्वयं युद्ध में 
मारा गया। इसके बाद कुछ वष तक सूडान मिस्र राज्य से पृथक 
रहा; परन्तु सन्‌ श्यश्ष्य में लाड किचनर ([,070 ।लाशा०») 
ने सूडानवालों के श्रामडरमेन (0॥0प्राता9॥) के युद्ध में परास्त 
किया; और इसके परिणाम-स्वरूप सूडान में ब्रिदेन और मिस्त का 
संयुक्त शासन स्थापित हो गया । 

मिस्र का वतमान स्वतन्त्र राज्य (१९२२)--सन्‌ श्दू८्३ से 
मिस्त पर अँंगरेज़ों का बराबर आधिपत्य रहा। नाम के लिए. “ट्दौव” 
मिस्ध का राजा होता था; परन्तु समस्त शासन-काय का संचालन 
अँगरेज़ी कॉन्सल जेनरल करता था। सन्‌ १९१४ में यारपीय महायुद्ध 


महारानी विक्टारिया का राजत्वकाल २८९ 


के प्रारम्म हाने पर जब मिस्त के “ख़दीव” अब्बास हिल्मी (॥॥)७७ 
प्रा॥ए। ने ब्रिटेन के शत्र टककों का साथ दिया, तब ब्रिटेन ने उसे राज- 
सिंहासन से हटाकर उसके चचा हुसेन कमाल (]प्॒प्रछ8७॥ एैंथ॥।) 
के मिस्र का सुलतान (80|(&7 ०" ८०७४) बनाया; और साथ 
ही अपना आधिपत्य और अधिक दृढ करने के लिए. कॉन्सल जेनरल के 
स्थान पर एक हाई कमिश्नर (प्रांह 20गागराणशंणा०) मिस के 
शासन की देखभाल करने के लिए नियुक्त किया" हुसेन कमाल बस 
नाममात्र का ही सुलतान था और युद्ध-काल में मिस्ष का शासन वास्तव 
में अँगरज़। के ही हाथ में रहा । परन्तु युद्ध समाप्त होने पर सन्‌ १९२० 
में ब्रिटेन ने मिस्ल के सुलतान के यथेष्ट अधिकार दे दिये । इसके बाद 
सन्‌ १९२२ की सन्धि के अनुसार ब्रिठिश सरकार ने मिस का पूण 
स्वतन्त्रता दे दी, परन्तु सन्धि में कुछ शर्तें ऐसी भी रखी गई' जिनसे 
ब्रिटिश सरकार के, आ्रावश्यकता पड़ने पर, मिस्र कौ विदेशी नीति में 
हस्तक्षेप का अभी तक अ्रधिकार बना हुआ है। 


, (५) डिसरायले और ग्लैडस्टन 


डिसरायले ओर ग्लैडस्टन--पामर्टन की मृत्यु के बाद ब्रिटेन 
के राजनीतिक क्षेत्र म॑ दो प्रसिद्ध राजनीतिशों का प्रवेश होता है--एक 
डिसरायले (॥8९0|2॥॥ [)8/30॥) और दूसरा ग्लैडस्टन (ज्ञा- 
]छा एक (]8050000) | इन दोनों के राजनीतिक सिद्धान्त 
एक दूसरें के विपरीत थे और इन दोनों में, मन्त्रि-मंडल के नेता हेने 
के लिए, खूब म॒ुक़ाबला रहा, जिसमें कभी एक और कभी दूसरे की 
विजय हुई। कितने ही वर्षों तक यही दोनों व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में 
मुकाबले के नेता रहे | 


सलैडस्टन का पहला मन्त्रित्व (१८६८-१८७४)--ग्लैडस्टन 
पहली बार सन्‌ १८६८ में प्रधान मन्त्री हुआ । वह पहले कन्ज़रवेटिव 
दल में था ओर रॉबट पील का अनयायी था; परन्तु धीरे-धीरे विचारों 


२९० इंगलेंड का इतिहास 


में परिवर्तन होने के कारण वह पक्का लित्रगल ([॥0९७]) हो गया। 
यह अ्रपनी वक्‍तृत्व-शक्ति के लिए प्रसद्ध है ओर उसका लेक-सभा में 
बड़ा प्रभाव था। उसके पहले म॒न्त्रत्व-काल में बहुत-से सुधार हुए। 
एजूकेशन एक्ट (7070८७॥४07 4८४), जिसने शिक्षा-विभाग का 
इतना सुधार किया और बैलट एक्ट (]38)॥06 १८४), जिससे गुप्त 
रूप से वोट देने की प्रणाली का प्रारम्म दुआ, इसी काल में स्वरीक्षत हुए 
थये। आयरलेड की केधोलिक जनता का असन्तोष शान्त करने के लिए 
ग्लैडस्टन ने वहाँ के सरकारी प्रोटेस्टेंट चर्च को सहायता देना बन्द कर 
दिया (08९8680]9॥00॥ ०0 ॥॥७ [8॥ ()॥४७०॥); और देश 
के किसानों की शिकायतें दूर करने का भी प्रयत्न किया। परन्तु 
आयरलेंड-निवासी केवल इतने से कभी पन्तुष्ट न हा सकते थे । 


हसी समय यारप में एक बड़ा असिद्ध युद्ध हुआ जो “फ्रांस तथा 
सखमनी का युद्ध”? (#फा20-0 690 ४४7५ ।870-7।) के 
नाम से प्रतिद्ध है | इस युद्ध के परिणाम-स्वरूप नेपोलियन तृतीय के, 
जो फ्रांस का सम्राट्‌ हैं गया था, त्यागपत्र देना पड़ा; और फ़ास में 
प्रजातन्‍्त्र राज्य (]॥७ फफशाला ०७प्री)]0) ,धथापित हो गया 
जो अब तक चला श्राता है | जमनी में सब छेटी रियासतों ने त्रशा के 
राजा विलियम प्रथूम के अपना सम्राट स्वीकार केया और इस प्रकार 
“जमन साम्राज्य”? (पाक शिए7/8) का प्रारम्भ हुआ, ऋ्रो 
यारपीय महायुद्ध के समय तक विद्यमान था। ग्लैडस्टन के नेतृत्व में 
इंगलैंड ने इस युद्ध में किसी पक्ष को भी सहायता नढ़ों की थी, इसलिए, 
डिसरायले ने उसे यह कहकर बदनाम करना शुरू किया कि उसकी 
शान्तिप्रिय नीति के कारण येारीय गजनीतिक क्षेत्र में इंगलैंड की 
केई स्थिति न रह जायगी । सन्‌ १८७४ के चुनाव में ग्लैडध्टन के 


४ देखो प्र॒ष्ठ २५८: | 
| देखो पृष्ठ २६४। 


महारानी विक्टारिया का राजत्वकाल २९१ 


समर्थकों की संख्या बहुत कम रह गई; इसलिए उसे प्रधान मन्‍्शी के 
पद से त्यागपत्र देना पड़ा । 

डिसरायले (लार्ड बवेकन्सफोल्ड) का मन्त्रित्व (१८७४- 
१८८०)--ग्लैडस्टन के इस पतन के बाद डिसरायले (]॥)98०॥, 





डिसरायले (अल बेकन्सफौल्ड) 
िक्वाप 0। 080078॥0|0) प्रधान मन्त्री हुआ। वह यहूदी था 
शौर उसने राजनीतिक बिप्यों पर अपने विचार उपन्यासरूप में प्रका- 
शित करके खूब यश प्राप्त कर लिया था । कहा जाता है--“यदि लोग 
ग्लैडस्टन की ओर उसकी वक्तृत्व-शक्ति के कारण ग्राकषित होते थे, तो 
डिसरायले की ओर लोगों के आकपित होने का कारण उसके महान 
विचार थे |” कोन लॉ के विरुद्ध आन्दोलन के समय उसने राँबर्ट पील 


२९२ इंगलेंड का इतिहास 


की “स्वतन्त्र व्यापार-नीति” का बड़े ज़ोरों से विरोध किया था। इसके 
बाद वह कन्ज़रवेटित्र-दल ((0॥8०"ए७४४७४) का नेता हा गया; 
परन्तु फिर भी वह सुधार-पक्ष का विरोधी न था। सन्‌ १८६७ में 
पालिमेंट के “सुधार के दूसरे नियम” (8९९०॥वे रिला0पा ८) 
के लिए उसी ने प्रस्ताव उपस्थित किया था | 

डिसरायले के मन्त्रित्व-काल की सबसे प्रसिद्ध उटना “ब्रालकन 
युद्ध” अर्थात्‌ रूस और टककों की लड़ाई है जिसके विषय पें हम “पूर्वीय 
समस्या”? ([880000 (१४०४४०॥) का विवेचन करते दडुए लिख 
आये हैँं# | डिसरायले ने रूस पर इत्राव डालकर टक्रों के प्रश्न का 
समस्त यारपीय राज्यों के प्रतिनिधिये। द्वारा निबटारा ऋराया। वलन 
की सन्धि ([फ९७४७ए 0 860/0॥॥, 878) के श्रनुसार शकों के 
साम्राज्य के कई प्रान्त स्वतन्त्र हा जाने के कारण जुर्कों को शक्ति तो 
अवश्य कम हो गई परन्तु रूसवाले इससे केाई लाभ न उठा सके | 
इसके अतिरिक्त ब्रिटेन को साइप्रस (0ए७7४७) द्वीप मिल गया 
जिससे ब्रिटिश साम्राज्य के एशियाई भाग की रक्षा के काय में बड़ा 
सुभीता हो गया। डिसूरायले ही ने इस्माइल पाशा से स्वेज़ कम्पनी 
(8762 007[७॥५) के हिस्से ध़रोौदकर मिस्र देश पर ब्रिटिश 
अ्रधिपत्य. (छगंध्ंगा। ?7000200078600. )/ए०/. प्रेट॒एए> की 
नींव डाली थी। । डिसरायते की टकों के रूस के पंजे से बचाने की 
नीति का ग्लैडस्टन ने विरोध किया | इस समय (साई प्रान्परों के सताने- 
वाले मुसलमान तुर्कों के प्रति इंगलेंड की सहानुभूति न देने के भारण 
सन्‌ १८८० के चुनाव में डिसरायले के कन्ज़रवेटिव दल ही हार हुई । 
डिसरायले के त्यागपत्र देना पड़ा और इसके एक दी वर्ष बाद परह 
परलोक सिधारा। 

ग्लैडस्टन का पुनः प्रधान मन्त्री होना--डिसूरायले के पतन के 

# देखे पृष्ठ २८३ | 

देखो प्रष्ठ २८७ | 


महारानी विक्टोरिया का राजत्वकाल २६३ 


बाद लिब्ररल-दल का नेता ग्लैडस्टन पुनः शक्तिमान्‌ होकर प्रधान मन्त्री 
हा गया | इस बार वह सन्‌ श्८८० से श्यू८्४ तक प्रधान मन्त्री रहा । 
उसके इस दूसरे मन्त्रित्व-काल में “पालिमेंट के सुधार का तीसरा 
नियम? ((फरांीव [१७ईएथ) ७०७) स्वीकृत हुआ। सन्‌ श्८प्य+ 
में अपनी शा न्तप्रिय पर-राष्ट्रनीति के कारण उसे फिर त्यागपत्र देना 
पड़ा; परन्तु शीघ्र ही वह पुनः शाक्तमान्‌ होकर तीसरी बार प्रधान 
मन्त्र हुआ। इस बार उसने “आयरलेंड के स्वराज्य” (59॥ 
4076 (९४७ ॥)॥॥)) का प्रस्ताव उपस्थित किया; परन्तु उसके 
अस्वीकृत हो जाने के कारण उसे फिर त्यागपत्र देना पड़ा। सन्‌ 
श्प६२ मे ग्लैडस्टन चाथी बार प्रधान मन्त्री हुआ, परन्तु इस समय 
उस आयरलेंड का स्वराज्य दिलाने के पक्तपाती होने के कारण स्वयं 
उस के दल में फूट पड़ गई थी। इस प्रकार सन्‌ १८९४ में उसका 
चाथा तथा अन्तिम मन्त्रित्व-काल भी समाप्त हुआ | 

सलेडस्टन की पर-राष्ट्रनीति-ग्लैडस्टन युद्ध से बहुत घबराता 
था । उसका मनज्ञ था कि जहाँ तक हो सके युद्ध से बचा जाय और 
सावराष्ट्रीय कगड़ों का आपस में समझौता करके निबदारा कर लिया 
जाय । “फ्रांत और जम॑नी के युद्ध” (फफल्का00-(छपाक्षा ५७४३०) 
में वह किसी ओर से भी सम्मिलित न हुआ; ओर संयुक्त अ्रमेरिकन 
राज्य की उत्तरी तथा दक्षिणी रियासतों के गह्म युद्ध ([]॥॥० ॥॥0- 
"०७॥ (॥ए]| ४४७)) में भी उसने किसी पक्ष का साथ न दिया। 
परन्तु इंगलेंड में एल्बमा (औ |[७॥9) नामक एक जहाज़ दक्षिणी 
रियासतों की सहायता के लिए, बना था, जिसने अमेरिका पहुँचकर 
उत्तरी रियासतों का बहुत हानि पहुँचाई थी। उस समय ग्लैडस्टन 
तुरन्त संयुक्त अमेरिकन राज्य से समझौता करने के तैयार हो गया; 
ओर एल्बमा के कारण जिन रियासतो की हानि हुई थी, उन्हें उसके 
ब॒दल्ले में रुपया चुका दिया। 

अपने दूसरे मन्त्रत्व-काल में उसने दक्षिण अफिका की बोअर जाति 


२१९४ इंगलेंड का इतिहास 


से, जा ब्रिटेन के आधिपत्य के ।बरुझ युद्ध कर रही थी, सन्धि कर ली 
और उनके ट्रांसाल नामक प्रजातन्त्र राज्य (8067 रि०छए/0[० 
पृफक॥8988)) की स्वतन्त्रता के स्वीकृत कर लिया। मिश्ल देश में 
छरवी पाशा के विदेशियों के विरुद्ध आन्दोलन के शान्त करने में 





ग्लैडस्टन 
ग्लैडस्टन पू्ंतया सफल रहा; और मिस्र पर ब्रिटेन का आधिपत्य 
(छ808॥ ?2700९0078॥/९ ०ए४९' ४५७0० स्थापित हो गया। 
परन्तु वह सूडान का विद्रोह न दबा सका और उसकी भेजी हुई अंँगरेज़ी 
सेना का अफ़तर जनरल गर्डन स्वयं सूडान में मारा गया। 


महारानी विक्टोरिया का राजत्वकाल श्९्पू 


ग्लैडस्टन की शान्तिप्रिय नीत से सबसे बड़ा भय यह थां कि ब्रिटेन 
का सावराष्ट्रीय क्षेत्र में कुछु भी मानन रह जायगा; और उसके सब 
मामलों में समभोता करने के लिए. तेयार हो जाने से श्रन्य राष्ट्र शायद 
यह समभने लगेंगे कि ब्रिटेन के अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं है। 
ग्लैडस्टन की पर.राष्ट्रनीति से देशवासी सन्तुष्ट न थे, इसी कारण उसे 
अपने पहले और दूसरे मन्त्रित्द से त्यागपत्र देना पंडा था। 

सलैेडस्टन तथा आयरलेड की समस्या--ग्लैडस्टन के आयर- 
लैंड की समस्या ने भी खूब परेशान किया। उसने पहले मन्नत्रित्व- 
काल में आयरलेंड की कैथालिक जनता को सन्तुष्ट करने के लिए वहाँ 
के प्रोटेस्टट चच के सरकारी सहायता देना बन्द कर दिया था (])8- 
86908)]8॥0॥ 0 6 [एं७॥ (॥प्ा'्टा) और किसानों की भी 
कुछ शिकायतें दूर करने का प्रयत्न किया था । परन्तु आयरलैंड 
की जनता के। सन्तुष्ट करना बहुत कठिन काम था। आयरलैंड के 
फ़ीनियन समाज (|/७४9॥ 90९0९) ने क्रान्तिकारी उपायों का 
प्रयोग करना प्रर्म्म कर दिया था; और वहाँ का प्रसिद्ध नेता पानल 
(७760) आयर॑लेंड तथा ब्रिटेन के संयोग के तोडकर देश में 
स्वराज्य स्थापित करने के लिए आन्दोलन कर रहा था | 

धीरे-धीरे ग्लैडस्टन ने भी समझ लिया कि स्वराज्य के बिना आयर- 
लैंड में शान्ति स्थापित करना असम्भव है। उसने दो बार पार्लिमेंट में 
आयरलेंड के स्वराज्य का प्रस्ताव ([प8॥ [०6 दिए शि) उप- 
स्थित किया; परन्तु वह दोनों बार अस्वीकृत हुआ और इसी कारण उसके 
अपने तीसरे ओर चोथे मन्त्रित्व से त्यागपन्र देना पड़ा था। ग्लैडस्टन का 
मत ठीक था । उसके प्रस्ताव के अस्वीकृत होने के कारण आयरलैंड का 
आन्दोलन बढ़ता गया; और जैसा कि आगे चलकर बतलाया जायगा, 
अन्त में स्वराज्य दे देने ही से आयरलेंड की समस्या का निबटारा हुआ। 

ग्लैडस्टन की म॒त्यु तथा लिबरल-दल का शक्षिह्लीन होना-- 
सन्‌ १८९५ में ग्लैडस्टन की मृत्यु हुईं। उसके आयरलेंड के स्वराज्य 


२९६ इंगलेंड का इतिहास 


देने के प्रस्ताव के कारण स्वयं उसके दल में फूट पढ़ गई थी अब 
उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ लिबरल-दल, जिसका वह नेता था, स्पष्ट रूप से 
दो भागों में विभक्त हो गया | उसका एक भाग आयरलेंड के स्वराज्य 
देने का पक्तपाती होने के कारण “प्वराज्यवादी?” ([[०॥॥6 ९॥|०० 
कहलाने लगा; और दूसरा भाग, जा आयरलेंड तथा ब्रिटेन का संयोग 
पूबंबत्‌ स्थापित रखना चाहता था, “संयेगवादी दल” ([]#079॥89) 
के नाम से प्रसिद्ध हुआ । इस फूट के कारण लित्रसल-दल शक्तिहीन हो 
गया ओर सन्‌ १९०६ तक उसकी यही हीन दशा बनी रही । 
यूनियनिस्ट-दल का शासन--लिबरल-दल के टूटने पर देश का 
शासन-कारय “'सयोगवादी-दल” (यूनियानस्ट-दल) के हाथ में आया। 
इस दल का नेता लॉड सालिसबरों ([,0व $क्काज्राप्रा'ए) था और 
आयरलेंड के स्वराज्य देने के समस्त विरोधी इस दल में सम्मलित 
हो गये थे । महारानी विक्टेरिया के राजत्वकाल के शेप भाग में मान्त्र- 
मंडल का संचालन इसी दल के द्वारा होता रहा | 
मुख्य-म॒ख्य तिथियां ' 
सन्‌ १८३७--महारानी विक्टारिया का राज्याभिषेक । 
2 १८३०-१८३४१--पामस्टन, परराष्ट्रविभाग का मनन्‍्त्री। 
9» १८४१-१८४६--रॉबिट पील का मन्त्रित्व | 
9 १८्४६--कॉन लॉ का अन्त । 
2 श्टप४- १८४६ -क्रीमिया का युद्ध । 
७ १८४४-१८६५--पामस्टन का मन्त्रित्व । 
» १८४७--भारतवष का विद्रोह । 
४ १८३४८--भारतवर्ण का शासन ब्रिटिश सम्राट के हाथ में आ्राना। 
१? १८६८-१८८७४--ग्लैडस्टन का पहला मन्त्रित्व । 
४ १८७४-१्८८८०--डिसरायले का मन्त्रित्व । 
9 १८७७--विक्टोरिया का ''भारतवष की महारानी” की उपाधि 
धारण करना | 


महारानी विक्टारिया का राजत्वकाल २९७ 


सन्‌ १८७७ श्यू७८--बालकन युद्ध (टर्कों श्रोर रूस का युद्ध)। 

) रै८८०-१८८५-ग्लैडस्टन का दूसरा मन्त्रित्व | 

» *प८२--मस्त पर ब्रिटेन का आधिपत्य । 

» रैप्प८६-ग्लैडस्टन का तीसरा मन्त्रित्व । 

५ *ैप८३-१८६२-लाड सालिसबरी तथा यूनियनिस्ट-दल का 
शासन । 

» रै८९२-१८९४-ग्लेडस्टन का चोथा तथा अन्तिम मन्त्रित्व | 

» २८६३-१९०१--लाड सालिसबरी का पुनः प्रधान मन्त्री 
हाना । 

» १९०१--महारानी विक्टोरिया की मृत्यु। 

, १ २२-मिस्र की पूर्ण स्वतन्त्रता । 


नवों परिच्छेद 


ब्रिटिश साम्राज्य के खतन्त्र प्रदेश 


उन्नीसवीं शताब्दी में उर्पनवेशों की उन्नति--उन्नीसवीं 
शताब्दी वतमान ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना का काल माना जाता 
है । जॉज तृतीय के राजत्व-काल में श्रमे।रका के अँगरेज़ी उपानिवशा के 
स्वतन्त्र हो जाने से इंगलेंड को बहुत धक्का पहुँचा था; परन्तु उन्नांसबाँ 
शताब्दी में बहुत-से नये उपनिवेश स्थापित हे। जाने के कारण वह हा।न 
पूरी हे! गई | सन्‌ १८१४ मे नेपे।लयन की पराजय के पश्चात्‌ अँगरेज़ों 
के दक्षण-अ्रफ्रिका में केप कालोनी (9७७ (00।॥०॥१), भारतवष 
के दक्षिण का लड़ा द्वीप ((१७५०॥), वेथा मारोशस (॥[॥ग्राप॥पर४), 
गाइना (6७09) शआरादि प्राप्त हुए । इसके बाद केनेडा ((५७॥809), 
आस्ट्रेलया (१080७) तथा दकह्षिण-श्रफ्रिका' (४00॥-,॥१९७) 
में उपनिवेशों के फैलने तथा उनके पारस्परिक संघटन के द्वारा बृतमान 
ब्रिटिश साम्राब्य के “स्वतन्त्र प्रदेशों” (४०॥-00ए७ए॥॥ए 
])07770॥89) की स्थापना हुई । उन्नीसवीं शताब्दी की इस ओऔपनि- 
वेशिक उन्नति के परिणाम-स्वरूप ब्रिटिश साम्राज्य श्राजजल भूमडल 
के लगभग चाथाई भाग में फेला हुआ है | 

(१) कैनेडा तथा न्यूफाउंडलंड 

कैनेडा का दो भागों में विभक्त होना (१७९१)--कैनेडा में 
पहले फ्रांसीसियों के उपनिवेश थे; परन्तु जैसा कि हम बतला चुके हैं, 
सन्‌ १७६३ में सप्तवाषिक युद्ध के पश्चात्‌ ये सब उपनिवेश अ्रेंगरेज़ों के 
झधीन दे गये। “अमेरिकन संयुक्त राज्य” (एत्ञा।00 88008 0 
3707709) की स्थापना के बाद बहुत-से अंगरेज़ दक्षिण से जाकर 

२९८ 


ब्रिटिश साम्राज्य के स्वतन्त्र प्रदेश २९९ 
कैनेडा में बसने लगे; और इस प्रकार घीगे-घीरे वहाँ आऔँगरेज़ों तथा 
फ्रांसीसियों की जन-सख्या लगभग आधी-आधी हे गई । कैनेडा के 
श्रगरेज़ अधिकतर प्रोटेस्टेंट थे; परन्तु वहाँ के फ्रांसीसी कट्टर कैथोलिक 
थे; ओर इस घामिक मतभेद के कारण दोनों में पारस्परिक सहानुभूति 
ने हे सकी। दोनों में प्रायः कूगड़ा रहने लगा। ऐसी अवस्था में सन्‌ 
१७६१ में छोटे पिट (६, ४॥० ४०"एा९०/), ने कैनेडा के दो 
प्रान्तों मं विभक्त कर दिया | एक अपर केनेडा ((]))0" (098098) 
जिसमें अधिकांश प्राठेस्टंट अँगरेज़ बसे हुए थे; ओर दूसरा लोअर 
कैनेडा ([,0७७॥ (७१8४४), जिसके अधिकांश निवासी कैथोलिक 
फ्रांसीसी थे। दानों प्रान्तों के लिए त्रयश सम्रा _ की ओर से अलग 
अलग गवनर नियुक्त हाकर आते थे और दाना में चुने हुए. सदस्यों 
की छेटो छोटी कॉसले भा हाती थी | 

कैनेडा के स्वराज्य (१८४७०)--इसके कुछ वध बाद कैनेडा 
के दोनों प्रान्तों के निवा।सयां में यह लहर फेली कि हमको अ्रपना 
शासन स्वय करने का अधिकार सल जाना चाहिए। सन्‌ १८३७ में, 
रानी विक्टारिया के सज्यामिषेक के थाड़े हां दिनों बाद, कैनेडावालों 
का श्रान्दोलन इतना बढ़ गया कि ईंगलेड के प्रधान मन्त्री राबर्ट पील 
ने कहा--“शीघर हा ब्रिटेन के समस्त उपनिवेशों में आयस्लेड की भाँति 
भयंकर अशान्त रहने लगेगी?। इस समय लाड डरहम (],0ल्‍4 
एपणाश्या) के कैनेडा की स्थात संभालने के लिए मेजा गया। 
उसकी रिपोट के अनुसार सन्‌ १८४० में केनेडा के दोनों प्रान्त मिला 
दिये गये और शासन-कार्य का संचालन मन्त्रियों-द्वारा होने लगा, जो 
अपनी नीति के लिए देश की चुनी हुई काउन्तिल के सम्पुख उत्तरदायी 
हेते थे। इस प्रकार कैनेडा में ब्रेटेन की भाँति जनता के प्रतिनिधियीं- 
द्वारा शासन अर्थात्‌ स्वराज्य की स्थापना हो गई | 

वर्तमान “कैनेडा का संयुक्त तथा स्वतन्त्र राज्य” (१८६७)-- 
धीरे-धीरे कैनेड। के निवासियों में पारस्परिक सद्दानुभति बढ़ती गईं 


३०० इंगलेंड का इतिहास 


आऔर कैथोलिक फ्रांसीसी तथा प्रोटेस्‍्टेंट अँगरेज़ मिलकर शास्तिपूवक 
२हमा सीख गये | सन्‌ १८६७ में उत्तरी अमेरिका के अन्य ब्रश उप- 
निवेश भी कैनेडा में मिला दिये गये और इस प्रकार वतंमान “केनेडा 
के संयुक्त तथा स्वतन्त्र राज्यए (8९॥-(+0 रहा 7९०१6/४| 
0गञा70 ०0 (४7908) का प्रारम्भ हुआ। अलग-अलग उप- 
निवेशों का स्वराज्य कायम रहा; ओर श्राजकल वे अपना यद्य प्रवन्ध 
प्रथक्‌ रूप से स्वतन्त्रतापूवक करते हैं। इसके अति।रक्त समस्त कैनेडा 
के संयुक्त रूप से शासन के लिए. उपनिवेशों के प्रांतनिधयें को दो 
काउन्सिलें हैँ, जिनके सम्मुख कैनेडा के मन्त्री अपनी नीति के लिए 
उत्तरदायी हैं | कैनेडा का गवर्नर-जनरल तथा अलग-श्रलग उपानवेशा 
के गवनर ब्रिटिश सम्राट की ओर से नियुक्त किये जाते हैं । 

कैनेडा के पास ही न्यूफ़ाउंडलेंड द्वोप (८८०४0 ।&870) 
है । इसे भा स्वराज्य मिला हुआ हं; परन्तु यह कैनेडा के सयुक्त शज्य 
में स।म्मालत नहीं हे । 


(२) ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजोलड 


ऑस्ट्रेलिया के उपांनबश की स्थापन।- अ्रॉस्ट्रेलिया तथा 
न्यूज़ेलेंड का कप्तान कुक (08900॥ (0006) ने लगभग सन्‌ १७७० 
में पता लगाया था। आस्ट्रेलिया पहल बिलकुल उजाड़ देश समकका 
जाता था और बहुत दिनों तक वहाँ ब्रिटेन के केवल आजन्म क्रैंदियों 
ही की बस्ती (8छवंधभा 007ए9 960शा0ा॥+) रहो | परन्तु 
सेने की खानों करा पता लगने तथा ऊन के व्यापार के फैलाने से इस 
देश का महत्त्व बढ़ने लगा और सन्‌ १८२१ में यहाँ क़ांदयों के अति- 
रिक्त अन्य अँगरेज़ों के भी बसने की आजा दे दी गई। इसके बाद 
सन्‌ १८४० में कैदियों का यहाँ भेजना बिलकुल बन्द कर [दया गया; 
और श्रव आस्ट्रेलिया में सुन्दर उपानवेश दिखाई देने लगे। इनमें से 
दे मुख्य हें--न्यू साउथ वेल्ज़ (९७ /४0प॥ ५४४१।९७) जिसको 


ब्रिथिश साम्राज्य के स्वतन्त्र प्रदेश ३०१ 


राजधानी आजकल सिडनो (5ए0709) है; और विक्टोरिया 
(५१८४०४५०७) जिधका मुख्य नगर मेलबोन (१०]७०ए०ा०९) है । 

वतमान “आस्ट्रलिया का सयुक्त तथा स्वतन्त्र राज्य”--- 
झास्ट्रेलया के उपनिवेशों के भी धीरे-धीरे स्वराज्य मिल गया; और 
सन्‌ १८४० तक यहाँ केाई ऐसा उपनिवेश न रहा जिसके निवासियों के 
अपन गद्य प्रबन्ध स्वतन्त्रतापूवक करने का अ्रांधकार न हो | इसके बाद 
सन्‌ १९०० में ये सब उपनिवेश आपस में मिलाँ दिये गये ओर इस 
प्रका: वततमा- “आस्ट्रेलिया के सयुक्त तथा स्वतन्त्र राज्य”? (80#- 
060ए९फरांओ2 ९१९७४) 90707 ० 8ए8४४७)॥9७).. की 
प्रारम्भ हुआ, कैनेडा की भाँति आस्ट्रेलिया के उपनिवेशों के भी 
पृथक रूप रे सव०ज्य मिला हुआ है; ओर समस्त आस्ट्रलिया के संयुक्त 
शासन क, संचालन भी केनेडा के संयुक्त राज्य की ह्वी भाँति होता 
है। आस्ट्रेलिया से लगभग सौ मील की दूरी पर न्यूज़ीलैंड (४०७ 
7204)%॥0) द्वीप है । इसे भी स्वराज्य मिला हुआ है, परन्तु यह 
आस्ट्रेलिया के संयुक्त राज्य में सम्मिलित नहीं है। 


( ३ ) दक्षिण-अफ़िका 


दक्षिण-अफ्रिका के उर्पानवेशों को स्थापना--पन्द्रहवीं शताब्दी 
के अन्त में अफ्रिका की केष आफ़ गुड होप से होकर पुतगालवालों ने 
यारप से भारतवष के लिए रास्ता ढूंढ निकाला था। सन्‌ १६५१ में 
हालेंडनिवासियों ने यहाँ केप कालोनी (089० 000079) नामक 
उपनिवेश स्थापित किया; ओर उसमें बसनेवाले धीरे-धीरे बोअर ((300॥) 
कहलाने लगे | सन्‌ १८१५ में वाटरलू के युद्ध के बाद केत कालानी 
अँगरेज़ों के अधीन हो गई । सन्‌ १८३३ में ब्रिटिश साम्राज्य के अन्य 
भागों की भाँति यहाँ भी दास-व्यापार की मनाही कर दी गई। बोश्रर 
लोगों के पास बड़ुत-से दास होते थे; इसलिए, दास-व्यापार की मनाई 
हो जाने पर वे केप कालोनी छेोकर नेटाल (४४४)) में 


३०२ इंगलेंड का इतिहास 


जा बसे । जब नेटाल के भी अंगरेज़ों ने श्रपने श्रधीन कर लिया, 
तब बोअर लोगों ने वहाँ भी रहना पसन्द न किया; और आगे बढ़कर 
उन्होंने ट्रान्सवाल ([५७7॥8788/) तथा श्रारज़ फ्री स्टेट (0 "७26 
[४५०० 899) नामक अपने दो अलग स्वतन्त्र उपनिवेश स्थापित 
कर लिये | 

प्रथम बोअर-युद्ध (१८७७-१८८१)--इसी समय ,ब्रोश्रर लोगों 
के ट्रानस्सवाल उपनिवेश में सेन की खानों का पता लगा और सोने 
के लालच से बहुत-से विदेशी भी वहाँ जाकर बसने लगे। क्षेश्ररों ने 
इन विदेशियों (0प0870078) के साथ बड़ा बुरा व्यवहार किया; 
झोर उनके वहाँ बतने तथा सोने की खान खादने म॑ तरह तरह की 
बाधाये डालना चाह्दा | श्रेंगरेज़ों ने विदेशिय। +ा पक्ष लेकर बोश्ररों के 
बिरुद्ध युद्ध ठान दिया और सन्‌ १८७७ में ट्रान्सवाल के अपने श्रधीन 
कर लिया। परन्तु शीघ्र ही ट्रान्तवाल में विद्रोह्ठ उठ खड़ा हुआ ओर 
आँ॥रेज़ों की भेजी हुई सेना के बोअरों ने मेजुबा पहाड़ी (१४४8 
|) पर बुरी तरह से परास्त किया । ऐसी अ्रवस्था में, सन्‌ श्दूद१ 
में, अंगरेज़ो के ट्रान्सवाल से हटना पड़ा ओर उनका बोश्नरों के इस 
उपनिवेश के अ्रपने अ्रधीन करने का प्रयत्न विफल रहा 

द्वितीय बाअर-युद्ध ( १८९९-१९०२)--धीरे-घीरे सेने की खानो 
के कारण ट्रान्सवाल की ख्याति बढ़ती गई ओर विदेशी वहां आंधक 
सख्या भ॑ आकर बसने लगे | बोशरों का इन विदेशियों के प्रति वही 
बुरा बर्ताव जारी रह्दा; इसलिए अरगरेज़ा ने दूसरी बार फर विदेशियों 
का पक्ष लेकर बोअरों के विरुद्ध युद्ध किया | पहले कुछु दिनों तक अँग- 
रेज़ों की बराबर हार होती गई; ओर सन्‌ १८६६ में जेम्सन (./७॥॥6- 
80॥) का ट्रान्धवाल पर आक्रमण बिलकुल विफल रहा। परन्तु लॉड 
राबद स ([,0/4 008॥५७) के श्रेंगरेज़ी सेना के सेनायति हो जाने 
पर अँगरेज़ों की विजय होने लगी। राबट्स ने बोब्नरों के दोनों उप- 
निवेशों (द्वान्ववाल तथा शक्लारेज फ्री स्टेट) के ग्रुय नगरों-« 


ब्रिटिश साम्राज्य के स्वतन्त्र प्रदेश ३०३१ 


ब्लूमफॉनटिेन (8]00॥7॥॥शथा!) तथा प्रिठारिया ([772॥07 9) पर 
अपना अधिकार जमा लिया | इसके बाद बेश्रों के युद्ध जारी रखने 
का साहस न रहा। राबद स के विलायत लोट जाने पर लॉड किचनर 
(],0/0 हर॥७॥०7०७/) दक्षिण -श्राफ्रका की श्रेंगरेज़ी सेना का सेनापति 
हुआ; और सन्‌ १९०२ में बोश्ररों के अ्रंगरेज़ों की श्रधीनता स्वीकार 
करनी पड़ी | इस युद्ध के परिणाम-स्वरूप बोअरों के दोनों उपनिवेश, 
ट्रान्‍्सवाल तथा आरंज झ्ली स्टेट, ब्रिटिश राज्य”में मिला लिये गये। 
केप कॉलिेनी तथा नेटाल में पहले ही से अ्रंगगेज़ों का राज्य था। श्रब 
इन दोनों बोअर उपनिषेशों के भी मिल जाने से समस्त दक्षिण-अफ्रिका 
छूँगरेज़ों के श्रधीन हो गया । 

वतेमान “दक्षिण-अफ्रिका का संयुक्त तथा स्वतन्त्र राज्य” 
(१९०९)---केनेडा तथा श्रास्ट्रेलिया की माँत दक्षिण-अ्रफ्रिका के 
उपनिशों के भी सन्‌ १९०६४ में स्वराज्य दे दिया गया | इके बाद 
सन्‌ १९०९ में चारों उपनिवेशों के मिला दिया गया; और इस प्रकार 
बतंमान “दक्षिण-अफ्रिका के सयुक्त तथा स्वतन्त्र राज्य” (80]- 
(०ए०एशं।?2 शिकव6७] ॥)0णात्रा]07 0 5070 औ|०७) का 
प्रारम्भ हुआ | चारों उपनिवेशों के प्रथक्‌ रूप से स्वराज्य मिला हुआ 
है; और उन चारों के सयुक्त शासन का संचालन कैनेडा तथा श्रास्ट्रे- 
लिया के संयुक्तराज्य के ढंग पर होता है । 

अपने उपनिवेशों में स्वराज्य होने के कारण बोअर लोग अब बिल- 
कुल संतुष्ट हैं । उनके संतुष्ट होने का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि लुई 
बोथा (],00४8 30॥॥9) ने, जो द्वितीय बोअर-युद्ध में बोअर-सेना 
का सेनापति था, बहुत प्रसन्नतापूवक “संयुक्त दक्षिण-अ्रफ्रिका? का 
प्रथम प्रधान मन्त्री होना स्वीकृत किया था | 

( ४ ) “स्वतम्ञ्र प्रदेशों? की शासन-प्रणालो 

“स्वतन्त्र प्रदेश”--कैनेडा, न्यूफ़ाउंडलेंड, श्रास्ट्रेलिया, न्यूज़ी- 

लेंड तथा दक्षिय-अ्रफ़रिका ब्रिटिश क्षम्राज्य के “सतन्त्र प्रदेश” (80॥- 


३०४ इंगलेंड का इतिहास 


(30ए९प/॥६ ॥0077079) कहलाते हैं। इन सबके स्वराज्य मिला 
हुआ है ओर इनका शासन ब्रिटेन की भाँति जनता के प्रति|नाधयों द्वारा 
होता है। केनेडा, आस्ट्रेलिया तथा दक्षिण-आफ्रिका के “प्रदेशों? में कई 
उपनिवेश सम्मिलित हैं। इन उपनिवेशें के प्रथक रूप से भी स्वराज्य 
मिला हुआ है और इनके निवासी अपना गद्य प्रबन्ध स्वतन्त्रतापूबक करते 
हैं। प्र्येक उपनिवेश में एक लेफ्टिनेंट गवनंर होता है; परन्तु वह 
शासनकाय में अधिक ह्तक्षेप नहीं कर सकता। शासनकाय्य वास्तव में 
मान्त्रयों के ह्वाथ में होता है जो चुने हुए सदस्यों की काउंसिल के सम्मुख 
उत्तरदायी होते हैं । समस्त “प्रदेश” के संयुक्त रूप से शासन के लिए. 
एक पालिमेंट# होती हे जिसमें “प्रदेश” के समस्त सम्मिलित उपनिवेशों 
से प्रतिनिधि बुलाये जाते हैं | यह पालिमेंट ऐसे प्रश्नों पर विचार करती 
है जिनसे सब सम्मिलित उपनिवेशो का सम्बन्ध हो। समस्त “प्रदेश” 
के शासन का संचालन भी मंत्रियों-द्वारा होता है, जो अपनी नीति के 
लिए. “प्रदेश” की पालिमेंट के सम्मुख उत्तरदायी होते हैं। । 

ब्रटेन का आधिपत्य--“'स्व॒तन्त्र प्रदेशों? पर ब्रिटेन का आधि- 
पत्य निम्नलिखित बातों से समभझना चाहिए । कस 

(१) “स्वतन्त्र प्रदेशों? की शासन-प्रणाली ब्रिटिश पालिमेंट की 
निर्धारित की हुई हे ओर बिना उसकी स्वीकृति के उसमें कोई परिवतन 
नहीं दे सकता। 

(२) प्रत्येक “स्वतन्त्र प्रदेश?” ([)007रं00) का गवर्नर जन- 
रल तथा उसके अलग अलग उपनिवेशों के लेफ़िटनेंट गवनर ब्रिटिश 
भम्नाट की ओर से नियुक्त करके भेजे जाते हैं । परन्तु ये उपनिवेश स्वतन्त्र 


# $ढटेन की पालिमेंट की भाँति इसके भी दे भाग हेते हैं। 

$ ऐसे “प्रदेशों? के, जिनमें कई उपनिवेरा सम्मिलित हां और 
प्रत्येक उपनिवेश के प्रथक रूप से भी. स्व॒राज्य मिला हुआ हो, अ्रंगरेज़ी 
में ७१९७४) ])0॥॥70॥ कहते हैं । 


ब्रिटिश साम्राज्य के स्वृतन्त्र प्रदेश ३०५ 


इसलिए समझे जाते हैं कि गवर्नर-जनरल तथा लेफ़िटनेंट गवनर स्वयं 
शासन-कार्य में अधिक हस्तत्षेतर नहीं कर सकते। शासन-काय का 
सचालन मन्त्रियों-द्वारा होता है, जो अ्पनो नीति के लिए, देश के प्रति 
निधियों के सम्मुख उत्तरदायी होते हैं । 

(३) “स्वतन्त्र प्रदेश” स्वयं अन्य राष्ट्रों से युद्ध तथा संधि नहीं कर 
सकते | उनकी पर-राष्ट्रनीत 5टिश सरकार ही निर्धारित करती हे । 

(४) ब्रिटेन की प्रिवी काउन्सिल (पएए 0०एााश)) ही 
समस्त त्रटिश साम्राज्य के अन्तिम अपील की कचहरी है; ओर 
“स्वतन्त्र प्रदेशों? की अपीलें भी उसी के सम्मुख पेश होती हैं । 

(५) “स्वतन्त्र प्रदेशों? के समस्त नियमों के लिए गवनरनजनरल 
द्वारा त्रि.टश सम्राट की अनुमति प्राप्त होना आवश्यक है, परन्तु ब्रिटेन 
की भाँति यहाँ की पालिमेंट के स्वीकृत किये हुए नियमें के भी सम्राट 
प्रायः कभी अ्रस्वीकृत नहां करता | 

(६) “स्व॒तन्त्र प्रदेश? ब्रिटिश सम्राट के अधीन समझे जाते 
हैँ | वहाँ के झण्डों में ब्रेटेन के “यनियन जेक?”” का सम्मिलित रहना 
आवश्यक है। वहाँ भी शासन-कार्य का संचालन ब्रिटिश सम्राट 
ही के नाम से दाता है; ओर वहाँ के लिए. भी समस्त उपाधियाँ आदि 
उसी प्रकार सम्राट की ओर से दी जाती हैं जिस प्रकार स्वयं ब्रिटिश 
द्वीपों में । 

इम्पीरियल कान्फ़रस (१९२६)--ब्रटिश साम्राज्य के समस्त 
भागों का पारस्परिक संगठन ठीक रखने के लिए. समस्त “स्वतन्त्र प्रदेशों? 
तथा भारतवर्ष की सरकार के प्रतिनिधि तथा ब्रिटेन के “मन्त्रिमए्डल”' 
के प्रधान कर्मचारी इम्पीरियल कान्फरेन्स ([ग0079] 00009"०९70०) 
में सम्मिलित होकर साम्राज्य-सम्बन्धी विषयों पर विचार करते हैं। 
१९२६ की इन्पीरियल कान्फ़रेन्‍्स के निणय के अनुसार “प्वतन्त्र 
प्रदेशों? के और भी अधिक स्वतन्त्रता मिल गई है। इस निणुंय की 
पुष्टि अ्रमी पिछुले वर्ष (१९३०) की इम्पीरियल कान्फ़रेन्स ने की है। 


३०६ इंगलेंड का इतिहास 


अब “स्वतन्त्र प्रदेश” स्वयं अन्य राष्ट्रों से भी व्यवहार कर सकते हैं 
और ब्रिटेन का उन पर केवल नाम-मात्र ही आवधिपत्य रह गया है। 
इस प्रकार प्निटिश साम्राज्य का रूप धीरे धीरे स्थतन्त्र शष्ट्रों के समूह 
(छघप78॥ (00॥707ण्ञ०७॥)॥॥ ० ९७॥१0॥8) का-सा होता जा रहा 
है। उनके पारस्परिक संघटन का चिह् यही दे कि सबका सम्राद एक 
ही होता है । 
मुख्य-मुख्य ताथियाँ 

सन्‌ १७९१ केनेडा का दो भागों में विभक्त होना | 

» ८१४--केप कालोनी का अ्रंगरेज़ों के अधोन होना | 

» रै८४०--कैनेडा को स्वराज्य । 

». » -ऑभ्ट्रेलिया में क़ेंदियों के भेजनि की मनाही । 

» १८६७--कैनेडा के वतंमान “सयुक्त तथा स्वतन्त्र राज्य” 

की स्थापना । 

9 *८७७-श८८१--प्रथम बोअ्रर-युद्ध । 

» १८९९-१९०२--द्वितीय बोअर-युद्ध । 
१९००--अ्रॉस्‍्ट्रेलिया के वतमान “संयुक्त तथा स्वतन्त्र राज्य”? 

की स्थापना । 
» १९०९-+दक्षिण-अफ्रिका के बतमान “संयुक्त, तथा स्वतन्त्र 
राज्य” की स्थापना । 

» १९२६ --“स्वतन्त्र” प्रदेशों के श्रांघकर स्वतन्त्रता। 


92 


ह ०4 बिक 
दसवाँ परिच्छेद 
शआायरलंड मे स्वतन्त्रता के लिए आन्दोलन 


“धंयेग” +क पश्चात्‌ आयरलंड की द्शा--हम बतला चुके हैं 
कि आयरलेंड-निवासियों के सन्तुष्ट करने के हेतु सन्‌ १८०१ में आयर« 
लंड के “संयुक्तराज्य” (ए0०१ [दा४१0फ) में सम्मिलित कर 
।लया गया था। परन्तु आयरलेंड-निवासी इस “संयोग?” ([फ्ञां०) 
से सन्तुष्ट न हे सके; क्योकि उनको असली कठनाइयाँ दूर करने का 
श्रभी कोई उपाय नहीं किया गया था | आयरलेंड के अधिकांश निवासी 
कैथोलिक हैं; परन्तु देश के नियमानुसार केथोलिक लेग राजनीतिक 
अधिकारों से वंचित थे, ओर उनमें से केई पालिमेंट का सदस्य न हो 
सकता था | इसके आतरिक्त किसानों की दशा भी बहुत असनन्‍्तोषजनक 
थी और वे बिलकुल भुमिपतिया के आश्रित होते थे | इन सब असुब- 
धाओं के कारण सयेग” के पश्चात्‌ भी आयरलेंड की केथोलिक 
जनता का आन्दोलन बराबर जारी रहा | 

उन्नीसबीं शताब्दी भर आयरलेंड की समस्या का ब्रिटेन के राज- 
नीतिक क्षेत्र पर बड़ा प्रभाव पड़ा। लॉड सालिसबरी ने एक अवसर 
पर कहा था--“त्रिडेन के राजनीतिश अधिकतर आयरलेंड ही की 
समस्या में उलभे रहते हैं |” आयरलैंड ही के केथोलिकों के उद्धार के 
प्रश्न पर सन १८२९ में टोरी-दल में फूट शुरू हुई; आयरलेंड ही के 
आलू के अकाल के समय प्षत्र्‌ १८४६ में कान लॉ के निषेध के कारण 
टारी-दल पूर्णतया शक्तद्वीन हुआ; ओर आगे चल कर आयरलंड ही के 
स्व॒राज्य के प्रश्न पर सन्‌ १८८६ में ग्लैडर्टन के लिबरल-दल्ल की शक्ति 
का अन्त हुआ । 

३०७ 


इ०्८. इंगलेंड का इतिहास 


(१) ओकैनेल तथा “नरम दुल” का आन्दोलन 


आ्रोकेनेल के सिद्धान्त--“संयेग”” से लगभग चालीस वर्ष 
तक आयरलैंड के आनन्‍न्दालन का नेता डेनियल ओकेनेल (])80॥2९) 
0'0077०७॥|) था। वह केथोलिक था और उसने वकालत में बहुत 
नाम पैदा किया था । वह वकक्‍तृता देने में भी बड़ा निपुण था और विराट 
सभाओं में श्रोताओं पर उसका बड़ा प्रभाव पड़ता था। वह “नियमा- 
नुमोदित ग्रान्दोलन?” ((१0॥8008079%)। ै ४।७॥707) का पक्षपाती 
था ओर उसने विद्राह आदि करने का सदा विरोध किया । उसके नेतृत्व 
में आयरलेंड में जो आन्दोलन हुआ, उसे “नरम दल” ()0006/-8608) 
का आन्दालन समभना चाहिए | 

कंथालिकों क उद्धार का आन्दोलन--बहुत दिनों तक श्रोका- 
नेल के आन्देलन का प्रधान लक्ष्य यही रहा कि केथोलिकों के राज- 
नीतिक श्रधिकार मलने चाहिएँ। इसी आशय से उसने “'केथोलिक- 
समाज? ((१४॥॥0॥0 ॥४80०9607) स्थापित किया और जैसा कि 
हम बतला चुके हैं (देखे प्रृष्ठ २४२) इस समाज के" आन्दोलन ने 
ईंगलैंड़ के प्रधान मन्त्री वेलिंग्टन ([)770 ० ए४७॥॥४४४०७) के 
अपनी नीत बदलने पर बाध्य किया। सन्‌ १८२९ में श्राकेनेल के, 
कैथालिक होने पर भी, पालिमेंट के सदस्य चुने जाने के समय इतनी 
उत्तेजना फैली कि “कैथोलिकों के उद्धार का नियम” (0॥॥0]८ 
[/भ्रालं08॥०॥ ॥०) स्वीकृत हुआ, और कैथोलिकों के पार्लिमेंट 
के सदस्य तथा राज्य के प्रधान कमंचारी होने की आशा मिल गई। 

“स्थापित” प्रोटेस्टेंट चचे के विरुद्ध आन्दोलन--इसके पश्चात 
ग्रोकानेल ने आयरलेंड के “स्थापित प्रोटेस्टेंट चच” के विरुद्ध आन्दोलन 
आारम्म किया । यह स्थापित चर्च सरकारी था और इसके संचालन का 
ब्यय आयरलेंड-निवासियों से “घर्म-कर” (प५४॥७) के रूप में वसूल 
किया जाता था। इस चच से देश के गिने चुने प्रोटेस्टंटों के ही लाम 


आयरलेंड में स्वतन्त्रता के लिए आन्दोलन ३०९ 


होता था; और श्रधिकांश कैथोलिक जनता इसके घुणा की दृष्टि से 
देखती थी; परन्तु इसके लिए “घमं-कर” सबके देना पड़ता था । श्रोकेनिल 
का यही कहना था कि प्रोटेस्टेंट चचच के संचालन का भार कैथोलिक 
जनता पर लादना सवथा अनुचित है; परन्तु इस आन्दोलन में उसे 
पूर्ण सफलता न हुई । कबल इतनी रिश्रायत हो गई कि ““धमं-कर” 
किसानों से न लेकर केवल भूमिपातयों ही से वसूल कया जाने लगा । 

“संयोग” तोड़ने का आन्दोलन--धीरे-धीरे ओकेनेल का यह 
विचार दृढ़ होने लगा कि “संयुक्त राज्य” में रहने से आयग्लेंड निवा- 
सियों की असुविधाओं का अन्त नहीं हो सकता | अब उसने “सयोग?”? 
ताड़ने तथा आयरलेंड की स्वतन्त्र पालिमेंट “थापत करने के लिए 
आन्दालन आरम्म कया। उस ध्षमय सर रॉबट पील इंगलेंड का 
प्रधान मन्‍त्री था | उसने कई प्रकार से आयरलेंड का श्रान्दोलन शान्त 
करना चाहा; परन्तु इस प्रयत्न में उसे सफलता न हुई । इसी समय 
आयरलेंड में एक “नवयुब॒क-दल? (१४०एघाह फछेक्ाते ?िक्षाकर)े 
शक्तिमान्‌ होगे लगा जो ओकेानेल के “नरम” आन्दोलन के यथेष्ट न 
समझता था । पील ने इस अवसर से लाभ उठाकर ओ्रोकानेल के 
बनन्‍्दी-ग्रह में भेजवा दिया; ओर इसके सात वर्ष बाद सन्‌ १८४७ में 
आयरलैंड का यह प्रसद्ध नेता परलेक सिधारा । -* 

(२) पाने तथा “गरम दल” का श्रान्दांलन 

ग्लैडस्टन के प्रथम मन्त्रित्व-काल की अधूरी रिआयतें--श्रोके- 
नेल की मृत्यु के बाद आयरलेंड के “नवयुवक-दल” द्वारा देश के 
राजनीतिक सुधार का आन्दोलन बराबर जारी रहा । जैसा कि हम ब्रता 
चुके हैं, प्रधान मन्त्री ग्लैडस्टन ने अपने ५थम मन्त्रित्वकाल में कुछ 
और सुविधाएँ देकर श्रायरलेंड का आन्दोलन शान्त करना चाहा। 
सन्‌ १८६९ में उसने “स्थापित प्रोटेस्टेंट चर्च” के सरकारी सहायता 
देना बन्द कर दिया# (]2[808080860त# 0 ४6 वपढा 


$ देखे पृष्ठ २९०। 


३१० इंगलेंड का इतिहास 


0॥प्रा'शा); और इस प्रकार आयरलेंड की फैथोलिक जनता के सिर 
से प्रोटेस्टंट चर्च के संचालन के लिए “घमं-कर” देने का अनुचित भार 
उतर गया। इसके अंतरिक्त ग्लैडस्टन ने किसानों की शिकायतें दूर 
करने का भी प्रयत्न किया । परन्तु केवल इतनी ही सुविधाश्रों से आयर 
लेंड-निवारसियों का सन्तुष्ट होना असम्मव था । 

“पार्नेत्र तथा गरम दल्म?”---अब आयरलेंड में एक “गरम दल” 
(75070॥808) बनने लगा जिसका नेता पार्नल ([?280॥९))) था। 
पार्नेल का मत था ॥क केवल थोड़ी-सी राजनीतिक सुविधाओं के लिए 
“नरम? आन्दोलन करने से काम नहीं चल सकता | उसके “गरम 
दल” का यह लक्ष्य था कि आयरलैंड में पूर्णतया “स्वराज्य'” (]]0॥0 
हिपो) ध्यापित किया जाय | इस उद्दश की सिद्धि के लिए उसने 
बड़े ज़ोरों से आन्दोलन आरम्म किया | वह आयरलेंब्की ओर से 
लन्दन की “संयुक्त पालिमेंट” का सदस्य था; और वह तथा उसके 
सहकारी पालिमेंट के तंग करने के आशय से आयरलेड-सम्पन्धी 
विषयों के अतिरिक्त अन्य विषयों पर विचार होने के सश्य तरह-तरह 
से बाधा डालने का प्रयत्न करते थे | 

आयरलंड के मन्त्री का वध--इस समय आयरलेंड में क्रान्ति 
कारियों की भी करी न थी। क्रास्तिकारियों ने “फ़ीोनियन समाज” 
(ए७पांशा 8000५) नामक एक संस्था स्थापित कर रखी थी. 
जिसका उद्देश्य ही यह था कि विद्रोह तथा रक्तप्रवाह करके, जिस तरह 
हो सके, देश के लिए, स्वराज्य प्राप्त किया जाय | सन्‌ १८८२ में इन 
क्रांतकारियों ने ला्ड फ्रेंडेरक केवेंडिश ([,0९१0 #फ९१७ ४० 
(१8००४०४७॥) का, जो श्रभी श्रायरलेंड के मन्त्रों ([परंछ॥ 86९७०" 
(79) नियुक्त हुए थे, फानिक्स बाग्र (2॥06॥5 ?8700) में मार 
डाला ओर जगह-जगह बम आदि बनाने के कारख़ाने खेल दिये | 

ग्लैडस्टन का “रबराज्य का अ्रस्ताव”--ऐसी अवस्था में प्रधान 
मन्त्री ग्लैडस्टन के भी अपनी नीति बदलनी पड़ी। उसने समझ लिया 


आयरलैंड में स्वतन्त्रता के लिए आन्दोलन ३११ 


कि बिना स्वराज्य दिये आयरलेंड में शान्ति स्थापित करमा अ्रसम्भव 
हे। जंसा कि हम ऊपर लिख आये हैं (देखे पृष्ठ २९५), ग्लैडस्टन ने 
दो बार “आयरलैंड के स्वराज्य का प्रस्ताव” (तप सणा6 दिए 
9॥)) उपस्थित किया; परन्तु दोनों बार वह अस्वीकृत हुआ । ग्लैडस्टन 
के अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा और आयरलेंड की श्रशान्ति 
पराबर जारी रही ] 
( ३ ) “सिनांफयन दुल”---क्रान्तिमय आन्दोलन 

सिनफ़ियन दल तथा पूणे स्वतन्त्रता का आन्दोलन--सन 
१८६० में एक मुक़दमे के सम्बन्ध में बदनाम है| जाने के कारण पानेल 
शक्तिहीन हा गया; परन्तु आयरलैंड का आन्दोलन बन्द न हुआ ; 
धीरे धीर इस श्आान्दोजनन ने मयड्भूर रूप घारण कर लिया । अब आयर- 
लैंड-निबासां यह घमकी देने लग कि हम ब्रिटेन की सरकार से समस्त 
सम्बन्ध त्याग कर अपने देश में स्व॒तन्त्र प्रजातन राज्य स्थापित 
करंगे । क्रान्तकारिया की शख्या दिन पर दिन बढ़ती गई आ।र देश 
में एक शाक्तज्ञाली “सनरफ़ियन दल”? (जाता 'क्ात) स्थापित हो 
गया, जिसके क्रान्त्मिय आन्दोलन के कारण आयरलेंड में ब्रिटिश 
भम्नाद का राज्य कायम रहना अ्रत्तम्मव-सा प्रतीत हाने लगा । 

सन्‌ १९१४ का “'स्वराज्य का प्रस्ताव”--ड्यज़़िर सन्‌ १९१४ 
में “आआ्रयरलेंड के स्वराज्य” देने का प्रस्ताव पालिमेंट में उपस्थित 
किया गया | इस समय एक ब्रढ़ी कठिनाई यह प्रध्तुत हो गई कि उत्तरी 
आयरलेंड के प्रोटेस्टंट-नित्रासियों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। 
उनके यह भय था कि श्रायरलेंड में केथालिकों की संख्या अधिक हे; 
इसलिए देश में स्वराज्य ही जाने पर उत्तरी प्रान्त के थोड़े से प्रोटेस्टेटो 
की स्थिति बहुत विकट हो जायगी | इसी समय यारपीय महायुद्ध छिड़ 
गया | ऐसी आप।र के काल में स्वराज्य के प्रश्न पर वाद-विवाद करना 
अनुचित समभा गया । श्रतः पालिमेंट ने यह निःश्रत किया कि श्रायरलेंड 
के स्थराज्य का प्रश्न युडे समाप्त होने के काल तक स्थगित रहना चाहिए। 


३१२ इंगरलेंड का इतिहास 


गबनमेंट आफ़ आयरलेंड एक्ट (१९००)---युद्ध समाह होने के 
भाद सन्‌ १९२० में गवनमेंट श्राफ़ आयरलेंड एक्ट ((076९॥॥॥॥9॥६ 
० [7९]970 #&८) द्वारा आयरलेंड की समस्या का निपटारा 
किया गया । आयरलैंड में केयेलिके की अधिक संख्या होने के भय से 
उत्तरी प्रान्त के प्रोटेस्टेट-निवासी समस्त देश में एक ही स्वराज्य सरकार 
स्थापित होना कभी पसन्द न कर सकते थे। इसालए यह निणय किया 
गया कि उत्तरी तथा दक्षिणी प्रान्तों के अलग-श्रलग स्वराज्य दिया 
जाय। उत्तरी भाग के लिए ४२ सदस्यों को पालिमेंट और दक्षिणी 
भाग के लिए १२८ सदत््यों की पालिमेंट स्थापत की गई। इन दोनो 
पालिमेंटों के अपने अपने प्रान्त में कर ग्राद लगाने का एणु ग्रधिकार 
मिल गया; परन्तु सावराष्ट्रीय ५श्नों का निणंय तथा सेना आदि की 
देखभाल का अधिकार लन्दन की “संयुक्त पालिमेंट” ही के हाथ में 
रहा। इंगलेंड तथा स्कॉगलेंड के “सयुक्त राज्य” से आयरलैंड का 
“संयोग”? नहीं तोड़ा गया; और “संयुक्त पालिमेंट” के लिए आयरलैं< 
के प्रतिनिधियों में ४६ सदस्य और बढ़ा दिये गये | ! 

डी वेलेरा तथा वतमान “आरयारश फ्रो स्टेट” की स्थापना-- 
दक्षिण-आयरलेंड के “सिनफ़ियन” दलवाले इस अधूरं स्वराज्य से 
सम्तुष्ट न हुए और.उन्होंने अपनी पूर्ण स्वतन्त्रता का श्रान्दोलन बराबर 
जारी रखा। उन्होने “डेल आयरेन” (])9॥ शे॥०७४॥) नामक 
एक अपनी स्व॒तन्त्र गबनेमेंट बना ली और डी वेलेरा (])6 ५४]७/७) 
उसका प्रधान नियत हुआ | लगभग दो वष तक दक्षिणी आयरलैंड 
में दो राज्य रहे; एक “डेल आयरेन?” और दूसरा ब्रिटिश राज्य | सन्‌ 
१९२२ में दानों राज्यों में समझौता हा गया और आयरलेंड के शासन 
का निम्नल!|खत प्रकार से निपटारा हुआ-- 

प्रोटेस्टटो के उत्तरी प्रान्त के लिए सन्‌ १६२० का प्रबन्ध जारी रहा 
अर्थात्‌ वह भाग “संझुक्त राज्य” (एतञा०१ 'ता290गा) में भी 
_म्मिलित रहा ओर उसकी प्रथक पालिमेंट भी क़ायम रहो, जिसकी 


आयरलेंड में स्वतन्त्रता के लिए आन्दोलन ११३ 


बैठक आजकल बेलफ़ास्ट (80]/880) नगर में होती है । कैथोलिकों 
का दक्षिणी भाग अब “धंयुक्त राज्य” से बिलकुल प्रथक कर दिया 
गया; और उस्ते आयरिश फ्री स्टेट ([ं४६॥ #फ०७ 5080) का नाम 
देकर स्वराज्य दे दिया गया | आयरिश फ्री स्टेट का मुख्य नगर डब्लिन 
(000#7) है श्रौर उसकी पालिमेंट के वही अधिकार दे दिये गये हैं 
नो ब्रिटिश साम्राज्य के कैनेडा आदि “स्वतन्त्र प्रदेशों? ([)0॥- 
॥078) को प्राप्त हैं। श्राजजल लन्दन की “सयुक्त पालिमेंट” में 
इंगलेंड तथा स्कॉटलेड के प्रतिनिधियों के साथ केवल उत्तरी आयरलेंड 
फे प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं। दक्षिणी भाग का इस “सयुक्त पालि- 
मंट” से अत्र केाई सम्बन्ध नहीं है; और इस भाग का शासन आजकल 
ग्रपनी प्रथक स्वतन्त्र पालिमेंट ही के द्वारा होता है। 
मुख्य-मुख्य तिथियाँ 
सन्‌ १८०१ --आयरलेंड का “सयाग” 
” 9८२९--केथालिकों का उद्धार | 
? १८६९--आयरलंड के “स्थापित प्रोटेस्टेंट चच?' की सरकारी 
सहायता बद होना | 
» श्यूदर--“आयरलैंड” के मंत्री का वध | 
» १८८६ और १८९४--ग्लैडस्टन के आयरलेंड के स्वराज्य 
देने के प्रस्तावों का अस्वीकृत होना | 
» १९१४--आयरलेंड के स्वराज्य देने के प्रस्ताव का स्थागित 
हाना | 
7? 2९२ ०--“गवर्नमेंट आफ़ आयरलेंड एक्ट” ((0०ए७।॥- 
707( 0० ॥6]870 ४०४) । 
» १९२२--वतंमान “आयरिश फ्री स्टेट” ([लंड॥ ?फ९० 
50906) की स्थापना । 


निकाय कदम! 


ग्यारहवाँ परिच्छेद 


“शान्तिप्रिय” सम्राट्‌ एडबड सप्तम 
१९०१-१९१० 


-ई4 5, ,, 2 « «८ ,/5०७४: न्‍ हु कि 
03:8४: , 5. ८८7 5885... 22.6 





एडवड सप्तम 
“शान्तिप्रिय” सम्राट्‌ एडवर्ड सप्तम ( फ्रांस तथा रूस से 
सममौता )--सन्‌ १९०१ में महारानी विक्टारिया को मृत्यु के पश्चात्‌ 
३१४ 


“शान्तिप्रिय”? सम्नाट एडवर्ड सप्तम श्श्पू 


उसका बड़ा पुत्र “एडवड सप्तम”? (70 ७9970 ५]]) के नाम से राजा 
हुआ । इस समय एडवर्ड की अ्रवस्था साठ वर्ष की थी और वह येरपीय 
महाद्वीप तथा ब्रिटिश साम्राज्य के भिन्न-भिन्न भागों में ख़ुब यात्रा कर 
चुका था. उसका तथा उसकी पत्नी रानी एलेकज़ेंडग (0४6९ 
औ।०६०७॥0'७) का यारप के बहुत-से राजवंशों से सम्बन्ध था; इस 
कारण लन्दन में बहुत-से येरपीय राज्यों के शासक प्रायः आते रहते 
थे। एडवर्ड सदा उनका बड़े ठाठ से स्वागत करता था। इस प्रकार 
उसने बहुत-से राजाओं के अपना परम मित्र बना लिया था। 

इस समय फ्रांस तथा रूस से कई राजनीतिक प्रश्नों पर ब्रिटेन का 
झगड़ा चल रहा था | हम बतला चुके हैं कि मिस्र देश से फ्रांस तथा 
ब्रिटेन दोनों का एक साथ सम्बन्ध आरम्म हुआ था। परन्तु धीरे-धीरे 
ब्रिटेन ने मस्त पर अपना श्रा।धपत्य जमा लिया था, इस कारण फ्रास- 
वाले ब्रिटेन से बहुत जलने लगे थे और दोनों देशों में युद्ध छिड़ने 
का भय हो रहा था । ऐसी स्थिति में एडवर्ड स्वयं पेरिस पहुँचा और 
उसने अपने प्रभाव से सन्‌ १९०३ में दोनों देशों में समकोता (- 
॥97॥6 (0070॥9।6) करा दिया। इसके अनुसार फ्रांस ने मिस्ल देश 
पर ब्रिदेन का आधिपत्य (फलण. ?06९०07880 07७० 
]02४ 90) स्वीकृत कर लिया; और उसके बदले में 'जिटेन ने अफ्रिका 
के उत्तरी-पश्चिमो काने के मेरक्क्रे (१0०/-.00००) देश में फ्रांस के 
स्वतन्त्रता-पूवक हस्तक्षेप करने की आज्ञा दे दी । 

ब्रिटेन के तुकों के सहायता देने के कारण रूसवाले श्रंगरेज़ों के 
अपना बेरी समझने लगे थे। श्रभी रूस और जापान के युद्ध में अँग- 
रेज़ों ने जापान का साथ दिया था; इस कारण रूस और ब्रिटेन का 
वैरभाब और भी बढ़ गया । इसके श्रतिरिक्त दोनों देश एशिया में अपना 
अधिकार बढ़ामे का प्रयत्न कर रहे थे । रूसी लेग फ़ारस और अफ़ग़ा- 
निस्तान के बराबर दबाते चले आते थे, जिससे श्रंगरेज़ों के भारतवर्ष 
की उत्तर-पश्चिमी सीमा की रक्षा के लिए बड़ा भय था। रूसियो और 


३१६ इंगलेड का इतिहास 


श्रेंगरेज़ों में युद्ध छिड़ जाने की सम्भावना थी। परन्वु एडवर्ड सप्तम 
के उद्योग से सन १९०७ में रूस से भी समभोता (॥॥20-मि08- 
89 ४7०९॥॥०९॥॥) हो गया, जिससे दोनों देशों के एशियाई 
प्रश्नो का भली भाँति निपटारा हो गया, फ़ारस के उत्तरी भाग पर रूस 
का और दक्षिणी भाग पर ब्रिटेन का प्रभाव रहा । 

इस प्रकार एडवड ने कई बार युद्ध छिड़ने से बचाया; और इसी 
लए, वह “शान्तिप्रिय एडबड”? (00 ए97त ॥6 268९९॥॥७):6॥") 
कहलाने लगा । 

बालफार का मंत्रित्व ( १९०२-१९०५ )--रानी ।वक्टोरिया के 
राजत्वकाल के पिछुले भाग में लिबररल दल के टूटने पर “यूनियनिस्ट 
दल” (एग्नांणभरां8६8%) पगलिमेंठ में शक्तिमान्‌ हो गया था। सन 
१६०२ में इस दल के मुख्य नेता लाड सालिसबरी ने स्वास्थ्य ठीक न 
हाने के कारण अपने पद से त्यागपत्र दे दया, और इसके बाद इस दल 
का दूसरा नेता बालफ़ोर (]8।0प) प्रधान मन्त्री हुआ। बालफ़ोर 
के “मन्त्रि मंडल” में चेम्बरलेन (व0869॥ (॥॥#90पका)) “उप- 
निवेश मन्त्री” (000 7ा9)। 8607/७४७०ए) था जिसने ब्रिटेन की 
'स्वतन्त्र व्यापार? (7९७९ ७96) नीति का वरोंध शुरू किया। 
उसका मत था कि ट्वटेन में बदेश का माल आकर इतना सस्ता बिकता 
है कि स्वदेशी माल उसका मुक़ाबला नहीं कर सकता | स्वदेशी व्यापार 
की रक्षा करने के आ्राशय से चेम्बरलेन ने “टेरिफ़ रिफ़ामं? (पृक्षापत 
8००४7) का प्रश्ताव उपस्थित किया, जिसके अनुसार ब्रिटेन में 
बाहर से आनेवाले माल पर काफ़ी महसूल लगाया गया। परन्तु ब्रिटिश 
उपनिवेशों के माल पर महसूल की दर बहुत कम रखी गई ((00]07%/ 
(7९/87/९7८९) । इसका यह आशय था कि ब्रिटिश साम्राज्य के समस्त 
भागों में परस्पर सहानुभूति बढ़ने लगे। चेम्बरलेन के इस प्रस्ताव का 


गन नगान.५५. रकम, दी निनपिभन-+न-मान++ पान नहाधााा५० पद निीकीीक५ ९७०९७५०॥ा ० निकेक- 


“ देखो प्रष्ठ २९६। 





“शात्तिप्रिय” सम्राट एडबड सप्तम ३१७ 


'यूनियनिस्ट दल” के कुछ लोगो न समर्थन किया: परन्तु बहुत-से लेाग 
उसके विराधी हो गये | इस कारण “यूनियानस्ट दल” में फूट पड़ गई; 
ओर ऐसी अवस्था में बालफ़ोर को प्रधान मन्त्री के पद से त्यागपत्र 
देना पड़ा । 

लिबरल-दल का पुनः शॉक्तशाल्रो हाना (१९०६)-- 
“यूनियनिध्ट दल” के टूटने पर लित्रल-दल ([॥0९७)8), जो 
पिछले बारह वष के काल में शक्तहीन रहा था,'अब्र पुनः शच्ि शाली 
हो गया। सन्‌ १९०६ में लिबरल दल का नेता कम्पमबेल बैनरमेन 
((0॥॥]0९) छिज्ला70ा७॥)) प्रधान मन्‍्त्री नियुक्त हुआ। उतके 
सहकारी एसक्विथ (#5तपां॥) तथा लॉयड जाज ([॥6054 
0००४०) जैसे प्रसिद्ध राजनीतिजश्ञ थे। शीघ्र ही लेाक-समा में 
उसके दल के समथकों की सख्या लगभग तीन चांथाई हो गई । सन्‌ 
१९०८ में स्वास्थ्य ठीक न हेने के कारण ब्रेनरमेन का त्यागपत्र देना 
पड़ा ओर उसके स्थ,न पर एसक्विथ प्रधान मन्त्री हो गया । एडवर्ड 
सप्तम के राजत्वकाल के शेप भाग में तथा जाज पश्चम के राज्य के 
आर/म्मक काल में (सन्‌ १९१६ तक) एसक्व्रिथ (&४१४७ं४॥) 
ही प्रधान मन्त्री रहा और उसने लॉयड जॉज (]॥0ए. 06०४४०७) 
के श्रपने ““मन्त्रमडल” का “काषाध्यक्ष?? ((0926|07' ०0 06 
[720॥64४घ०) नियुक्त किया । 

लाडं-सभा तथा लेक-सभा का सघष--केपाध्यक्ष की हेसियत 
से सन्‌ १९०९ में लॉयड जाँज ने पालिमंट की लेाक-सभा में एक 
नये ढग का बजटठ%# (702०0) पेश किया, जिसमें बहुत घनी 
नागरिकों पर “विशेष कर” (5७२) लगाया गया। लाडड- 
सभा ने इस बजट का प्रस्ताव अस्वीकृत किया; अश्रतः इस सम्बन्ध में 
पालिमेंट की दोनों सभाओ्रों में खूब कगड़ा चला। मन्त्रियों का कहना 


# देश के साल भर के आय-व्यय का चिट्ठा। 


श्श्ल इंगलैंड का इतिहास 


था कि घन-सम्बन्धी प्रस्तावों पर लेाक-सभा ही के पूर्ण अधिकार है; 
इसलिए लाड-सभा के बजट के विषय में हस्तक्षेप न करमा चाहिए | 
इस भझूगड़े का नपटारा करने के हेतु पालिमेंट विसजित कर दी गईं 
शोर अ्रगले वष नया चुनाव हुआ। नये चुनाव में लेक-समा में 
लिबंरलों की संडया फिर अ्राचक्त रही और उन्होंने यह आन्दोलन 
प्रारम्भ किया कि छाक-सभा के स्वीकृत किये हुए प्रस्ताव साड-सभा के 
विरोध करने पर भी “राजनियम” बन जाने चाहिएँ | श्रन्तर में ला्ड- 
सभा ही का दबना पड़ा; ओर एडवर्ड सप्तम की मृत्यु के कुछु ही महीने 
बाद सन्‌ १६११ में प्रसिद्ध “पालिमेंट एक्ट” (देखे। प्रष्ठ २६५७ और 
२७०) स्वीकृत हुआ जिसने पालिमेंट की दोनों सभाओं के पारस्परिक 
सम्बन्ध का निपटारा कर दिया। धन-सम्बन्धी प्रस्तावों पर लेक-सभां 
के पूर्ण अ्रधकार मिल गया; और अन्य प्रस्तात्रों के विषय में यह 
मिश्चित हुआ कि जिन प्रस्तावों के लेक सभा तीन बार स्वीकृत कर 
दे, वे ला्ड-सभा की अ्रनुमत न होने पर भी राजा के हस्ताक्षर होमे 
के बाद राज-नियम बम सकते हैं | 
सुख्य मय तिथियाँ 

सन्‌ १९०१--एडवड सप्तम का राज्यामिषेक | 
१९०२-१३१०६--बालफ़ोर का मन्त्रित्व | 
१९०३--फ्रांस और ब्रिटेन का समझोता (06 एताशा(९ 

(0७0॥9)७) । 
१९०६-१९ ०८--फैम्पबेल बैनरमेन का मन्त्रित्व । 
१९०७--त्रटेन और रूस का समभोता (!॥6 &7६8।०0- 
एिप्रहशांशा ॥27'08९॥7॥९७70) | 

१९०८-१९१६--..एसक्विथ का मन्सत्रित्त | 
१९०९---लार्ड-सभा तथा लाक-सभा का संधष | 
१९१०--एडवड सप्तम की मृत्यु 


क्राक्ामाआएकारमकरार ताज 


|) 
99 


|) 


हे 


99 
932 


बारहवों परिच्छेद 


सम्राट्‌ जॉज पश्चम तथा येरपोय महायुद्ध 


जज पद्चम तथा विंडसर-वंश--सन्‌ १९१० में एडवर्ड सप्तम 
की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका दूसरा पुत्र “जॉर्ज पशञ्मम”? (08688 ऐ) 
के नाम से राजा हुआ। 
एडवड के बड़े पुत्र एलबट 
का बहुत दिन पहले ही 
देहान्त हे! चुका था। जाँज 
पश्नम की अवस्था उस 
समय ४४ वध की थी 
ओर उसका विवाह राज़ 
कुमारी मेरी से दे चुका 
था। सन्‌ १९१७ में 
जॉर्ज ने अपनी समस्त 
विदेशी उपाधियाँ त्याग दीं 
ओऔर यह घोषणा की कि 
ग्रब॒ से हमारा राजवंश 
“ विंडसरवंश”? (प्ृघ०प्र5९ 
० शृै080807) के नाम से 
पुकारा जायगा। जॉज पत्मचम 


(१ ) यारपीय महायुद्ध ( १६१४-१६ ) 
(]%6 (76०॥ ग्रि/076४॥ फैंशआ) 


“धत्रिविध संघ” तथा जमेनी के विकट मन्सूबे -जोर्ज , पद्म 
३१९ 





३२० इंगलेंड का इतिहाल 


के राजलवकाल में यारपीय महायुद्ध हुआ। इस युद्ध का ठीक-ढठीक 
स्वरूप समभने के लिए यारपीय राष्ट्रों की दलबन्दी का परिचय दे देना 
अत्यन्त आवश्यक है। “फ्रांस तथा प्रशा के युद्ध” (फएफल्ला00- 
ए।प्रश्शंशा फेंका) में प्रशा की विजय हुईं थी; और उसी समय 
से जमनी की इस रियासत का सितारा चमकने लगा था। सन्‌ 
१८७१ में प्रशा के राजा ने दक्षिण जमनी की समस्त रियासतों पर 
अपना आधिपत्य जमाकर “जमन-साम्राज्य” ([॥6७ 06/॥४॥/ 
छाए) की स्थापना की थी और स्वयं “जमन सम्राट क़ेसर” 
की उपाधि धारण की थी | उस समय कृंतर का प्रधान मन्त्री 
हि प्रिन्‍्स बिसस्‍्माक (?ध060 
. | [397972|) था, जिसने 
जमनी को शक्ति बढ़ाने में 
केई कसर न रखी । साव॑- 
राष्ट्रीयक्षेत्र में जमंनी का 
प्रभाव बढ़ाने, के आशय से 
बिध्माक ने सन्‌ श्८८र में 
जमनी, आस्ट्रिया तथा इटली 
का “त्रिविध संघ” (["ज9]७ 
ै9॥00) स्थापित किया | 
बिस्‍स्मा्क के आशा थी कि 
यह संघ येरप के अ्रन्य राष्ट्रों 
का भली भाँति मुक़ाबला कर 
सकेगा। इसी समय से 

रानी मेरी जमनी के बड़े विकट मन्सूबे 
बंघने लगे। उसने अपनी सेना बढ़ाई और बहुत बड़ा जह्यज़ी बेड़ा तेयार 
किया । व्यवसाय, व्यापार, साहित्य, विशान सभी बातों में जमंनों ने 
खूब उन्नति की; ओर बहुत-से जमन प्रोक्रेसरों का यह मत होने लगा 


००७ 








सम्राट्‌ जॉज पड्चम तथा येरपीय महायुद्ध १२१ 


कि एक दिन समध्त भूमंडल का जमनी की शक्ति के सामने सिर 
भुकाना पड़ेगा । 

“त्रिविध मित्रसंघ” की स्थापना--“त्रिविध संघ” का समाचार 
पाकर योारप के अ्रन्य राष्ट्रों का अपनी रक्षा की चिन्ता हुईं । विशेषतः 
फ्रास के जमनी से सदा भय लगा रहता था; इस कारण उसके लिए, 
कुछ राष्ट्रों का अपनी ओर मिलाना अत्यन्त झ्ावश्यक हो गया। सन्‌ 
१८९३ मे फ्रांस ने रूस से मित्रद की; और इस प्रकार “त्रिविध 
संघ? का मुकाबला करने के लिए रूत तथा फ्रांस का “द्विविध संघ”? 
(])99)] #]॥9॥0९0) स्थापित हुआ , 

येारपीय राष्ट्रों का इस प्रकार दलबन्दां करते देखकर ब्रिटेन ने 
सेचा कि ऐसी अबरस्था में येारपीय सावराष्ट्रीय क्षेत्र से प्रथक्‌ रहने में 
बड़ी हानि है। यही सेचकर सम्राट एडबर्ड सप्तम ने अपने व्यक्तिगत 
प्रभाव का उपयेग करके ब्रिटेन का रूस तथा फ्रांस से समभोता कराया 
था, जिसके विपथ में हम पिछुले परिच्छेद में लिख आये हैं;ः | इस सम- 
भोते के बाढ़ ब्रिटेन, रूस तथा फ्रांस अपने पुराने वैर-भाव का 
ध्यान छाइुकर परैस्पर मित्र हो गये; और इन तीनों राष्ट्रों का संत्र 
“त्रिविध मित्रसंघ? ([फ9।॥७ 77॥०७॥09) के नाम से पुकारा 
जाने लगा। ले 

यारप में ०द्ध की तयारी--इस प्रकार यारपीय महायुद्ध के छिड़ने 
के कितने ही वपष पहले येरपीय राष्ट्र एक दूसरे के विरुद्ध दलबन्दी 
कर चुके थे । यारपोय इतिहास में १८७१ (जब्र कि जमन साम्राज्य की 
स्थापना हुई) से सन्‌ १९१४ (जब कि योरपीय महायुद्ध आरम्भ 
हुआ) तक का काल “सशत्र शान्ति? (॥भा6०0 68००७) का 
काल कहलाता है। इत काल में यारप में . काई बड़ा युद्ध नहीं हुआ; 
परन्तु सभो प्रधान राष्ट्रयहु समझते थे कि शीघ्र ह्वी एक बहुत बड़ा 


# देखा पृष्ठ ३२१५। 


श्र्श्‌ 
युद्ध छिड़नेतराला है, जिसको प्रती्ञा में 


इँगलेंड का इतिहास 


सब राष्ट्र धीरे-धीरे सामान 


इकट्ठा करते रहे | विशेषतः जमनी ने युद्ध की पूरी तेयारी कर ली थीं; 
उसने अ्रपनी सेना और जहाज़ी बेड़ा खूब बढ़ा लिया था; और पूर्वीय 
देशों के जीतने के आशय से तुर्कों से मिलकर बग़दाद रेलवे-द्वारा 
भारतवर्ष का सीधा स्थलमागगं निकालने का प्रयन्ष किया था । यारपीय 
राष्ट्रों का मनमुठाव बरूबर बढ़ता गया; और अन्त में साबराष्ट्रीय 
स्थिति इतनी विकट हो गई कि युद्ध छेड़ने के लिए कवल एक बहाने 


की आवश्यकता बाक़ी रह गई। 








ट्श 











६. 8 है गो हे 
है डे हि. हि (५ 


है.< ५82 'एए.$०७ / है डर 
४ 


59% 77% हद का, 


कैसर विलियम 
स्नियावाले श्रास्ट्रया के आधिपत्य से निकलकर स्थतन्त्र हेने का प्रयत्न 
कर रहे थे। सजातीय होने के कारण सविया (8०/४४8) का स्लव रा 
भी उनके कभी-कभी सहायता देता रहता था। युवराज के वध का 


युद्ध का प्रारम्भ 
(१९१५)-२८ जून १९१४ 
के युद्ध छेड़ने के लिए 
एक बहाना भी प्रस्तुत हो 
गया | थ्रास्ट्रिया के युवराज 
फ़डिनेंड (॥९॥0त॥:6 
7७/१[79॥/0) के बाँ- 
स्निया की राजधानी सेरा- 
जेबवो (8९७०४०) नगर 
में किसी ने मार डाला। 
बॉस्नियां प्रान्त पर 
आस्ट्रिया का अधिकार हुए 
श्रमी थाड़े ही दिन हुए 
थे; और वहाँ के अधिकांश 
निवासी स्‍लव (89४) 
जाति के लाग ये।बाॉ 


सम्राट जॉज पत्चम तथा यारपरीय महायुद्ध ३२३ 


समाचार पाते ही आस्ट्रिया की सरकार ने समझा कि सर्विया ने ही 
बॉस्नियावालों के भड़काकर यह घडयन्त्र रचा है। आस्ट्रिया ने तुरन्त 
सविया के ४८ घंटे की चेतावनी ((। | 9(प्रा) भेज दी जिसमें 
ऐसी कड़ी-कड़ी और अपमानजनक शर्तें थीं, जिन्हें के।ई स्वतन्त्र राष्ट्र 
स्वीकृत न कर सकता था। इस प्रकार सविया और आस्ट्रिया का युद्ध 
आरम्म हुआ | रूसवाले भी स्‍लव जाति के ही हैं; इसलिए, सजातीयता 
के नाते रूस ने भी सविया का साथ दिया । यह देखकर जमनी ने 
आस्ट्रिया का पक्ष लेकर युद्धक्षेत्र में प्रवेश किया और रूस के मित्र 
फ्रांस के विरुद्ध भी युद्ध की घाषणा कर दी । 

अभी तक ब्रिटेन युद्ध में सम्मिलित न हुआ था। परन्तु शीघ्र ही 
कई कारणु। से उसका भी युद्ध-क्षेत्र से अलग रहना असम्मव है| गया। 
जमनी ने फ्रांस पर आक्रमण करने के लिए बेलजियम के मार्ग से अपनी 
सेनायें मेजने का विचार किया। समस्त योरपीय राष्ट्र कई सन्धियों में 
यह स्वीक्षत कर चुके ये कि बे्ाजियम की स्वतन्त्रता पर कोई आघात न 
किया जौयगा ४ परन्तु जमन क़ैतर विलियम द्वितीय के प्रधान मन्त्री ने 
स्पष्ट कह दिया कि ऐैसी सन्धियों का हमारी दृष्टि में कागज़ के टुकड़े से 
अधिक मूल्य नहीं है। हम पहले कह आये हैं कि बेलाजयम की रक्षा 
के हेतु इंगलेंड के कई बार युद्ध करना पड़ा था; क्टोंकि यह राष्ट्र ंगलेंड 
के तट से इतना निकट है कि इस पर किसी प्रत्रन जाति का श्रधिकार 
हेने से इंगलेंड के लिए. एक स्थायी मय क कारण प्रस्तुत हे सकता 
है| इस बार भी बेलजियम में जमंनों की सेना के पहुँचते ही ४ श्रगस्त 
१९१४ के ब्रिटेन ने भी रणत्तेत्र में प्रवेश किया | 

इस प्रकार “सशत्र शान्तिकाल” की दलबनदी के अनुसार “त्रिविध 
संघ” (एणपी))० &॥॥8॥00) के आ्ट्रिया ओर जमनी के विरुद्ध 
४ब्विविध मित्र-संघ” (पफए0॥0 ग्रिताशा।९) के रूस, फ्रांस तथा 
ब्रिटेन का युद्ध आरम्म हुआ । इटली ने त्रित्रिध संघ का साथ नहीं 
दिया: क्‍योंकि उससे केवल यह ठहरा था कि यदि कभी पहले श्रास्ट्रिया 


३१२४ इंगहैड का इतिहास 


या जमनी पर आक्रमण होगा, तो वह सहायता करेगा। कुछ काल 
पीछे इटली ने दूसरे पक्ष श्रथांत्‌ “त्रिबिघ मित्र-संघ” का साथ देना 
शुरू किया। अ्रब से ब्रिटेन तथा उसके सहायक राष्ट्रों का हम “पमन्न- 
राष्ट्र” (९ ॥॥।॥०७) के नाम से पुकारेगे। 


जमेनों का फ्रांस पर आक्रमणर--जमंनों ने'शीघर ही बेलजियम 
पर अयना अधिकार ज॑मा लिया और इसके बाद फ्रांस पर उत्तर की 
और से आक्रमण किया । उनके आशा थी कि हम फ्रांस की शक्त 
बड़ी सुगमता से नष्ट कर सकेंगे ओर फिर अपने अन्य वैरियों से भुगत 
लंगे। प्रारम्भ में जमनों के विकट मन्यूबों के पूरे होने के ढंग दिखाई 
देने लगे | उनकी सेनायें फ्रास में बराबर बढ़ती चलो गई और. फ्रांस 
की राजधानी पैरिस कुल ४० मील रह गई । ऐमे संकट के समय फ्रांस 
के सेनापति फ़ॉश (१(७/8॥8)| 700॥) ने बड़े घेय से काम लया 
और मान (७76) नदी के किनारे कई दिनो तक घोर युद्ध .केया। 
अन्त में जमन-सेना के पीछे हटना पड़ा और फ्रांस तथा अन्य 
“मित्रराष्ट्रों” के अपनी स्थिति संभालने का अवसर मिल गया । 


खाइयों का युद्ध--श्रत्र दोनों ओर से खाइयों का युद्ध (]! "९३० 
फ्रआा49०) शुरू,हुतआ। “उत्तरी सागर” (०७॥ 5806७) से 
स्विटज़रलैंड की सीमा तक सहस्तों खाइयाँ खोदी गईं। दोनों ओर 
की सेनाये उन्हीं खाइयों में छिपी रहती थीं और अवसर मिलने पर 
एक दूसरी पर छापा मारती थीं। इस प्रकार का युद्ध लगभग तीन वर्ष 
तक चलता रहा। कभी एक पक्ष ओर कभी दूसरे पक्ष का दाँव लग 
जाता था; ओर यह नहीं कहा जा सकता था कि अन्त में किस ओर 
की विजय होगी 

युद्ध का पूर्वीय क्षेत्र (१९१५-१६)--मिस्ल॒ तथा भारतवष की 
औ्रोर बढने के लिए माग प्राप्त करने के उद्देश्य से जमनी ने ठर्की के 
अपनी श्रार मिला लिया। तुर्को का डार्डनील्स ([)870&76]]08) 


सम्राट जॉज पश्मम तथा येररपीय महायुद्ध ३२२५४ 


के जलडमरूमध्य पर अधिकार है; इस कारण रूस की जल-सेना के लिए 
अन्य “मित्रराष्ट्रों? से मिलने के मांग बन्द हो गये। ऐसी अवस्था में 
फ्रांस और ब्रिटेन के जहाज़ी बेड़ों ने डार्डेनील्स पर आक्रमण किया, 
परन्तु उनके सफलता न हुई। इसके बाद मित्रराष्ट्रों के बेड़े ने गेली- 
पोली (५७।॥9०)) के प्रायद्वीप में शरण लेना चाहा; परन्तु यह 
प्रयक्ष भी विफल रहा और बहुत-से सेनिक तथा मन्लाह काम आये। 
मित्रराष्ट्रं के हारते देखकर यूनान के राजा कान्सटेन्टाइन (00॥8- 
(08॥6) ने, जो जमन क़ैसर का बहनोई था, जर्मनी का साथ देना 
चाहा । परन्तु यूनान-निवासी अ्रभी यह बात न भूले थे कि ब्रिटेन ही 
को सहायता के भरासे हमें टर्कों के आधिपत्य से स्वतन्त्रता मिली है। 
इस कारण देशवासियों ने एक बड़ी प्रशनल राज्यक्रान्ति आरम्भ कर दी | 
परिणाम यह हुआ कि राजा कान्सटेन्टाइन के सिहासन छोड़कर भागना 
पड़ा और समस्त अधिकार प्रधान मन्त्री वेनेज़ेलल (ए७॥९४प९ पर) 
के हाथ में आ गया । इससे कुछ दी दिन पहले मित्रशष्ट्रों के जहाज़ी 
बेड़े ने यूनानियों के बन्दरगाह सेलेनिका (80708) पर अपना 
अधिकार जमा लिया*था | बालकन प्रायद्वीप के राज्यों में से बलगेरिया 
पहले दी जमनी का पक्ष लेकर युद्ध में सांम्मलित हो चुका था। अब 
यूनान और रोमानिया ने मित्रराष्ट्रों का पक्ष लेकर -युद्ध-क्षेत्र में प्रवेश 
किया | इटली ने भी इसी समय जमनी के विद्दद्ध युद्ध की घोषणा की 
थी | इस प्रकार अब मित्रराष्ट्रसंघ के सदस्यों (की संख्या यथेष्ट हो गई । 
जल-यद्ध--जमनों ने मित्रराष्टों का समुद्री व्यापार नष्ट करने का 
प्रयज्ष किया; परन्तु सदा की भाँति ब्रिटेन की प्रबल जलशक्ति ने वैरियों 
के मन्सूबे पूरे न होने दिये । यारपीय मह्युद्ध में सबसे असिद्ध जल-युद्ध 
< जटलेंड की लड़ाई” (]3806 ० 77॥०४77, 4976) मानी जाती 
है | इस युद्ध में दोनों ओर की हानि बराबर रही; परन्तु अँगरेज़ों के 
बहुत बड़ा लाभ यह हुआ कि इसके बाद फिर कभी जमनों के जहाज़ी 
बेड़े ने “उत्तरी सागर” में आने का साइस न किया | जमनों के अब 


३९६ इंगलेंड का इतिहास 


झपने समुद्र-तट की रक्षा की चिन्ता रहने लगी; इस कारण थे श्रपने 
जहाज़ी बेड़े अपने उपनिवेशों की रक्षा के लिए न भेज सके । धीरे-धीरे 
अफ्रिका 'तथा एशिया के समस्त जमन उपनिवेश अ्रंगरेज़ों के हाथ में 
श्रा गये ओर येोरप के बाहर इंच भर भूम भी जमंनों के अधिकार में 
न रह गई। 

रूस की राज्यक्रान्ति ( १९१७ )--दूसरी ओर जमनों ने रूस 
पर चढ़ाई कर रखी थी । रूस में बहुत दिनों से राज्यक्रा/न्त के झकुर 
प्रततुत थे । जनता ज़ार के निरंकुरा शासन से असंतुष्ट थी ओर ताम्य- 
वादियों (300७॥908) के प्रचार ने देश के किसानों तथा मज़दूरों में 
बड़ी उत्तेजना फेला दी थी। जमनों के आक्रमण के समय क्रातिकारिया 
के अच्छा अवसर मिल गया और माच १९१७ में उन्होंने ज़ार निक्रा- 
लस द्वितीय (0४87 'ए०॥०।७७ ][) के राजतिहातन छेड़ने पर 
बाध्य किया । ज़ार के वंशज चुन-चुनकर मार डाले गये और पूर्ण अधिकार 
साम्यवादी क्रांतिकारियों के हाथ में आ गया | रूस में प्रजातन्त्र राज्य 
(१७ 80₹7०६ रि००ए॥४०) स्थापित कर दिया गया (और शीघ्र ही 
जमनी से ब्रेस्ट लिटोब्स्क (]॥69॥ [॥00४8:) की सन्धि करके रुसी 
रणन्षेत्र से अलग हो बेठे । 

जमनों के ऋशाचार तथा अमेरिका का रणक्षेत्र में प्रवेश 
(१९१७)--रूसयों की ओर से निश्चिन्त होकर जमनों ने अ्रव अन्य 
मित्रराष्रों के विरुद्ध अपनो; पूण शक्ति का प्रयोग करना आरम्म किया | 
ऋंगरेज़ों के जितने जहाज़ त्रटिश उपनिवेशों से सामान तथा सैनिक लेकर 
झाते थे, उन सबके जमनों की पनडुब्बी नाबें (800॥47४९8) 
रात्ते द्वी में नष्ट कर देने का प्रयत्ञ करती थीं । जर्मनों ने पेकड़ों श्रेंगरेज़ी 
जद्दाज़ों के समुद्र में डुबा दिया; यहाँ तक कि घायल सैनिकों तथा 
साधारण यात्रियों तक के जहाज़ों के भी न छेाड़ा। वेरियों के देश के 
जितने यात्री जम॑नी में पाये गये, वे सब क्रेद कर लिये गये और कारागार 
में झनके साथ बहुत अनुचित व्यवद्वार किया गया। बड़े-बड़े हवाई 


सम्राट जॉज पश्चम तथा येरपीय महायुद्ध ३२७ 


जहाज़ों द्वारा जमनों ने वैरियों के नगरों पर बम के गोले वरसाना शुरू 
किया । अ्रपनो मतता के कारण उन्हें यह भी ध्यान न रहा कि ऐसा 
करने से बहुत-से पवित्र गिरजाघरों का ध्वंस हो रहा है | 

जमनों के इन अत्याचारों के कारण संसार भर में सनसनी फेल 
गई । युद्धकाल में भी सभ्य जातियाँ कुछ नियमों का पालन करती हैं, 
जे लावराष्ट्रीय विधान ([0॥७7786079/| ,७छ) के नाम से प्रसिद्ध 
हैं। इनके अनुसार साधारण यात्रियों के पकड़ना, युद्ध के क्रैदियों 
के सताना, व्यापारिक जह्वाज़ों के डुबाना, गिरजों के तोड़ना इत्यादि 
वज्जित है। परन्तु जमनों ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि युद्धकाल में हमें 
उचित तथा अनुचित का कषेशमात्र भी ध्यान नहीं है। “संयुक्त अ्रमेरि- 
कम राज्य” के अधिष्ठाता महाशय विल्तन ([?6806076 एश]- 
80॥) ने जमनों के अपने अत्याचारो ढल्ों को छोड़ने के लिए बहुत 
कुछ समकाया; परन्तु उन्होने एक न सुनी। यह देखकर शअ्रमेरिका ने 
भी जमनी के विरुद्ध युद्ध को घोषणा कर दी; और इस प्रकार 
प्रिन्तराष्ट्रों का रूस के स्थान पर अब एक दूसरा शक्तिशाली सहायक 
मिल गया | हं 

ब्रिटेन में एस क्विथ का “राष्ट्रीय मन्त्रि-मंडल?! -- ब्रिटेन के मन्त्रि- 
मंडल ने युद्धकाल में बड़े घेये से काम लिया । प्रश्न मन्त्र <सक्विथ 
(+8पृणां॥॥) ने लॉर्ड किचनर (],070 &४७॥0०॥७) के, जो 
अपनी युद्ध-कुशलता का कई बार परिचय दे , चुका था, “युद्ध-सचिव” 
(४३० (78687) बनाया | राजनीतिक दलबन्दी का ध्यान छोड़- 
कर सन्‌ १९१५ में कन्ज़रवेटिव-दल के नेता बालफ्रोर (80|0ग्रा) 
और बोनर लॉ (॥077 [#ज) भी लिबरल-नेता एसक्विथ के 
मन्त्रि-मग्डल में सम्मिलित हो गये श्रौर इस “राष्ट्रीय मन्त्रि-मण्डल” 
(घ३४०ा॥) ऐपांडधड) ने युद्ध का संचालन किया। १८ वर्ष से 
४१ वर्ष तक के सब पुरुषों के सेना में भर्तों होने के लिए बाध्य किया 
गया; और स्त्रियों ने सहष बड़े-बड़े दफ़्तरों में पुरुषों के स्थान पर काम्र 


१्श्८ इंगलेंड का इतिहास 


करना शुरू कर दिया। इसके अ्रतिरिक्त ब्रिटिश उपनिवेशों तथा भारत- 
वर्ष से लाखों सैनिक रणक्षेत्र के लिए भेजे गये। इस प्रकार समस्त 
ब्रिटिश साम्राज्य की पूर्ण शक्ति युद्ध में लग गई | 

लॉयड जॉज का मन्त्रित्व तथा त्रिटेन का पूर्ण प्रयक्ष-थेड़े ही 
दिनों में वेरियों ने लॉड किचनर का जह्दाज़ 


अन्न नम 


322० लक क- पु 
का अब शत ्ञ्ट 
दी # (०७ "(४ 7 








लॉड एसक्विथ 
में सैनिक भर्ती होने लगे । बड़े-बड़े हवाई 


समुद्र में डुबा दिया। इस 
दुधघटना के बाद “थयुद्ध- 
सचिव” के पद पर लॉयड 
जॉज (॥090 (४९०४०) 
नियुक्त हुआ, जिसकी 
योग्यता के कारण यह शीघ्र 
ही विादत हो गया कि युद्ध- 
काल में ब्रिटिश जाति का 
उससे अच्छा केई दूसरा 
नेता नहीं हो सकता। सन्‌ 
१९१६ में एसक्किथ के अपने 
पद से श्यागपत दे देने पर 
लॉयड जॉज प्रधान मन्त्री 
हो गया | उसके मात्र मडल 
में भी लिबरल तथा कन्ज़र- 
वेटिव दोनों दलों ने, श्रपना 
विरोध भुलाकर, सहृष मिल- 
कर काय करना स्वीकृत कर 
लिया । युद्ध के वास्ते सामग्री 
एकत्र करने के लिए. नये- 
नये विभाग स्थापित किये 
गये; और बहुत बड़ी संख्या 
जर्द३ तथा पनडुब्बी नावें 


सम्राट जॉज पञ्मम तथा येरपरीय महायुद्ध ३२९ 


अंगरेज़ों ने भी बना डालीं | इस प्रकार ब्रिटेन ने वैरियां का मुक़ाबिला 
करने के लिए. जी तोड़कर प्रयत्न आरम्भ कर दिया। 

प्रधान सेनापति माशेल फ्रांस--लॉयड जॉज ने मित्रराष्ट्रों को 
यह सुकाया कि प्रत्येक राष्ट्र के अलग-अलग सेनापति होने के कारण सब 
राष्ट्रों की सेनाओं का संयुक्त रूप से कार्य करना असम्भव है। उसने यह 
सम्मति दी कि समस्त मित्रराष्ट्रीं की सेनाओं का एक प्रधान सेनापति 
होना चाहिए, जो भिन्न-भिन्न रणणक्षेत्रों में युद्ध के संचालन का प्रबन्ध 
करे ओर जिसकी आशा समस्त मित्रराष्ट्रों की सेनाये' माना करें। इस 
सम्मति के सबने पसन्द किया और फ्रांस का सेनापति मार्शल फ़ॉस 
(१७॥'8॥8) 700) मित्रराष्ट्रों की सेनाओं का प्रधान सेनापति 
(900०7॥0/9!8870) बनाया गया। अगरेज़ी सेना के सेनापति जनरल 
हेग (ध०ाश+] परेंआं/) तथा अन्य राष्ट्रों के सेनापतियों ने सहृष 
नये प्रधान सेनापति के आशानुसार कार्य करना स्वीकृत कर लिया | इस 
प्रकार समस्त रणत्षेत्रों में एक ही नीति के अनुसार युद्ध का संचालन 
होने लगा ओर मित्रराष्ट्रों की संयुक्त सेनाश्रों को शीघ्र ही विजय होने 
लगी । * 

मेसेपोटामिया में मिन्रराष्ट्रों की विजय--त॒र्के के विरुद्ध युद्ध 
का क्षेत्र अधिकतर मेसेपोटामिया (५[९४०7०७॥४०9), में था। सन्‌ 
१६१६ में त॒के ने अगरेज़ी सेना को क्त-उलअमरा ((प/-०|- 
॥॥9/'&) के स्थान पर बुरी तरह परास्त किया था और बहुत-से अ्रेंगरेज़ी 
अफ़सर तथा सैनिक क़ेद हो गये थे | इस पर जिय का बदला अगले वध 
जनरल मांड (5०॥0०7७] (७४००) ने लिया; और अ्रँगरेज़ी सेना 
ने मेसेपोटामिया के मुख्य नगर बग़दाद (82॥080) पर अपना 
अधिकार जमा लिया | सन्‌ १९१८ में अँगरेज़ी सेना को ओर भी आगे 
बढ़ने का अवसर मिल गया और समस्त मेसेपोटामिया तुर्के' के हाथ 
से निकल गया | इसी समय जनरल एलेनूबी ((॥७7७7.७) #&)॥०॥४९) 
ने मिल की ओर से पेलेस्टाइन (?4&]|०७४7०) में प्रवेश किया और 


३३० इंगलेंड का इतिहास 


जेरूसलम, डमास्कस (दमिश्क) आदि पर अपना अधिकार जमा लिया । 
शीघ्र ही सीरिया (3५7७) भी अँंगरेज़ों के हाथ आ गया और एशिया 
माइनर में त॒ुके की शक्ति का अन्त हो गया । 

युद्ध का अन्त (१९१८)- इस पराजय के बाद तुर्के! के युद्ध 
बन्द बरना पड़ा। इससे एक मास पहले बलगेरिया की शक्ति का अन्त 
दो चुका था और वह मित्रराष्ट्रों का आश्रय ले चुका था। इसी समय 
इटली के आघस्ट्रिया पर चढ़ाई कर देने के कारण आस्ट्रिया को भी 
भयभीत होकर रणात्तेत्र से हटना पड़ा । 

अब जमनी अ्रकेला रद्द गया | इससे कुछ महीने पहले जमन-सेंना 
झपनी रक्षा के लिए अपने प्रसद्ध सेनापति हिडनबरग की बनाई हुई 
खाइयें की श्रेणी (मततेछ्या)पाए' [0) से पीछे हट चुको थी। 
अब अंगगेज़ी सेना ने धावा करके वह श्रेणी तोड़ दी। ऐसी अवस्था में 
अमनों के भी निराश होकर युद्ध बन्द करना पड़ा। सन्‌ १९१८ के 
ग्यारहवं महीने में ग्यारह दिन के ग्यारहवें भ्रंटे पर समस्त रणात्षेत्रों 
में युद्ध बन्द होने कीक घोषणा (॥॥॥॥8006) कर दी गई और इस 
प्रकार यारपीय महायुद्ध का अ्रन्त हुआ | ० 

जमेन कैपर का पद-त्याग--जमनों के आशा थी कि हम शीघ्र 
ही भमडल के ऋश्क़ांश भाग के अपने अ्रधीन कर लेंगे । अब अपनी 
आशाओं पर इस बुरी तरह से पानी फिरते हुए देखकर जमनी के समस्त 
मिवासी अपने सम्राट क़ेसुर विलियम द्वितीय के विरुद्ध हो गये। बेचारे 
कसर के, जिसे कुछ ही काल पहले जम॑ंन जाति अ्रवतार की तरह पूजती 
थी और जो विश्वविजयों होकर एक बहुत बड़े साम्राज्य के स्वामी इोने 


%# इस घटना की स्मृति में प्रतिवर्ष ११ नवम्बर के ११ बजे के 
समय समस्त ब्रिटिश साम्राज्य में दो मनट के लिए सब काये स्थगित 
करके लोग ईश्वर के धन्यवाद देते हँ, जिसकी कृपा से योरप का यह 
भीषण कांड समाप्त हआ | 


सम्राट जॉज पश्मम तथा यारपीय महायुद्ध १३१ 


के सुख-स्वप्न देख रहा था, अपने देश से भागना पड़ा । उसने अपने 
परिवार-सह्ित हॉलेंड में शरण ली | आजकल वह इलिंड ही में अपना 
जीवन व्यतीत कर रद्द है और जमनी की रियासतों में प्रजातन्त्र राज्य 
(7फ%९ (06एणाश्या +690०॥।|०) स्थापित हो गया है । 

वाशेल्स की सन्धि (१९१९)-- युद्ध के पश्चात्‌ सन्धि की शर्तें 
निश्चित करने के लिए मित्रराष्ट्रों के प्रतिनिधियों की पेरिस नगर में 
कान्फरेन्स हुई | उसमें ब्रिटेन के प्रधान मन्त्री लॉयड जॉज ([.090 
(6०0४०), अमेरिका के संयुक्त-राज्य के अ्धिष्ठाता विल्सन 
(77९४१७॥॥  ५४]]8०0) और फ्रांस के प्रधान मन्त्री क्‍्लेमेर 
((शाशा८०क्ष7) मुख्य थे। पूरे छः महोने के बाद-विवाद के 
उपरान्त वाशेल्स की सन्धि ((१0७९०७ ० ५७/४७||०७) हुई जिसके 
झनुसार निम्नलिखित निपटठारा किया गया-- 

(१) जमनी का एल्सेस लारेन (५॥४४8९८०० ,07शा॥0), 
जिस पर उसने सन्‌ १८७० में अधिकार जमा लिया था, प्रांस का 
लाटा देना पड़ा । जमंन राष्ट्र क उन प्रान्तों के विषय में, जिनमें 
भ्र-जमन जातियाँ बसी हुई थीं, यह निश्चित हुआ कि उन्हें जन- 
सम्मति लेकर स्वतन्त्र कर दिया जाय । जमनी की सेना तथा जहाज़ी 
ब्रेड़ा बहुत कम कर दिया गया ओर मिच्राष्ट्रों के हानि पहुँचाने के 
बदले जम॑नी के बहुत-सा धन हरजाने के रूप में देना पड़ा । 
(२) श्रास्ट्रिया-हंगरी का साम्राज्य तोड़कर कई भागों में विभक्त कर दिया 
गया । बोही मसिया और उसके आस-पास के न्तो के मिलाकर ज़ेका- 
सस्‍लेवेकिया ((४९००-ह।०४४।०४) नामक एक नया राष्ट्र स्थापित 
किया गया। इसी तरह आस्ट्रिया के स्लव प्रान्तों के सविया के 
साथ मिलाकर युगो-सलाविया (४प्न्‍20-5)9778) नामक नया राष्ट्र 
ब्रनाया गया। आस्ट्रिया (॥०५७४४७) और हंगरी (प्र॒प्ता&07"५४) 
खऋब छेटे-छेटे दे प्रजातन्‍्त्र राज्य दो गये; और इस प्रकार मध्य येरप 
का राजनीतिक चित्र बिलकुल ही नये ढंग का हो गया। (१) ढकों 


३१२ इंगलेंड का इतिद्ास 


की शक्ति बहुत कम हो गई ओर तुर्को के पास यारप में कान्सटेन्टीनाप्ल 
नगर के अतिरिक्त कुछ भी न रहा। टर्की का बहुत-सा भाग यूनानियों 
के दे दिया गया था; परन्तु कुछु समय पीछे तुर्को ने मुस्तफ़ा कमाल 
पाशा (७8४89 रिबत9)। 285॥9) के नेतृत्व में यूनानियों से 
लंडूकर अपने देश का बहुत सा भाग फिर प्राप्त कर लिया। (४) रूस 
में साम्यवादियों ने प्रजातन्त्र राज्य स्थाय्रित कर लिया था। रूस का 
पश्चिमी भाग अ्रत्र कई छुटे-छोटे स्वतन्त्र राष्ट्रों में विभक्त कर दिया 
गया | रूस, जमंनी तथा आस्ट्रिया से थाड़ा-येड़ा भाग लेकर पोलेंड 
(?0।970) का एक प्रथक स्वतन्त्र राष्ट्र स्थापत किया गया और 
व्यापार करने के लिए उसे डेनज़िग (])व72वां2) का बन्दरगाह जम॑नी 
से लेकर दे दिया गया। (५) यारप के बाहर जे भाग अब तक टर्की 
आर जम॑नी के अ्रधीन थे, उनका शाप्तन फ्रांस और ब्रिटेन के सुपुर्द 
कर दिया गया। इसके अनुसार ब्रिटेन के पलेस्थाइन (]29|080४॥९), 
मेसेपेठामिया (४०४०७०७॥79) और जमंन पूर्बीय अफ्रिका 
(00व॥8/ 0996 0१९७) का और फांस के सौरिया (8ए४७) 
तथा अफ्रिका के कुछ जमन उपनिवेशों का शासन सौंपा गया। इस 
प्रकार सॉंपे हुए प्रान्तों के अंगरेज़ी में )७॥09॥99 कहते हैं । 

सन्धि को 2 002 ककह महायुद्ध के काल में बहुत-सी 
राज्यक्रान्तियोँ हुईं, जिनके परिणाम-स्वरूप कई राष्ट्रों में निरंकुश शासन 
के स्थान पर प्रजातन्त्र राज्य स्थापित हो गया | रूस के ज़ार, जमनी 
के क़ेतर, आस्ट्रिया के पम्राट, टकों के सुलतान जैसे शक्तिशाली 
शासक राज-सिहासन से हटा दिये गये, ओर येरप में निरकुश शासन 
का अन्त हो गया। वाशेंल्त के नियउयारे में “आत्म-निर्णंय” (80॥- 
१९६७७ाव॥870॥) के सिद्धान्त का विशेष ध्यान रखा गया था; 
श्रौर येरप का नया राजनीतिक चित्र बनाने में यह प्रयक्ञ किया गया 
था कि.जिन जातियों की भाषा तथा सभ्यता भिन्न है, उनके अलग- 
अलग स्वतन्त्र गष्न स्थापत कर दिये जायें | इसी सिद्धान्त के अनुसार 


१३३ 


थारपीय महायुद्ध 


तथा 


| 


सम्राट जॉज पतन्चम 


च 


बतडएचतउस्क एशउशरध २2०2ए७र #औछ2/०२२६ 
शमएइ'92एारण्ठ्पान 22८ए/ ०५३ २० 
+१%०००००००७ १ 8 / 3) "9270पए० ह४९[839200 0.9 इ2/7/79 


जजावंप्प्यु पष्परागछ 307725०प७ 
घाद् 02/४ उप्तव, 


क 27702. 
» पदससक्‍रवर 

है कक कट १५्कक 
पल प्ग्ट न चत्ाजण्ड, ्् 


ब-[2 ४ परश०५ ->छवुरचतय रणण 
+ घ् पक्ष-7 ]६ ५. ०. श्बा: 
ह्प 5 प्र"+पघण' 
ई० 


इंठत5 उम्ग्द ५5 न 2) 


््च्लसलस 
कै ढैव- 29 
805 इडाउउ पर 


59807२६0 3.53 /8 
छ9प३ ३० >रच्छ 


कै ०३३३ न्‍्ह्रे 
बम अप है| 
बट 


है 
किम प अ ८ (क) 


7ए७9७7१०) ७ > ४१2) 
|£| पइत्चव5ा 
१ र5/। घर 


डा 6 व्ञज > 
3. ५८4 ००७०४०० 


4] 


जा 


_ 
् 0च९५०५३०० 09/430७/४ 


| 





३३४ इईंगलेंड का इतिहास 
श्रास्ट्रिया-हंगरी के साम्राज्य को, जिसमें अब तक कई भिन्न-भिन्न 
जातियाँ सम्मिलित थीं, तोड़कर कई राष्ट्रों में विभक्त किया गया; सविया 
और उसकी पड़ोती स्‍लव जातियों को मिलाकर युगासलाविया नामक 
राष्ट्र और बेहेमिया के आस-पास की जातियों को मिलाकर जैको- 
स्‍लेवेकया नामक राष्ट्र बनाये गये; और पेल जाति के लिए पोलेंड 
नामक स्वाधीन राप स्पापत कर दिया गया। परन्तु मेसोपेटामिया 
और सौरिया आदि का शासन ब्रिटेन और फ्रास को सांप देना इस 
“आत्म-निणय” के सिद्धान्त के विरुद्ध रहा। कहने को तो ये देश भी 
ध्वतंत्र कर दिये गये हैं, परन्तु पाश्चात्य राजनीतिशों का यह कद्दना हे 
कि जे। सिद्धान्त योरप क लिए हैं, वे पूर्वीय देशों के लिए प्रयुक्त नहीं 
हाते: और इसी लिए एरिया माइनर के इन राष्ट्रों को पूर्ण स्वतन्त्रता 
न देकर इनके शासन की देख-भाल का भार दे।| यारपीय जातियों के 
सुपुद किया गया है | 

“बतमान राष्ट्रसंघ” की स्थापना--अनुमान किया जाता है 
[क यूरोपीय महायुद्ध में दो करोड़ से अधिक जाने नष्ट हुईं और सुद्धाग्नि 
मे लगभग दस खरब रुपयों की आहुति दी गई। विजित और विजयी 
दोनों पत्ञां के राष्ट्रों की आर्थिक स्थिति के बड़ा धक्का पहुँचा; ओर अ्रभी 
तक योरप इस भीषण“पुद्ध के घक्क से सेमल नहीं सका है । युड के 
भयंकर परिणाम का विचार करके वाशेल्स की सन्धि में सावंराष्ट्रीय 
अश्नों का भविष्य में बिना'युद्ध किये निपटारा करने का एक उपाय 
निकाला गया। मुख्य-मुख्य राष्ट्रों का एक “राष्ट्र-संघ? (],०७८2०० 
० ७४0॥8) स्थापित किया गया, जिसका यद्द उद्देश्य दे कि भिन्न- 
भिन्न राष्ट्रों के पारध्परिक झंगड़ों का आपस में मलकर निपटारा कर 
लिया जाय; औ्रर जे राष्ट्र इस तरद निपदारा करने को तेयार न हो 
उसे दंड देने के लिए. उससे व्यापारिक सम्बन्ध बिलकुल ह्याग दिया 
जाय। इस “राष्ट्रसंघ” की स्थापना से आशा की जाती है कि भविष्य 
में युद्ध होना श्रसंभव द्वो जायगा। इसी लिए कह्दा जाता है कि 


सम्राट जाँज पञ्चम तथा यारपीय महायुद्ध ३३५४ 


“४राष्ट्र-संघः? की स्थापना की गणना संसार की इतनी बड़ी घटनाश्रों में 
होनी चाहिए जैसे ईसा मसीह द्वारा ईसाई-मत का प्रचार% । 

आजकल इस “शप्टर-संघ” में भूमंडल के प्रायः सभी मुख्य-मुख्य 
राष्ट्र सम्मिलित हैं। श्रभी कुछ दिन हुए, जमंनी भी इसमे सम्मिलित 
हो गया है। इसके सदस्य राष्ट्र मिलकर एक कार्य-कारिणी समिति 
([,०४2४० (०प्राछं|) चुन लेते हैं, जिसमें , मुख्य राष्ट्रों (+&क 
7?0७०878) के प्रतिनिधि सदा सम्मिलित रहते हैं। उनके श्रतिरिक्त 
अन्य राष्ट्रों के प्रतिनिधियों के भी बारी-बारी से इस समिति में कार्य 
करने का अवसर दिया जाता है! मनुष्य-जाति के उपकार के हेतु भी 
“राष्ट्रसघ”” बहुत-से कार्य करता रहता है। उसके अधीन ०“साव॑ं- 
राष्ट्रीय मज़बूर-सम्मेलन,” “सावंराष्ट्रीय शिक्षक-सम्मेलन'' आदि कई 
उपयोगो संख्थाये' हैं जो भूमडहल भर के लिए सामाजिक सुधार के काय 
कर रही हैं । 

(२) युद्ध के पश्चात्‌ की राजनीतिक समस्‍यायें 
. ५» (१९१९-१९३४) 
(]7%० 9०४७४ ७/ ?.00]0॥8) 

लायड जाज का पद-त्याग (१९२२)-युद्ध-काल में एक 
जातीय आपत्ति का सामना करने के लिए कन्ज़रवेटिव और लिबरल दोनों 
दलों ने मिलकर मन्त्रि-मंडल में काय करना स्वीकृत कर लिया था; और 
इसी मेल के कारण प्रधान मंत्री लायड जॉर्ज ([,.[07४0 (७००॥४०) 
युद्ध का सफलतापूवक संचालन कर सका था | युद्ध के समाप्त होते ही 
कन्ज़रवेटिव-दलवालों ने लिब्ररल-दल के नेता के सहकारी होना पसन्द 
न किया और वे सब मन्त्रि-मंडल से प्रथक्‌ द्वो बैठे । कन्ज़रवेटिब-दल 
की सहायता न रहने पर लायड जॉज बड़े फेर में पड़ा; क्योंकि लोक-सभा 


# युद्ध की सम्मावना के रोकने की श्रन्य सन्धियों के लिए देखो 
हैंछ २३-३९ । 


३२४६ बंगलेंड का इतिहास 


में उसके अनुयायियों की संख्या श्रधक न थी। इसी समय कई राज- 
नीतिक समस्याश्रों ने लायड जॉज के परेशान कर रखा था। जर्मनी से 
युद्ध का हरजाना वसूल करने का काई ढकल्क॒ दिखाई न देता 
ब्रा था; और इस विषय 

में फ्रांस तथा ब्रिटेन 
का झगड़ा भी हो 
गया था। दूसरी ओर 
ग्रायरलेंड में सिन- 
फयन दल का क्रान्‍्त- 
पय आन्दोलन भय 
पर रूप ग़रणु कर रहा 
था। थेसी अवस्था 
में लायड त्रॉज ने 
पन्‌ १९२२ म्र॑ अपने 
रद पे. चयागपत्र दे 
दया। इस यकार 
थुद्धकाल के इस 
प्रसिद्ध राजनीतिश का 
भन्त्रिवव-काल समाप्त 

तायडज़ॉज ड्आ । 

कन्जरवेटिव-दल का शासन (बाॉनर लॉ ओर बाल्डविन)-- 
लाथड जॉज के पद-त्याग के बाद कन्ज़रवेटिव-दल का नेता बानर 
लॉ (80797 ,8७) प्रधान मन्‍्त्री हुआ; परन्तु स्वास्थ्य ड्रक 
ने होने के कारण उसे शीघ्र ही त्यागपत्र देना पड़ा । उसके बाद स्टेनली 
बाल्डविन (ह#व]0५ 8] त छव) कन्ज़र बेटिव-दल का नेता बनकर 
| प्रधान मन्त्री नियुक्त हुआ । बाल्डविन ने फ्रांस के प्रधान मन्त्री पुआँ- 
कारे (20070976) से मिलकर जमनी स युद्ध का इरजाना वसूल करने के 





मस्नाठ जॉज पञुचम तथा यारपीय महायुद्ध ३३७ 


विषय में फ्रांस ओर '्रटन का समझोता कर दिया. और यह निश्चित हुआ 
कि दोनों राष्ट्र मलकर धीरे-धीरे जमनी से अ्रपना हरजाना वसूल कर लेंगे। 

रैमज़े मेकडॉनल्ड 
तथा मजदूर-दल का 
पहला शासन -- सन्‌ 
१९२३ के पालिमेंट के 
चुनाव मे कन्ज़रवेगिव दल 
की हार हुई और लोक 
सभा में मज़दूर-दल तथा 
लिबरल-दल की अधिक 
संख्या रही । बाल्डबिन के 
त्यागप" देना पड़ा और 
मज़दूर तथा लिबरल दोन! 
दलों की सहायता से मज़दूर 
दल (].,9|)9प्रा' ?%+5) 
का नेता रेमज़े मेकेडॉनल्ड 





(दै॥६8: 3|8000- 
08/0' प्रधान मन्त्री नियुक्त बानट्र ता 

हुआ । अभी थोड़े ही दिनों से मज़दूर-दल को गणना लेाक-सभा के 
प्रधान राजनीतिक दलों में होने लगी थी ४४ इस दल के शासन का 
यह पहला अवसर था | मेकडॉनल्ड मज़दूरो के हिता्थ बहुत-से सुधार 
करना चाहता था; परन्तु अपने दल की प्थक संख्या काफ़ी न होने के 
कारण उसे हर बार लिबरल-दल की सहायता के भरासे पर रहना पड़ता 
था | इस समय बेकारी की समस्या बड़ी विकट हो रही थी; इसलिए 
मैकडानल्ड को आशा थी कि देश की पूर्ण सहानुभूति अवश्य मज़दूर- 
दल ही के प्रति हेगी, जिसका लक्ष्य ही यह है कि बेकारी आदि की 
आर्पात्तियों से मज़बूरों की रक्षा की जाय । मेकडॉनल्ड ने समझा कि 


श्श्८ इँगलेंड का इतिहास 


यदि पालिमेंट विसजित कर दी जाय, तो नये चुनाव में जनता मज़दूर- 
दलवालों ही को अश्रधिक सख्या में चुनेगी; श्रोर इसके बाद हमारे दल के 
लिबरल-दल की सहायता के भरोसे न रहना पड़ेगा। यह सोचकर सन्‌ 
१९२४ में उसने सम्राद से कहकर पालिमेंट के विसजित करा दिया; परन्तु 

हि हे -_. उसको आशा पूरी न हुई । 

। : मज़दूर-दल के थोड़े से ही 
द । सदस्य चुने गये और इस- 
लिए.मैकडॉनल्ड के अ्रपने 
पद से त्यागपत्र देना पड़ा। 
| बाल्डविन का 
“ दूसरा मन्ञशित्व (सन 
॥ १९२५ - १९२९)- सन्‌ 
४» १९२४ के चुनाव में कन्ज़र 
2 वेटिव-दल की संख्या 
: अधिक रही; इसलिए इस 
«+. दल की नेता बाल्डविन 





छ  ऋक ... # (39]0फक्ञ॥) पुनःप्रधान 
ह .. मन्त्री नियुक्त हुआ। 


बाल्डविन के दूसरे 
। मन्त्रित्वकाल की मुख्य 

स्टेनली बाल्डविन घटना# यह है कि भविष्य 
में युद्ध की सम्भावना को रोकने के लिए यारप के प्रधान राष्ट्रों ने 


मय 
भ्छ 
श्ज 
दे हा ; 
६)॒ हा ऊ 
क्र जे ऐ हि 
न्‍क 9, ५६ हि शी 
छः जय की आज >> क्र ह 2 आफ हे 
गि 


>> न ---+-०+नक ना पकली+ बल मक्णनमनट एफ 


भ्ः सन्‌ १९२६ की इभ्पीरियल कान्फ़रेंस भी, जिसके परिणाम-स्वरूप 
“प्बतन्त्र प्रदेशों? (])0॥॥7707॥9) को और भी श्रधिक स्वतन्त्रता मिल 
गई है, इसो काल में हुई (देखा पृष्ठ ३०४) । इसी काल म॑ चुनाव के 
नियमों में स्त्री-पुरुषों को समान श्रधिकार प्रास हुए. (देखो पष्ठ २६६) । 





तम्नाट जॉज पश्चम तथा योरपीय महायुद्ध ३३९ 


दे। महत्त्व-पूर्ण सन्धियाँ कीं। पहली बार अ्रक्टूबर सन्‌ १९२५ में ब्रिटेन 
के “परराष्ट्रविभाग के मन्त्री” (फ0ाछंहा जैगांड०) सर 
आस्टिन चेम्बरलेन (9॥ &0ए७४॥॥7 (0॥9॥06॥' 7) ने योरप के 
अन्य राष्ट्रों स बातचीत करके लोकारनों ([,0८७॥०0) की सन्धि कराई 
जिससे योरपी» राष्ट्रों के युद्धकाल के पारस्परिक ईषभाव का श्रन्त 
हुआ । जमंन! और फ्रांस में बड़ा गहरा वैरमाव उत्पन्न हो गया था। 
यह वैरभाव हटाने के लिए. फ्रांस को जमनी के और जमनी को फ्रांस 
के आक्रमण से बचाने का भार ब्रिटेन ने श्रपने ऊपर ले लिया | दूसरी 
बार २७ अगस्त सन्‌ १६२८ को “संयुक्त अमेरिकन राज्य” के मन्त्री 
केलाग ((९॥०९४) के श्रनुरोध से इसी प्रकार की एक दूसरी महत्त्वपूर्ण 
सन्धि पः हस्ताक्षर हुए जे [7०0१8 780० के नाम से प्रसिद्ध है। 
इसके अनुसार अमेरिका, ब्रिटेन तथा योरप के श्रन्य प्रधान राष्ट्रों ने यह 
प्रण किया है कि वे यथाशक्ति यही प्रयक्ञ करेंगे कि सावंराष्ट्रीय बखेड़ें 
का सन्‌ १९१९ में स्थापत किये हुए “राष्ट्रसंघ? (],९8276 
४४४०॥७) के द्वारा ही निपटारा हे जाय जिससे युद्ध करने की 
आवश्यकता ही न , पड़े। हमको ईश्वर से प्राथना करनी चाहिए 
के वह इन शक्ति-शाली राष्ट्रों को ऐसी ही सुमति दे कि वे अपने 
युद्ध न करने के प्रण का दछदय से पालन करे और अपने साम्राज्य 
फैलाने तथा शक्ति-उपाजन की स्वार्थ-नीति से भूमंडल के सख और 
शान्ति के स्थान पर रक्तपात का केन्द्र बनाकर अपनी शक्ति का दुरुप- 
योग न कर । 

प्रधान मन्त्री रैमज़े मेकडॉनल्ड (१९२९ से)-मई १९२९ 
में पालिमेंट की पाँच वर्ष की अवधि समाप्त होने पर नया चुनाव हुआ 
जिसमें कन्ज़रवेटिव-दल की श्रपेत्ञा मज़दूर-दल के अधिक सदस्य 
चुने गये। ऐसी स्थिति में ब्राल्डविन के त्याग-पत्र देना पड़ा 
और रैमज़े मैकडॉनल्ड (रिप्ला॥88ए 8८१07 0) की पुन 
प्रधान मन्त्री के पद पर नियुक्ति हुई है। आज-कल (१९३४) रैमल 


३४० इगलंड का इंतहास 


मैंकडॉनल्ड ही प्रधान मन्त्री हैं और नवम्बर १९३१ के चुनाव के बाद 
से उनके मान्त्रमंडल में मज़दूर-दल के अतिरिक्त लिबरल और कन्ज़र 
वेटिव दलवालों के भी सम्मि।लत हो जाने के कारण उनकी शॉक्‍्त 





हि 
7» +े 
५" ही है] 
+» “/ मैं 
) पर 
ि 
) 
कब बी. कि ० 
॥ 


रैमज़ मेकडॉनल्ट 


ओर भी बढ गई है| इन सब दलों के मिल जाने के कारण वतंमान 
सन्त्रिमंडल १९४७(०॥8) (४0ए७7॥९॥६ के नाम से प्रसिद्ध है और 
उसके सब नेता इंगलेड को आथिक दशा सुधारने के प्रयत्न में लगे 
ट्रए हैं । 


सम्राट जॉज पश्चम तथा यारपीय महायुद्ध ३४१ 


मुख्य-मुख्य तिथियाँ 


सन्‌ १९१०---जॉ्ज पश्चम का राज्यामिषेक | 


99 


१९१०-१३- एसक्किथ (&54४एां॥॥) का मन्त्रित्व | 


५ रै६१४-१८--येरपीय महायुद्ध ([१९ (/.998॥ िप्रा'0/९व्ञ 


932 


एफ) | 
१९१६-२२--लायड जॉज (]]070 (06०07४० ) का 
मन्त्रित्व 


,१९१९---वाशेल्स की मन्धि (2९४०९ ० ५७४७४७।।]९४) | 


१९२२-२३--बोनर लॉ ([30797 [,99) का मन्त्रित्व | 

१९२३--बाल्डविन (4]0 छाए) का पहला मन्त्रित्व | 

१९२४--रैमज़े मैक डानल्ड (789॥89ए (७00079]0) 
का पहला मन्त्रित्व | 

१९२५-२९--बाल्डविन (986 क्षांत) का दूसरा मन्नित्व | 

१९३५--लेकारनो ([,009/00) की सन्धि। 

१९२८--[९० ६९०2४ 790६ 

१९२६--रैमज़े मेकडॉनल्ड का दूसरा मन्त्रित्व | 

१९३१--वरतमान “जातीय मन्त्रि-मंडल? (१० ९०४०7) 
(00प७४॥6९70) | | 


श्ति 


7[)7 66060 0५ 49]69॥/प्राध्वा ७॥0॥9५४8 


[॥०95टी (घ९३धं०त8 


(मद्या०श्ण्णशांड॥ ०४००) 


]. 98800 068&7-ए (फज्ञां0 8 ४०००७ ०४०६) (870॥0)  #0फः 
$ ज8 दीक्षा ॥6 ज0प80 0 तिद्या0१6४ 0.76 (0 ॥प|6 0७" 
॥2970. 


2. (ए6 & ४70०४ 80007 0० शब्बी0ए008 जैांशफ्ए, 


क्षात 3060] ए00670706 ६0 गांड 07087 ?0॥07ए. 


3. 796व]80॥ एशाफ'ए 99 000व 8 90000 0 ००]0पा- 
88007 ४फए 00700(0680. वप्४7&॥९ ४08 ए्ल]0] 7९(6/-6706 ६0 ॥06 


807722)6 000छ900॥ फ६७7000 886 िाष्ट] 470 0 3॥70.08 . 


4. ए॥0 जछ७6 धा6 780009608 ?  'फ्च०७ (80. छ70- 
27088 0 060 उ8009076 ॥07०॥7679 ४ ४6 80 (०४(पराए 


00 8000050॥6 ॥00 #३६९४९४(प४ धा]078. 


5.  जा०ण़ 0647फए ४७ए गाल्था3 080 (0 89268 0 06 
£€70ए0॥] 0 (06 छत भंशा 00967 ॥ पर. 60008 77:60 0७५ 
४706 [0]0ए]72 09008--78, 763, 7838, 


6. एणाएश९ ध6 ?06ए7 0 06 7007 7066 5 (४० 
50ए0॥ शछबा8' एढा जश्ञांत्र शोक 00000 ४१्र०त्ताए०० 206 9 ४९ 
फ़बा 0 6 ए#फशाणा पि0ए00॥070 शाएे 68086 07 2768(- 


00988 88 ४४%" त]8(27'8. 


डे४२ 


सम्राट जॉर्ज पञ्चम तथा यारपीय महायुद्ध ३४३ 


7. ए्ञा०४ 00 (0 0४४6 0898 00 ६006 4॥7600व7 (00]0ग्रां०5 ? 


नि०एछ कि! श्8 60726 हा 7॥099007श0]8 807 (एं9 088 ? 


(76४६-76 'जांडछशः8 0 06 90000 छ676 00 ॥7088 
076&पा:68 ० (60726 70 874 80 ५06 7॥087907भ/0॥ए 6077 ४७० 
शिांप'8 00 000 )4%6 086 000मरां४8 00 (6 00०78९(पशा।/ ]088 
0 6 000 768 शाठ्परोत 096 शा0प्रात0सत 40 & ए४०/ए ।&/'2९ 
68050०७॥४ 99 6॥6 [द्रा2.) ह 

8, शत जब 000 00796 0! छिपरट्टीश्ापे ६0एशथ्ना'प98 #6 
फफशा0॥' रि०0एणपरवंणा ? घठछ कंत 06 फफछाला छे8एणपंता 
धरि९00 06 प्रिान्ठांडा 6णा6800 हरात (0एशंशा शीरक्षा'8 ? 

(रकई--परिह्ीगात ७ फिडछ हइपच्गाएशाीए360 ज्ञात) (७0 
छाए (6र0प00॥, 0 ए 88 0 060876 0]004ए 8 8 0[4'80- 
(७ प्रिक्टाशा एछपोी)॥0 ०एागंणा १0॥त00०ए फप्रापा00 82 ७॥8५ ॥(0. 

[06 कफक्गाए। ६ि0९०0प॥४00 क्राफ्ठ9९त [॥6 का0227088  0 
ि00तणा कए मिाए्रैद्राते क्राते चर 0ाशंशा बींधाए'ड ॥ फार0४०0 
ग्रिश्रीधाते ॥ 8 ]0709 धाधेते 8"090प078 जल") 

9. दाए06 8 एणंशॉ 8000पा ण॑ शाएरीदाप|ंड [४7४ 9 (6 
०५श0्त्रा0त्त 0 ग४ए90000, ाबा 00ण0॑ंदों क्वाण्क्रा70ाशा& 
जश076 77806 09 06 (७४0787688 0 ए१6/08 ५ 

0, शा 0680ए शधा6 पए0॥8906 ण॑ (6 उिन्नांशी 
9प8) 00068 ॥0 धी6 मिशाए।। 0ए70ए6070"४ 800 र७00- 
]6070 फए्था8. 

(प्रऋ-- 880शए 0ए 06. ग्रिशींशा रां०४00068 0 #७ 


3२१०, 0४6 00._700॥982०0, ब्यते 8 पफएब्ब्लिश्रुत्आ' 38४९१ ग्रिवश्टी रात 


३४४ ईंगलेंड का इतिहास 


40 0006] ]ं्रग0पर68 00 &60 0706 प्रपा०१त ॥6 908४॥0॥007 ॥7 


[67 8 0०परा" ) 


।. जशत्न॥06 8 0006 &000ए07 एण ४06 रिग्रांगशाोक्ष' श्वा', 
एब॥ 08०868 ॥60 60 हा6 शिपा8 ० िन्चू0060775 90॥0ए ॥7 


0)68 96077 रिशएशञांगश्पो9 ? 


- [माध्।--पिब006077 शिपछ पे. ॥6 670 एशशांतर४्परो॥ 
88 0058 $0 (७) 8 076-000008607 [0 एग्ञाः.006, छ॥0॥ [076- 
87060 प्रांत #0०ा 8शावाएणर धां$ 06508 07068 6/60; (0) (४७ 
पा0हतव शींत8 0 धा6 9कि्यांक।) गाता बशुधाओड। 6. गा- 
फ्पशंगा ०06 फिशाता ; (०) 006 एी[|ह7/ 2एछश१)] एव3"06 ० 
नि8 5िएचगांकात5 ; घाव (6) 6 ताीठ्पा॥868 0 00 प्रपांएन्वा0ा 
०णज़रा772 0 ॥6 ए९०प्रांक्षा' छीएशं0०बो 00ग्री2पा9007 ० 5])87॥,) 

]2. जरा १0 एप पघ्रावछ्शांब्00 छैए 0 “/]त्तए४४ंो 


ए०रणैपर0ा ?! ?0079्रा 0प्ॉ ंड 8009 शत ए2॥0 04! 6॥७०(४. 


(77४6--.॥९_ 96050एघंक्के. हि९एणंपंणा”! #7०प९४27७ ६० 
[07006 $560ए6/&) 8009 0700|0॥785, 6. 9., पाशा[0 एए९ा॥(, #१७०- 
६07ए रिश०ाा, 80ए220 060ए989670 0७0४ ७7 00प7', ९८, 
[0 280 ए704प066 98 000800प8॥688 607 ]00॥॥09) ॥92009 
(6 00777.) 

]3,. 0ए86 & 076स 8000फ07 ७० थ6 800 छ9/0270988 ॥70 
घाडोकाव 8 06 900 एशधप्राए. 

(७ #--हि060' 00 06 ाए0०-"ब॥रा( 300॑98] |&ज़ड 0 68 
90000, ०.७., 780६07पए [,8 ४983, 43000]60070 0० 5]8707"ए, (/४७॥0]0 


छगरबव008007, (७०७३ 0० ऐप्रांसंफ्ने 00एशफ्रातव07॥ ०६०.) 


सम्राट जॉज पञ्चम तथा येारपीय महायुद्ध इ्डप्‌ 


]4 मरद्ाीबा। 06४8७ए ज़रा व8 पाठ्य एप 8 50/- 
त०एणयांगर >गांग्रांठ7 ? 7 ज्ग्नह्न 706 09 एशे॥४०ा४8 छाप 


॥6 70009" 00प77ए ? 


5. ए॥ा॥0४ 30 एर0०प ६व0ए 80070 धाी6 एपशंणा ० $0प॥ 
4709 ? शैतव्वा। 200 ॥8 0077907670 फृक्ाए8 ब्रापे तर0र 70 


890 00776 ॥700 डिप॥9॥ 97098 ? 


(77#87--0906 00009 860प7606 7 ]85-0468)  धराग65- 
64 77 840--07726 766 5॥9668 ब्रा थ॥३ए४७) 0०709 
ततहेडलेत 867 06 860070 8067 शत्बा'--7'966786007 0० 09 
80प0 87४0व॥ (70)0068 70 4909.) 


6. (७ए७ 7 ४000प76 07 6 6डछब्च7४07 ०ए॑ (06 उन्नत 
प्रामएए० ॥ 6 49॥0 एशाप्ए 200 (४806 06 0070097रश५४ 


० जिनधंश) 000्रांश्ो 20॥0ए १प्रतंणट्र ऐ 8 0९700. 


(प्र्र--9ए ७5760ंथोी. बशाता 0 [6 ह70जक्ञा) ० 
4 पडाण्स2 9 800 4700४ द्वा)30 ५0 46 89770580070 0| ॥6 


ए७7009 0"0५370698 ॥ 7708 


पए्‌० फएड४0 80880 70 000 76ए (ए०0०रांब्ो '?0॥0ए  ए9 66 
डएथा० 0६ 950-00रशप्रपरए7/ (0 060 [-00769. ९५४ 0थ6 


6 0६ब6798007 0 00]0ग्रां88 879९१ ज॑०96 ॥02९०४॥67.) 


7.. शाद्वां श्तछ/6 06 900 #ो)प868 | (6 रिक्रापीन्वागञ0प्राध्रा'ए 
9ए88छ0॥ 86 6 00श्राग्यागए2 046 4907 0०7एप:ए ? 77806 06 


पह्च008 8098208 | (6 गां४07ए ०07 एिब्रापाशा0शात्र"'ए रिए०0ा7. 


(म्र#४--ि००४७7 5098 00 48382, 4807, 800 884, 8एपे 
06 3008 ०| 9]8 &00 928.) 


३४६ ईंगदोंड का इतिदास 


48. जात्रा 00 ४र०ए. पावेशषाॉ्राते 99 “06४४6 
0७0ए७फ्रगशा। 27. छाए6.. व 80007 0 ऐ€ ए7००फणा ० 


अ॥(40770: 007७९? ए गि2[७7१, 


9. 0680706 006. एक्क४0प8 88208 एणा"06पट्ठ) शतांएाी & 
आा। छब४३०8 99006. 0600राए था 30. ४४॥9४॥ ०6]400705 
8प0890 060छ9667 ॥8 090 लि0प868 0 एिड्लान्राा0ा। 88 ॥09- 
१606 ७9७ ४06 ?74॥7[47767॥ ै/0॥ ० 90]] ? 


20, फन06 6 6एशशआड &6क्षवा7ए ६0 6 उैपषंडा [ांणा, 
छ्ात._ए १ ४6 एकआणा ए्0 970४6 40 096 क | 50पा0॥ 0[ 


(6 [छा 2709।छशा ? 


2]., ॥फ06 (४06 फब्लाप0प्8 88268 0] 60 लछा०0 ६०७ 
70ए७॥76070  फछोब्ातवे, (0णए़ ॥898 ॥6 पड) ?70)0॥ 0007 
856660 7 ए 406 4764079 ० 4922 ? 


22. (छए08 8 ४90५७ 8000प7. 07 6 उि्यंशडीा 007760007 
छत) 2990 शैकए व ध/88/0 उिशाधां) 390 ॥000ए 770870980 
7 006 72ए[0ंथ॥। रक्चें।'8 ? 


23,  06307796 086 [0०760] 0४४०6७ 0 97 ९०0॥)]000 ०९००]. 
जए)ज ॥ब्8 ॥6 960 000 ४86 ॥080 0४४ 7 ४॥0 
(007867ए॥४ए०9 200 06 7087 (007867ए407ए6 07 006 ॥0607ब8 7? 


24, +[074 रिगावरशर्श0णा ए्8 8 (एणाइ0/पब्रांप0छ # 
90776 थाव & +8070प0॥007्रांउ४ बर7044.7' पिडएक्रांघ 9 ४६४७8 - 
प्राष्पा छत हए४० था 8&000प070 ० ?7४॥7078007*5 9870 70 00 
72880077 (७००७४४००. 


सम्राट जॉर्ज पम्चम तथा योरपीय मह्दयुद्ध . ३४७ 


25. छधींए8 बा 80600प्रा। ० 06 0ाब्रा'४0090" बाते (8098० 
7१9878]॥9 0 ॥)8790, 


26. (४6 & 069थ00प॑ 0४धराग80० 0 0]80960070'9 पंथ 
९०65. घ्र०छ 90 40 ०068 ६89 एश्वापर 5ए800॥ 47 9६854 ? 


(प्/--७5]803007678 [व धिएा6 रिपोी6 छत ७०0६80०)- 
60 ॥76 9076&<-०७ 07 0॥6 [॥0678) 87५.) 


27... गिडफफ़ाब्ां। प्रा6 007 उठ शिह्र//0ए0। ऐप९४॥४0४-/* 
74४ पा 06 पाशा। हरा68 0० छठिघलं080 ?0॥0ए 9 606 ०४० 
ह488॥ बाते एए॑ंगरा; 0प (॥86 रए०४क्रा060 ० 6 फछब्चांए8 
?ण४ (856) 270 36४777 (878). 


28. जरा धब$ छागह जितक्तबाश्त एए? छ७एणा ००० 
“ए0ज्क्नात 060 ?0400७गात्वा:०४ ?? 

29. ए 788 6 ए0णए0१ 07 ॥87 00 494 9४०७७ 
१68070000 &3 0०86 ० “&या९१ 26806 ?” (ार० 70 0४४॥7७ 
8प्ा'एछ्ष्7 0 6 ्ात्गब्रांग़ना शॉपका0णा वंपडई॥ 00009 पी 


०प0०8४४:८ 07 (06 ("080 प7098920 फेर, नन् 


30, (७४7९ पिए 8680006 ४6 रएिणाएठदनो ब्राफ्क्राट्ुणआाछाएड 
7806 86 06 76807 ० पए०७७ं॥०; (99). .ध"हर&6 ज्ञ07० 
(6 एपांवा? 00॥0704 | एतंं3 ५0८60एं७)। 760078 70007 ? 

(एक ॉ--रट कांश हृप्रांगंणर एणाएंए6 | सां8ड शफ- 
0पंद्री 7800780070007 ज़48 486 0 #82०6-000607ग्रांध॥४००./) 

3],. जशराक्रा ज्ञा# कां०० शत 6 [02206 ० 
३४४0०087 68080॥9604 ? एॉ४७ 2 8000076 0 ॥098 0077087- 


007 800 (पा00079 80 ()6 09798076 ४6, 


३४८: इंगलेंड का इतिहास 


32. एत॑क्‍७ औ0+ ४0008 07 :-- 

86एशापरंबो 390 $30प्ग्7च. 8९8 80790, ४९४४०वॉां४(8, 
छ090789 ए़0॥060, ७७०ए९०९ ए9भा2007, [..070 [४००४५॥., 39॥१:6, 
ए०7्रश॥०्ात्रो| 978007, 6 मिपाव760 4)2879६४ .. /कैणां॥फ 0 
8]8767"9, 070 0800, >प४6 ० अछशाएए"००, 280700 
ग्रिवद्राएछफ्‌॒धांता 30, ० ?2098986, '20470808. 700 
एशपडडांब० ४४०, [070 ७९०7४०, 97 480४ (गात्रात0", 
3687708068, 4790 ४५66 50806, 


7[)7 66460 0५ 49]69॥/प्राद्वा ७॥|0॥9५४8 


